विषय-सूची । 
निवेदन | पृष्ठ १ 


प्रलबेरूनी--प्रन्थकार का संज्षिप्त जीवन-वृत्तान्त!:-- 
उसके सम्बन्ध में कुछ नई जानकारी जो पहल्ले भाग में नहीं दी 
गई थी--उसकी लिखी हुई पुस्तकों की लम्बी सूची--उसकी उन 
पुस्तकों के नाम जिनके हस्तलेख संसार के भिन्न-भिन्न पुस्तकालयों में 
सुरक्षित हैं--प्रष्ठ १ से २६ तक । 
बारहवाँ परिच्छेद । 
वेद, पुराण, और उनका अन्य अकार का जातीय साहित्य 1 : 
वेद के विषय में विविध टिप्पणियाँ---वेदे क गुरु से सुन कर शिष्य 
कण्ठस्थ करता है--वसुक ने वेदों को लिपिबद्ध किया--व्यास के चार 
शिष्य और चार वेद--ऋग्वेद--यजुर्वेद-याज्ञवर्क्य की कथा-- 
सामवेद और अथर्ववेद-पुराणों की सूची--स्म्रृतियों की सूची 
महाभारत २४-४१ । 
तेरहवाँ परिच्छेद । 
उनका व्याकरण तथा छन्द-सम्बन्धी साहित्य । 
व्याकरण की पुस्तकां की सूची --राजा आनन्दपाल और उसका 
गुरु: उप्रभूति-व्याकरण की उत्पत्ति के विषय में कथा--पद्यात्मक 
रचनाओं के लिए हिन्दुओं का पूर्वानुराग--छन्द पर पुस्तकें--लघु 
आर गुरु नामक परिभाषाओं का अर्थमात्रा का लक्षए--लघु और 


८० EY सि नी पय In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 
PE? , बा 


२ अल्बेरुनी का भारत | 


गुरु के नाम-इकहरे चरण--चरण की व्यवस्था पर हरिभट्ट के. 
प्रमाण--पाद--अरबों और हिन्दुओं का श्लोक का अड्डन--वबृत्त ' 
पद्य--श्लोक का सिद्धान्त--त्रह्मगुप्र का प्रमाण ४२--६३। 
चोदहवाँ परिच्छेद । 

फलित ज्योतिष तथा नचत्र-विद्या आदि दूसरी विद्याओं पर 
हिन्दुओं का साहित्य । 

विद्या की उन्नति के प्रतिकूल समय--सिद्धान्त--त्रह्मसिद्भान्त के 
विषय--तन्त्रों और ऋरशों का साहित्य--फलितं ज्योतिष की पुस्तकें... 
जिन्हें संद्िता कहते हैँ-+जातऊ अर्थात्‌ जन्मपत्रिका्रों की पुस्तकें-- 
वैद्यक अन्थ--पः्चतन्त्र--६ ४-७३ | 


पन्द्रहवाँ परिच्छेद । 

हिन्दुओं पर परिमाण-विद्या पर टीका, जिससे तात्पर्य यह है कि 
इस पुस्तक में वर्णित सब प्रकार के मानों को समने में सुविधा हो 
जाय । हः 

हिन्दुओं की  तैल-प्रणाली--तैल के बारें पर वराहमिहिर की 
सस्मति--चरक नामक पुस्तक के अनुसार तौल के बाट--वज़न के 
बाटो पर विविध लेखकों की सम्मति--हिन्दुओं का तराजू--शुः्क- 
मान--दृरियों के मान--येजन, मील और फुसेख का परस्पर संबंध-- 
परिधि और व्यास में सम्बन्ध--७४--८६ | 


सालहवाँ परिच्छेद । 
हिन्दुओं की लिपियों पर, उनके गणितःतथा तत्सम्बन्धी विषयों पर; 
र उनके कई एक विचित्र रीति-रिवाजों पर टीका-टिप्पणियाँ | 
विविध प्रकार की लिखने की सामग्री--हिन्दू-लिपि-=हिन्दुओं के 
स्थानीय अक्षर--प्रेम््‌ शब्द--उनके संख्यावाचक. चिह्वो--गिनती के 


sd By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विषय-सूची । ३ 


अठारह दर्ज--इन अठारह दर्जो में पैदा होनेवाले व्यतिक्रम--संख्या- 
वाचक अङ्ग--हिन्दुओ के विचित्र रीति-रिवाज--मारतीय शतरञ्ज-- 
हिन्दू चरित्र की सहज प्रतीपता--मूतिपूजक अरबियो के 
रीति-रिवाज--८७--१०४ | 
सत्रहवाँ परिच्छेद । 
लोगों की अविद्या से उत्पन्न हेनेवाले हिन्दू-शाख्ों पर । 
हिन्दू जन-साधारण में रस-विद्या--रसायन-शाख--रसायच को 
एक पुस्तक का रचयिता, नागाजुन--महाराज विक्रमादित्य के समय 
में ब्याडि नामक रसश्ञञधार के राज-सवन के द्वार में चाँदी के 
टुकड़े की कहानी--राजा वल्लभ और रङ्ग नामक एक फलविक्रेता की 
कथा--एक ईरानी ऐतिहा--गरुड़ पच्ची--साँप के काटे पर मन्त्रः 
जन्त्र का असर--शिकार के अभ्यास--१ ६ ०-१२१ | 
खठारहवाँ परिच्छेद । 
उनके देश , उनके नदी-नालों, और उनके महासागर पर--और 
उनके भिन्न-भिन्न प्रान्तों तथा उनके देश की सीमाओं के बीच की 
दूरियों पर विविध टिप्पणियाँ । 
बासयोग्य जगत्‌ और सागर--एशिया और येरुप की शैलः 
प्रणाल्ली--भारत, एक नूतन पुलिनमय रचना--मध्यदेश,कन्नौज, माहूर 
गैर थानेश्वर के विषय में प्रथम कल्पना--दूरियाँ मालूम करने की 
हिन्दू-विधि--कन्नौज से प्रयाग के बृ तक और पूर्वीय तीर तक- वारी 
से गङ्गा के मुहाने तक--कन्नौज से नीपाल में से होते हुए भोटेश्वर तक-- 
कन्नौज से वनवास तक--कन्नौज से बज्ञान--माहर से धार तक-- 
बज्ञान से मन्द्गिरि--धार से तान तक--भारत के विविध जन्तु 
बज़ाना से सोमनाथ तक-~-्नहिलवाड़ा से लोइराती तक--कन्नौज से 


00-0. In Pubic 007797.0 0020 89 अंतंकबा'बच्डकषाुव्णााब्कार5 In Publi 


Biss ्लाललानज्ठमाहुठग क्विति 7 yaan Kosha र 


२, 


< 


श भलबेरूनी का भारत । 


काश्मीर--कन्नौज! से ग़ज़नी--काश्मीर का वृत्तान्त--सिन्धु नदी की 
ऊपरी घारा और भारत के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी सीमान्त- 
प्रदेश--भारत के पश्चिमीय और दक्षिणीय सीमान्त प्रदेश--भारतीय 
अर चोनी समुद्रों के द्रीप-भारत में जल-वृष्टि-१२२--१४२ 


७, 22 
उन्नीसवाँ परिच्छेद । 
अहो, राशिचक्र की राशियों, चन्द्रस्थानां और तत्सम्बन्धी 
चीज़ों के नामे पर । 
सप्ताह के दिनों के नाम--दिनों के स्वामी--वक्रहोरा ध्रौर 
विषुवीय होरा ( सायन )--प्रहों का क्रम और उनका निशान--बारह 
सूये--चन्द्रमा के नाम--महीने! के नाम--नचत्रों के नामों में से 
निकाले हुए मासों के नाम--राशियों के नाम--१४३--१५२। 
(७१ < परिच __ 
बीसवाँ परिच्छेद । 
ब्रह्माण्ड पर । 
त्रा का अण्डा और उसका जल से बाहर निकलना--यूनानी 
तुल्यता; अस्छीपियस--सृष्टि का आदितत्त्व जल है--त्रह्मा के अण्डे का 
टूट कर दा ग्राधे बन जाना--अफलातेँ ( प्लेटो ) के टिम्यूस नामक 
अन्थ क प्रमाण-- ब्रह्मगुप्त के प्रमाण--पैलिश सिद्धान्त से अवतरण---- 
न्रह्वागुप्र, वसिष्ठ, बलभद्र और ग्रार्यभट्ट के अवतरण ~ भिन्न-भिन्न 
सिद्धान्तों का गुण-देष-विवेचन--नवम मण्डल का प्रश्न--अरस्तू , 
टोलमी, वैयाकरण जोइनीज्ञ-१५३--१६१ । 
ड [a ७, 1-९. 0007 
इक्कोसवाँ परिच्छेद । 
हिन्दुओं के धार्मिक विचारानुसार भ्राकाश और पृथ्वी का 
वर्णन, जिसका आधार उनका पौराणिक साहित्य है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विषय-सूची । प्‌ 


सात पृथ्वियां पर-- 
पृथ्चियों के अनुक्रम में भेद जिसका कारण, भाषा की विपुलता 
है--आदित्य-पुराण के अनुसार प्रथ्वियाँ-वायु-पुराण के अनुसार 
सात प्रथ्वियों पर रहनेवाले आध्यात्मिक प्राणी-सात आकाशों पर 
वैयाकरण जोहनीज्ञ; प्लेटो, और अरिस्टाटल के प्रमाण-पतञ्जलि के 
टीकाकार की आलोचना--द्रीपों और समुद्रों की पद्धति-- वायु-पुराण 
और पतञ्जलि के टीकाकार के अनुसार द्वीपो और समुद्रो का 
परिमाण--पतजलि के टीकाकार के प्रमाण १६२--१७५। | 
© ७, ००७ 
बाइसवाँ परिच्छेद । 
ध्रुव-प्रदेश के विषय में ऐतिद्य । 
दक्षिण ध्रुव की उत्पत्ति और सोमदत्त की कथा--शूल तारे पर 
श्रीपाल क्री राय- ज्वर-तारे पर अलजैहानी की राय--शिशुमार पर 
ब्रह्मगुप्त की राय--ध्रुव की कथा--वायु-पुराण और विष्णु-धर्स के 
प्रमाए---१७६--१८० । 
तेईसवाँ परिच्छेद । 
पुराण-कर्त्ताओं और दूसरे लोगों के विश्वासानुसार मेरु पर्वत का 
वर्णन । 
पृथ्वी और मेरु पर्वत पर ब्रह्मगुप्त की राय--उसी विषय पर बल- 
भद्र की राय-वलभद्र की आलोचना--आरय्यभट्ट के बयानों की 
पड़ताल--मेरु पर्वत ओर पृथ्वी के अन्य पर्वतो पर मत्स्य-पुराण का 
कथन--विष्णु, वायु, और आदित्य-पुराण के अवतरण--इखी विषय 
पर पतःज्ञलि का टीकाका र--से गादियाना के जठुंश्तियों का ऐतिहा-- 
१८१--१८४। ct 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६ अल्लबेरुनी का भारत । 


चोबीसवाँ परिच्छेद । 
सात द्वीपं में से प्रत्येक के विषय में पौराणिक ऐतिह्य । 
मत्स्य और विष्णु-पुराण के अनुसार द्रीपों का वर्णन --जम्बू- 
द्वीोप--वायु-पुराण के अनुसार मध्यदेश के भ्रधिवासी--शाक 
द्वीप--कहू ओर विनता की कथा--गरुइ का अपनी माता को असरत 
द्वारा मुक्त करना- कुश द्वोप--क्रौ्व द्रीप-शास्मल द्वीप--- 
गोमेद द्वीप--पुष्कर ट्रीप--१४०---१७। 
पच्चीसवाँ परिच्छेद । 
भारत को नदियों, उनके उद्गम स्थानों और मार्गों पर । 
वायु-पुराण के प्रमाण--हिमालय और इसके पुर्व और पश्चिम में 
बिस्तार से निकलनेबाली योरोप और एशिया की नदियाँ--भारत की 
नदियाँ--सिन्घु नदी- इरानी ऐतिह्य--पड्जाव की नदियाँ-भारत की 
विविध नदियाँ--मत्स्य-पुराण के प्रमाण--विष्णु-पुराण-१<८-२ ०६ । 
छब्चीसवाँ परिच्छेद । 
हिन्दू ज्योतिषियों के मतानुसार आकाश और पृथ्वी के 
आकार पर । | 
.कऊरान, सारी खोज का एक निश्चित और स्पष्ट आधार है--इस- 
' लाम का खण्डन दम्भी लोगों द्वारा--द्वेतवादियां द्वारा--हिन्दुओं का 
अपने ज्योतिषियों के प्रति पूजाभाव--ज्यातिषी लोग लौकिक कल्पनां 
को श्रपने सिद्धान्तों में सम्मिलित कर देते हैं -पथ्वी की गोलाई, मेरु,और 
वडवासुख की व्यापक विवेचना--पुलिश के सिद्धान्त का अवतरण-- 
, वरहमयुत के अक्मसिद्धान्त का प्रमाण--विविध ज्योतिषियो के प्रमाण-- 
पृथ्वी की गोलाई, उत्तरी भ्रौर दक्षिणी आधों के बीच गुरुता के तुला 
रहने और गुरुत्वाकर्षण पर विचार--वायु और मत्स्य-पुराण के प्रमाण- 


CC-0. In Public Dorfhain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ति 


विषय-सूची । ७ 
मत्स्य-पुराण के एकवचन पर अ्रन्थकर्त्ता की टीका--गुरुत्वाक्षण के 
नियम पर ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर--वल्लभद्र के अत्रतरण र ग्रन्थ- 
कार की उन पर आल्लोचना--प्रथ्वी पर मानवद्ृष्टि के विस्तार पर गणना- 
पुलिश के अनुसार प्रथ्वी का मेरु-दण्ड--त्रह्मगुप्त और ग्रन्थकार की 
इस विषय में राय कि पृथ्वी चलती है या खड़ों है--२०७--२२६। 

(CL URS ७५ 
सत्ताइसवी परिच्छेद । 
पृथ्वी की प्रथम दा गतियों ( एक तो प्राचीन ज्योतिषियां के 
मतानुसार पूर्व से पश्चिम को और दूसरी विषुवों का अयन-चलन ) 
पर हिन्दू ज्योतिषियों तथा पुराशकारों दोनों के मतानुसार | 
इस विषय में पुलिश का प्रमाण--त्रह्मगुप्त और बलभद्र के अव- 
तरण--ग्रन्थकार की आलेचनायें--वायु एश्वी-मण्डल के सञ्चालक के 
तार पर--दे ध्रुवों का मण्डल का रखना--समय का सापेक्ष खरूप-- 
याम्योत्तर वृत्त साठ घटिकाओं में विभक्त है--स्थिर तारे--आकाश की 
गति की दिशा जैसी कि वह प्रथ्वी के भिन्न-भिन्न विन्दुग्रों से दिखाई 
देती है--मत्स्यपुराण का अवतरण--मत्स्यपुराण की कल्पना पर ग्रन्थ- 
कार की समालेचना--वायु-पुराण का अवतरण--विष्णु-धम्से का 
अवतरण--२९७--९४० । 
| अटद्ठाइंसवी परिच्छेद । 
दश दिशाओं के लक्षणों पर--२४१--२४६ । 
उन्तीसवौ परिच्छेद । 
'हिन्दुओं के मतानुसार पृथ्वी कहाँ तक बसी हुई है । 
वासयोग्य जगत्‌ पर ऋषि भुवनकोश की राय--वायु-पुराण का 
` “आअवतरण--कूर्म-चक्र का आकार--वराहमिहिर के अनुसार भारतवष 
-की बाँट--भेगेलिक नामों के परिवर्तन--रोमक, यमकोटिश्रौर सिद्ध- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६ अलबेरूनी का भारत | 


चोवीसवाँ परिच्छेद । 
सात द्वोपों में से प्रत्येक के विषय में पौराणिक ऐतिह्य । 
मत्स्य और विष्णु-पुराण के अनुसार द्वीपों का वर्णन --जम्बू- 
. द्वीप--वायु-पुराण के अनुसार मध्यदेश के भ्रधिवासी--शाक 
द्वीप--कह्ू ओर विनता की कथा--गरुड़ का अपनी माता को अमृत 
द्वारा मुक्त करना- कुश द्वोप--क्रोत्च द्वीप--शाल्मल्न द्वीप--- 
गोमेद द्वीप--पुष्कर ट्रीप-१४०---१७। 
पच्चीसवाँ परिच्छेद । 
भारत की नदियों, उनके उद्गम-स्थानों और मार्गों पर । 
वायु-पुराण के प्रमाण--हिमालय और इसके पूर्व और पश्चिम में 
विस्तार से निकलनेवाली योरोप और एशिया की नदियाँ--भारत की 
नंदियाँ--सिन्धु नढी-ईरानी ऐतिहा--प८्जांब की नदियाँ-भारत की 
विविध नदियाँ--मत्स्य-पुराण के प्रमाश--विष्णु-पुराण- १४८-२०६ । 
छब्बीसवाँ परिच्छेद । 
हिन्दू ज्योतिषियों के मतानुसार आ्राकाश और पृथ्वी के 
आकार पर | 
.ऊरान, सारी खोज का एक निश्चित और स्पष्ट आधार है--इस- 
' लाम का खण्डन दम्भी लोगों द्वरारा--द्रेतवादियां द्वारा--हिन्दुओं का 
अपने ज्योतिषियो के प्रति पूजाभाव--च्योतिषी लोग लौकिक कल्पनां 
को श्रपने सिद्धान्तं में सम्मिलित कर देते है -परथ्वी की गोलाई, मेरु,और 
वडवामुख को व्यापक विवेचना--पुलिश के सिद्धान्त का श्रवतरण-- 
, जह्मागुप्त के ब्रद्मसिद्धान्त का प्रमाण--विविध ब्योतिषियो के प्रमाण-- 
पृथ्वी की गोलाई, उत्तरी भ्रौर दक्षिणी आघो के बीच गुरुता के तुला 
रहने और गुरुत्वाकर्षण पर विचार--वायु और मत्स्य-पुराण के प्रमाण- 


७ 0-0. In Public Dorfhain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परै 


विषय-सूची । ७ 


NA %. पे 
सत्स्य-पुराण के एकवचन पर प्रन्थकर्ता की टीका--शुरुत्वाकषण के 


नियम पर ब्रह्मगुप्त आर वराहमिहिर--वल्लभद्र के अत्रतरण और ग्रन्थ- 
कार की उन पर आलोचना--प्थ्वी पर मानवदृष्टि के विस्तार पर गणना- 
पुलिश के अनुसार प्रथ्वी का मेरु-दण्ड--त्रह्मगुप्त और अन्धकार की 


EN 


इस विषय में राय कि पृथ्वी चलती है या खड़ी है--२०७--२२६ । 


सत्ताईसवै परिच्छेद । 

पृथ्वी की प्रथम दो गतियो ( एक तो प्राचीन ज्यातिषियों के 
मतानुसार पूर्व से पश्चिम को और दूसरी विषुवों का अयन-चलन ) 
पर हिन्दू ज्योतिषियों तथा पुराणकारों दोनों के मतानुसार । 

इस विषय में पुलिश का प्रमाण--त्रह्मगुप्त और बलभद्र के अव- 
तरण --प्रन्थकार.की आलेचनायें--वायु एथ्वी-मण्डल्न के सञ्चालक के 
तार पर--दे ध्रवं का मण्डल का रखना--समय का सापेक्ष खरूप-- 
याम्योत्तर वृत्त साठ घटिकाओं में विभक्त है--खिर तारे--श्राकाश की 
गति की दिशा जैसी कि वह प्रथ्वी के भिन्न-भिन्न बिन्ढुम्रों से दिखाई 
देती है--मत्स्यपुराण का अवतरण--मत्स्यपुराण की कल्पना पर प्रन्थ- 
कार की समालेोचना--वायु-पुराण का अवतरण--विष्णु-धम्मे का 


अआअवतरण--२२७--९४० । 


अटद्ठाइंसवी परिच्छेद । 
दश दिशाओं के लक्षणों पर २४१-२४६ । 

उन्तीसवै परिच्छेद । 
हिन्दुओं के मतानुसार पृथ्वी कहाँ तक बसी हुई है । 
वासयोग्य जगत्‌ पर ऋषि भुवनकोश की राय--वायु-पुराण का 


` -अवतरण--कूर्म-चक्र का आकार--वराहमिहिर के अनुसार भारतवर्ष 


“की बाँट--भैगेलिक नामों के परिवर्तन--रोमक, यमकोटिभ्रौर सिद्ध- 


SS | In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


EF] 


द अलबेरूनी का भारत । 


EN ० पु 
पुरु--उज्जन का याम्योत्तर वृत्त जेकि पहला याम्योत्तर वृत्त है--दूसरे 
पहले याम्योत्तर बृत्त जिनका पश्चिमी ज्योतिषियों ने उपयोग किया 
है--२४७--२५७ | 


तीसवा परिच्छेद । 

लङ्का अर्थात्‌ पृथ्वी के गुम्बज्ञ ( शिखर तारण ) पर । 

पृथ्वी के गुम्वज्ञ की परिभाषा के अ्थ-लङ्का द्वीप--पहला 
याम्यात्तर वृत्त--उज्जेन की स्थिति-लङ्का और लङ्गवालूस के विषय 
में ्रन्थकार की अनुमिति--शीतला का कारण एक विशेष वायु-- 
२६०-२६४ । 

इकतीसवी परिच्छेद । 

विविध स्थानों के उस प्रभेद पर जिसे हम रेखांश-मेद कहते हैं । 

रेखांशा मालूम करने की दिन्दू-विधि--पृथ्वी की परिधि--खण्ड- 
खादक और करणतिलक के अवतरण व्यस्तत्रैराशिक--समी- 
करण--धलफज़ारी के अनुसार देशान्तर की गणना--अ्न्धकर्त्ता इस 
“2 i ससाना करता है- देशान्तर की एक और गणना-- 
त क यास्यात्तर वृत्त पर झुसुमपुर के आर्यभट्ट की आलोचना-- 
उज्जन का अच्न--२६५--२७३ | 

वत्तीसव परिच्छेद । 

सामान्यतः काल और संस्थिति ( सुहत )-सम्बन्धी कल्पना पर 
और संसार की उत्पत्ति तथा विनाश पर | 

समय की कल्पना पर अलराज़ी और अन्य तखवेत्ताओं कामत-- 
काल पर हिन्दू दार्शनिकों के मत--त्रह्मा का दिन जोकि सृष्टि की 
शत है, बह्म की रात जे कि सृष्टि के भात्र की अवधि है--मन्थकार 
की शुण-दोष-विवेचक टिप्पणी--्रह्मा का जागना और सोना-ब्रह्मा 


cc-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विषय-सूची । र 
की निद्रा पर अशिष्ट और वैज्ञानिक कल्पनायें--जगत्‌ के अन्त के 
विषय में कल्पनायें--श्रवूमअशर भारतीय कह्पनाश्रों का प्रयोग करता 
है--अलेरान शहरी से बौद्ध कल्पनायें-२७४-२८३ । 

तेंतीसवाँ परिच्छेद । 
भिन्न-भिन्न प्रकार के दिन या अहोरात्र के मान की कल्पनाश्रों 
पर, और विशेषतः दिन तथा रात के प्रकारों पर । 
दिन और रात का लक्षण--मनुष्याहोरात्र-पितरों का दिन--देवों 
का दिन--त्रह्मा का दिन--पुरुष का दिन--पराध करप-२८४-२४२। 
चोंतीसवाँ परिच्छेद । 
समय के छोटे-छोटे भागों में अहोरात्र के विभाग पर । 
घटी-चषक--प्राण-विनाडी-क्षण--निमेष, लव; त्रुटि-- 
काठा, कला-प्रहर-मुहुत्त-भुहुत्त की लम्बाई अस्थिर है या स्थिः 
शिशुपाल की कथा-पुलिश का देष-प्रर्यापन--मुहत्तों के अधि- 
छाता हिन्दू फलित ज्योतिष के घण्टे-चौवीस होरा के नाम-कुलिक 
सर्प के प्रभाव के नीचे कौनसा समय होता है--२४३--२०७ | 
Nn ७, ०० 
पतीसवाँ परिच्छेद । 
भिन्न-भिन्न प्रकार के मासों और वर्षो पर | 
चान्द्र मास को लचण--चन्द्रिका के प्रभाव--सार मास-चान्द्र 
गणना- चान्द्र मास का आरम्भ -मास की दो पत्तों में गिनती-- 
विविध प्रकार के मास--विविध प्रकार के वष --पुरुष का दिन 
` सप्तषि और धुव के वर्षों के विषय में ऐतिहा--३०८--३१६ । 


५. परिच्छेद । 


काल के चार परिमाण जिन्हें मान कहते हैं । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


NT SUM अ 


१० अलबेरूनी का भारत । 


चार भिन्न भिन्न प्रकार के वर्षों और दिनों का नाप--सैर मान --- 
चान्द्र मान और सावन मान से क्या काम लिया जाताहै--३१७--३२०। 


सैतीसवी परिच्छेद । 
मास और वर्ष के विभागों पर । 
उत्तरायण अर दक्षिणायन-उत्तरकूल और दच्तकूल-ऋतुये- 
मासों के इकहरे ग्राधों के अधिपति--३२ १--२२४। 
अड्तीसवी परिच्छेद । 
. दिलों के बने हुए काल के विविध मानों पर, इनमें ब्रह्मा की आयु 
भी है-काल के इकहरे-मानों का संक्षेप । ३२५-३२६ | 
उनतालीसबौ परिच्छेद । 
काल के उन परिमाणों पर जो व्रह्मा को आयु से बड़े हैं । 
समय के सबसे बड़े परिमाशों के विषय में पद्धति का अभाव-- 
करपों द्वारा निश्चित काल. के सबसे बड़े मान--उन्हीं का त्रुटियों 
द्वारा निर्णय ३२७-३३० | 
चालीस परिच्छेद । 
काल को दो भ्वधियों के मध्यवर्त्ती अन्तर-सन्धि पर जो उन दोनों 
में जाड़नेवाली श्रङ्खला है । 
दा सन्धियों की व्याख्या--राजा हिरण्यकशिपु और. उसके पुत्र 
प्रह्वाद की कथा--सन्धि का फलित ज्योतिष में उपयोग-वराहमिहिर 
का अवतरण--वर्षार की सन्धि और अयन-चलन के साथ उसकी 
संहति--भ्रन्य प्रकार की सन्धियाँ--३३१-३३५ । 
इकतालीसवी परिच्छेद । 


“किल्प» तथा ““चतु्युग” की परिभाषाओं के लक्षण और एक का 
दूसरी के द्वारा स्पष्टीकरण । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Tas” "MC MMM IEE. ° SOP SS NN 


$e. 


विषय-सूची । ११ 

चतुयुंग और कल्प का मान--मन्वन्तर और कल्प का आपस में 

सम्बन्ध--कह्प के आरम्भ के नियम--छोटे आर्य्यमट, पुलिश, और 
बड़े आय्येभट की कर्पनाये--३३६--३४०। 


वयालीसवाँ परिच्छेद । 


चतुयुग की युगों में बाँट, ओर युगों के विषय में भिन्न-भिन्न 
सम्मतियाँ । 

विष्णु-धर्म और ब्रह्मगुप्त के अनुसार चतुयुँग के अकेले-अकेले 
भाग--इक हरे युगों की संस्थिति--त्रह्मगुप्त द्वारा दिये हुए आय्यभट 
तथा पुलिश के अवतरण--पौलिस का नियम--इस की समालोचना 
पुलिश गिनता है कि वर्तमान करप के पहले ब्रह्मा की कितनी आयु 
बीत चुकी है-इस गणना की समालोचना--आर्य्यभट पर ब्रह्मगुप्र की 
कठोर आलेचना--सैर वर्ष की भिन्न-भिन्न लम्बाइयाँ-३४२--३४७। 


तेंतालीसवी परि च्छेद । 


चार युगों का और चौथे युग की समाप्ति र जिन वातों के होने 
की आशा है उन सबका वर्णन । 


प्राकृतिक जल-प्रलय--द्विप्पोक्रटीज्ञ की वंशावली--चार कालों 
या युगो के विषय में हिन्दुओं के मत--कलियुग का वणेन--मानी 
का कथन--विष्णुधर्म के अनुसार कृतयुग का वणन-चरक नाम की 
पुस्तक के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्तिअराटस का अवतरण-- 
अराटस पर एक 'घम्मेपण्डित की राय-प्लेटो के नियमों से 
अवतरण ३४८ ३५७ । | s 


क! (20111. 09020 By Siddhanta eGangotri G In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri 


>> ne NNN 


१२ अलबेरूनी का भारत । 


चवालीसवी परिच्छेद । 
मन्वन्तरों पर । 
अकेले-अकेले मन्वन्तर, उनके इन्द्र भार इन्द्र की सन्तान. 
मन्वन्तरों के विषय में विष्णु-पुराण का ऐतिहा--३५८--३ ६०। 
पैतालीसबौ परिच्छेद । 
सप्तषि नामक तारामण्डल पर । 


वसिष्ठ को भार्यो अरुन्धती के विषय में ऐतिह्य--वराहमिहिर का 
अवतरण--गग को समालोचना--एक काशमीरी पश्चाड़ से टीका-- 
सप्ताषे को स्थिति क विषय में भिन्न-भिन्न बयानों की पड़ताल -- प्रत्येक 
समय में सप्तषि की स्थिति मालूम करने के लिए करणसार का 
नियम- ज्योतिष के साथ मिश्रित धर्म्म-सम्बन्धी विचार--भिन्न-भिन्न 
न्वन्तरों में सप्तधि--३६१--३६७। 


छयालीसवाँ परिच्छेद । 


नारायण, भिन्न-भिन्न समयों में उसके प्रादुर्भाव और उसके 
नामों पर | 


नारायण का स्वरूप--विराचन के पुत्र वलि की कथा--विष्णु- 
उराण का श्रवतरण--सातवें मन्वन्तर के व्यासे! की गिनती--विष्छु- 
घम्म से अवतरण--३६८--३७३ | 
सेतालीसवी परिच्छेद । 
वासुदेव और महाभारत के युद्ध पर । 


मानव-जाति के इतिहास, के साथ सृष्टिक्रम का साटश्य--वासुदेव 
के जन्म की कथा--भिन्न-भिन्न मासे में वासुदेव के नाम--वासुदेव 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विषय-सूची । १३ 


की कथा का शेषांश--वासुदेव और पाँच पाण्डव भाइयों की 
समाप्ति--३७४--३८१। 


अड़तालीसवा परिच्छेद । 


AA A 


अच्ञाहणा को व्याख्या--३८२--३८४ । 


टीका । 
पृष्ठ ३८७ से ४४८ तक । 


७. [a 
संक्षिप्त जीवन-दृत्तान्त । 
सुकृरात-अफलातू-अरस्तू--देवजानस--पाईंथेगोरस-_पोर्फा- 
यरी--प्रोहस--टोलमी--लाईकर्गल--एम्पीडोकलीज-_वियास-... 
कोरिन्थ का पेरियण्डर- -थेलीस --किलोन--पिटेकुस--किलयोबुलुस- 
रडमन्थुस--ज़दुश्त--मी नो स- ककराप्स--ओलिम्पिया--कोमेडुस- 


काइरस--डरका-- जाला नूस हे [मर--अराटस--अ्र दशा।र--एस्कला- 
पियस--४४८--४७८ | 


हर In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है काः fF 31811 हज t 


३५७” 


»] 


i 
दर 
ड़ 
eS 1 6 
~ 
द 
4७ 


चक 


De 


०20७ 


निवेदन । 


—!-05!—— 


प्रसन्नता का विषय है कि इस पुस्तक के पहले भाग को 
विद्वानों ने प्रशंसा की दृष्टि से देखा है। पश्जाव-सरकार ने उसके लिए 
२००) दो सौ रुपये और इन्दौर की महाराजा होल्कस हिन्दी कमिटी 
ने ६०) साठ रुपये पारितोषिक रूप में देकर मुझे अनुगृहीत 
किया है। सच तो यह है कि ऐसे ऐसे प्रोत्साइनों से ही मुझे इस दूसरे 
भाग को तैयार करने का साहस हुआ है । अब एक और भाग-- 
तीसरे भाग--में ्रलबेरूनी की यह सारी पुस्तक समाप्त हो जायगी | 
डाक्टर ज्ञाखो ने इस अरबी पुस्तक का जो अगरेज़ो अनुवाद 
प्रकाशित किया है उसमें उन्होंने यूनानी और लातीनी भाषा के 
बहुत से शब्द और वाक्य रख दिये हैं । इन दोनों भाषाओं को न 
जानने वाले पाठकों के लिए उनका अर्थ समझना बड़ा कठिन प्रत्युत 
असम्भव है। फिर उनके अनुवाद में बहुत से वाक्य ऐसे भी हैं जिनका 
` अर्थ स्पष्ट नहीं । इन और ऐसी ही अन्य कठिनाइयों के कारण केवल 
अँगरेज्ञी अनुवाद से ही स्वदेश-भाषा में भाषान्तर करना कठिन 
होगया है । फिर अकेली मूल अरबी से भी अनुवाद करना सुगम 
नहीं, क्योंकि इसके वाक्य बड़े ही अस्पष्ट ओर दुर्बोध हैं । उनके युक्ति- 
सङ्गत अर्थ लगाना डाक्टर ज़ञाखो ऐसे विद्वान्‌ का ही काम है । इस- 
लिए मैंने अपना यह आये-भाषानुवाद अँगरेज्ञी भाषान्तर और मूल 

` अरबी को मिला कर किया है । इतने पर भी पाठक देखेंगे कि कुछ 
वाक्य अस्पष्ट रह गये हैं| वे वाक्य ऐसे हैं जिन को ज्ञाखो महाशय 
भी स्पष्ट नहीं कर सके । पाठक यदि इस पुस्तक के अन्त में दी हुई 


MNS In Public Domain. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


(Cl) 


“टीका” का पाठ करेंगे तो उन्हें मेरे उपयुक्त कथन की सयता का बहुत 


कुछ प्रमाण मिल जायगा । 
इस पुस्तक में आये हुए यूनानी नामो का लिखने में भी 


मुझे बढी अड्चन पड़ी है । अलबेरूनी ने अरबी में उनके नाम कुछ. 


अपने ढंग के दिये हैं | अरबी लोग ट, प, भ, ग इत्यादि कुछ एक 


वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। उदाहरणाथ वे भागलपुर को बाजल - 


फोर, प्लेटो को अफुलातन, सोक्रटीज्ञ को सुकृरात, डायोजनीज्ञ 
को देवजानस और ^7४३४९7४९७ को अदेशीर कहते हैं । अब 
आये भाषा में किस भाषा के नामों का--मूल यूनानी या अरबी 
का--प्रयोग किया जाय इस बात का मैं कुछ निश्चय नहीं कर सका | 
इसलिए मैंने उनके दोनों-यूनानी और अरबी--रूप दे दिये हैं । हाँ, 
जहाँ अरबी नाम अधिक परिचित और सुगम मालूम हुआ है, जेसा कि 
A70९ के लिए अर्देशीर और गैलेनस के लिए जालीनूस 
वहाँ मैंने केवल उसी का व्यवहार किया हे। 

इस भाग मं टीका? के पश्चात्‌ मैंने उन प्रसिद्ध प्रसिद्ध यूनानी और 
इरानी व्यक्तियों क संक्षिप्त जीवन-बृत्तान्त भी जोड़ दिये हैं जिनका 
उल्लेख पहले भाग आर इस भाग में हुआ है। आशा है ये पाठकों की 
ज्ञान-बृद्धि की सामग्री में सहायक होंगे । 

युक्त प्रोफेसर स० न० दास गुप्त, एम० ए०, मिशन कालेज 
लाहोर, मिस्टर ए० सी० वूलनर साहब, एम० ए० , प्रिंसपल ओरियण्टल 
कालिज,लाहोर तथा रजिस्ट्रार,पंजाब-विश्वविद्यालय श्रीयुत महेशप्रसाद 
मालवी झालिम, और पण्डित राजारामजी शास्त्री प्रोफेसर डी०ए०वी० 
कालेज, लाहोर से मुझे इस अनुवाद में बड़ी सहायता मिली हे । 
इसलिए मैं इन महाशयों का बडा कृतज्ञ हूँ 

पुरानो बसी--होशियारपुर । सन्तराम बी ए० 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अलतबेरूनी । 


मूल पुस्तक के लेखक पण्डितराज अबू रैहाँ अलबेरूनी के विषय 
में हम इस पुस्तक के पहले भाग में बहुत कुछ लिख चुके हैं। 
हमारे प्रथम भाग के प्रकाशित हो जाने के उपरान्त हमें श्रीयुत सैयद 
हि हसन बरनी, बी० ए०, की लिखी हुई अलबेरूनी की जीवनी देखने 
का मिली है। इसमें बरनी महाशय ने बहुत सी अरबी और अँगरेज्ञो 
| के अनुशीलन से अलबेरूनी का जीवन-पृत्तान्त लिखने की 
चेष्टा की है। परन्तु जिस मनुष्य का हुए नो सौ से अधिक वर्ष 
व्यतीत हो गये हों और जिसने अपने विषय में स्वयं कुछ भी न 
लिखा हो उसका जीवन-चरित्र इस समय लिखना कोई सुगम कार्य 
नहीं है । चरित्र-लेखक का ऐसी कठिन अवस्था में बहुत कुछ अनुमान 
पर ही निभर करना पड़ता है।इसलिए बरनी महाशय को भी अपनी 
पुस्तक में बहुत कुछ अनुमिति से ही काम लेना पड़ा है । फिर भी 
। उनकी पुस्तक में बहुत सी ऐसी बाते हैं जा हमारे प्रथम भाग में 
| नहीं । इसलिए हम अपने नये तथा पुराने, दोनों प्रकार के, पाठकों 
४ के लाभार्थ उन बातों को यहाँ लिखते हैं ओर साथ ही बरनी महाशय 
॥ को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस नवीन जानकारी को, दूसरी पुस्तकों 
में यत्र तत्र बिखरी पड़ी हाने पर भी, हम केवल उन्हीं की कृपा से 
| यहाँ देने में समर्थ हुए हैं । आशा है अलवेरूनी-सम्बन्धो यह जान- 
| कारी पाठकों के मनोरज्जन तथा ज्ञान-वरद्धि की सामग्री सिद्ध होगी । 


सन्‌ ४२७ हिजरी का लिखा हुआ अलबेरूनी का एक लम्बा पत्र 
| मिला है । यह पत्र उसने अपने एक मित्र के पत्र के उत्तर में लिखा | 
| था । इसमें उसने अपनी उन पुस्तके की सूची दी थी जिनको कि लै 
1 ° < 


222 CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 4 


GR) 


“टीका? का पाठ करेंगे ता उन्हे मेरे उपयुक्त कथन की सत्यता का बहुत 


कुछ प्रमाण मिल जायगा । 
इस पुस्तक में आये हुए यूनानी नामों का लिखने में भी 


झे बडी अड्चन पड़ी है । अलबेरूनी ने अरबी में उनके नाम कुछ, 


अपने ढंग के दिये हैं। अरबी लोग ट, प, भ, ग इत्यादि कुछ एक 


वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। उदाहरणाथ वे भागलपुर को वाजल- 


फोर, प्लेटो को अफलातन, सोक्रटीज्ञ को सुकृरात, डायोजनीज्ञ 
को देवजानस और 47४३४९7४९०७ को अदेशीर कहते हैं । अव 
आये आषा में किस भाषा के नामों का- मूल यूनानी या अरबी 
का--प्रयोग किया जाय इस बात का मैं कुछ निश्चय नहीं कर सका | 
इसलिए मैंने उनके दोनों-यूनानी और अरबी--रूप दे दिये हैं । हाँ, 
जहाँ अरबी नाम अधिक परिचित और सुगम मालूम हुआ है, जेसा कि 
4.78९7९8 के लिए अदेशीर और गैल्लेनस के लिए जालीनूस, 
वहाँ मैंने केवल उसी का व्यवहार किया है । 

इस भाग में टीका? के पश्चात्‌ मैंने उन प्रसिद्ध प्रसिद्ध यूनानी और 
इरानी व्यक्तियों के संक्षिप्त जीवन-वृत्तान्त भी जोड़ दिये हैं जिनका 
उल्लेख पहले भाग और इस भाग में हुआ दै । आशा है ये पाठकों की 
ज्ञान-वृद्धि की सामग्री में सहायक होंगे । 

श्रीयुक्त प्रोफेसर स० न० दास गुप्त, एम० ए०, मिशन कालेज, 
लाहोर, सिस्टर ए० सी० वूलनर साहब, एम० ए० , प्रिसपल, ओरियण्टल 
कालिज,लाहोर तथा रजिस्ट्रार ,पंजाब-विश्वविद्याल्लय, श्रीयुत महेशप्रसाद 
मालवी भ्रालिम, और पण्डित राजारामजी शाख्नी, प्रोफेसर डी०ए०वी०' 
कालेज, लाहोर से मुभे इस अनुबाद में बड़ी सहायता मिली है । 
इसलिए मैं इन महाशयों का बडा कृतज्ञ हैँ । 

पुरानी बसी--होशियारपुर | सन्तराम बी० ए० 


७0-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ee, 


अलतबेरूनी । 


मूल पुस्तक के लेखक पण्डितराज अबू रहाँ अलवेरूनी के विषय 
में हम इस पुस्तक के पहले भाग में बहुत कुछ लिख चुके हैं। 
हमारे प्रथम भाग के प्रकाशित हो जाने के उपरान्त हमें श्रीयुत सैयद 
हसन बरनी, बी० ए०, की लिखी हुई अलबेरूनी की जीवनी देखने 
का सिली है। इसमें बरनी महाशय ने बहुत सी अरबी और अँगरेज्ञो 
| के अनुशीलन से अलबेरूनी का जीवन-त्ृत्तान्त लिखने की 
चेष्टा की है। परन्तु जिस मनुष्य को हुए नो सौ से अधिक वर्ष 
व्यतीत हो गये हों और जिसने अपने विषय में स्वयं कुछ भी न 
लिखा हो उसका जीवन-चरित्र इस समय लिखना कोई सुगम कार्य 
नहीं है । चरित्र-लेखक को ऐसी कठिन अवस्था में बहुत कुछ अनुमान 
पर ही निर्भर करना पड़ता है । इसलिए बरनी महाशय को भी अपनी 
पुस्तक में बहुत कुछ अनुमिति से ही काम लेना पड़ा है | फिर भी 
उनकी पुस्तक में बहुत सी ऐसी बाते हैं जा हमारे प्रथम भाग में 
नहीं । इसलिए हम अपने नये तथा पुराने, दोनों प्रकार के, पाठकों 
के लाभार्थ उन बातों को यहाँ लिखते हैं ओर साथ ही बरनी महाशय 
का भी धन्यवाद्‌ देते हैं क्योंकि इस नवीन जानकारी को, दूसरी पुस्तकों 
में यत्र तत्र बिखरी पड़ी होने पर भी, हम केवल उन्हीं की कृपा से 
यहाँ देने में समर्थ हुए हैं । आशा है अलबेरूनी-सम्बन्धी यह जान- 
कारी पाठकों के मनोरञ्जन तथा ज्ञान-व्रद्धि की सामग्री सिद्ध होगी । 

सन्‌ ४२७ हिजरी का लिखा हुआ अलबेरूनी का एक लम्बा पत्र 
मिला है । यह पत्र उसने अपने एक सित्र के पत्र के उत्तर में लिखा 
था | इसमें उसने अपनी उन पुस्तकों की सूची दी थी जिनको कि 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वह उस समय तक लिख चुका था । इस सूची के पहले लिखा है कि 
इस समय मेरी आयु ६५ वर्ष ओर सौर गणना से ६३ बर्ष की है। 
इस प्रकार अलबेरूनी के अपने मुख से उसका जन्म-संवत ३६२ 
हिजरी मालूम हो जाता है । परन्तु जन्म-संवत्‌ का स्पष्टीकरण तवरेज्ञ- 
निवासी अवू इस हाक इबराहीम बिन मुहम्मद अलगाज्ञनफर की पुस्तिका 
~ = «०००1 से होता है। अलग॒ज्ञनफर ने लिखा 
है कि “पुण्यात्मा, गुरुवर, त्केशिरासणि अथी अलरैहाँ मुहम्मद बिन 
अहमद अलबेरूनी जञीउलहज मास की तीसरी तारीख को बृहस्पतिवार 
के दिन प्रातःकाल ख्वारिज्स सें उत्पन्न हुआ |” हिसाब लगाने से 
श्रलबेरूनी की जन्म-तिथि ४ सितम्बर ४७३ ईसवी होती है । विद्वानों 
को जाँच-पड़ताल ओर स्वयं भ्रवेरूनी के नाम से जान पड़ता है कि 
अबू रैहाँ का जन्मस्थान खास ख्वारिज्म न था, प्रत्युत ख्त्रारिज्म का 
समीपवर्ती “विरू? नाम का कोई उपनगर था । फिर एक और बात 
भी हैं। रें? का अर्थ फारसी भाषा में बाहरः है । जैसे आज 
कल बड़े बड़े नगरों के अधिवासी समीपवर्ती मामों के अधिवासियां 
को “वाहरवाले? कह देते हैं वैसे ही अलबेरूनी के समय में भी 
ख्वारिज्म नगर के रहने वाले उन लोगों को 'बाहरवाले! कहते थे 
जो खास ख्वारिज्म नगर के रहनेवाले न होते थे | चुनाँचे अलसम- 
आनी ने भ्रपनी पुस्तक किताबुल अनसाब ९५८.59 । ७5 सं लिखा 
` है कि बेरूनी के अर्थ बाहरवाले के हैं । ख्वारिज्मवाज़े इस नाम का 
प्रयोग उन लोगों के लिए करते थे जो खास ख्वारिज्म के वासी न हो 
कर उसके समीपवर्ती उपनगर मेँ निवास करते थे | 
अलवेरूनी का वंश अजमी (फारसी), अतएव विशुद्ध ख्त्रारिज्मी 
था । उसके माता-पिता ऐश्वर्य्यवान्‌ और समृद्ध न थे । इससे प्रतीत 
होता है कि इस दोनहार बालक की शिक्षा में उनका प्रत्यक्ष रूप से 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ड र )) 


बहुत कम भाग था । ऐसा भी सम्भव है कि बाल्यकाल में ही वह 
पितृ देव को छत्र-छाया से बञ्चित हो गया हे!। भ्रलबेरूनी एक अ्रसा- 
धारण बुद्धिमान और चतुर बालक था । उसने सारी विद्या और 
योग्यता अपने ही परिश्रम से प्राप्त की थी। अलवेरूनी की लेखनी से ह 
तक उसक दो भ्रध्यापकां के नाम पहुँचे हँ--एक वन्दादलसरहसनी 
> 2110 1049 आर दूसरा अबूनसर मँसूर विन अली बिन इराक । 
य दानां ज्योतिषी थे। अवूनसर ने अपने प्रिय शिष्य अलवेरूनी के नाम 
पर कुछ पुस्तक भौ लिखी थीं । उनमें से एक पुस्तिका ,)८5५३| «१८८. 
GEO 02 ॐ 2)7२। बाडलियन लायब्रेरी म विद्यमान हे । 
ख्वारिज्म और अजम के अन्य प्रान्तों की जातीय और राष्ट्रीय भाषा 
यद्यपि फारसी थी, परन्तु अन्य मुसलमानी देशों के सहश यहाँ भी 
मुसलमानों को धाम्मिक आर साहित्यिक भाषा अरबी ही थी | इस- 
लिए विद्या-वृद्धि के लिए इस भाषा पर अधिकार प्राप्त करना अलबेरूनी के 
लिए परमावश्यक था । परन्तु उसके अन्धो के अध्ययन से जान पड़ता है 
कि उसकी आयु का बहुत सा साग नीति, गणित, ज्योतिष, दर्शन, और 
इतिहास आदि विद्या्रों की उपलव्धि में ही अतिवाहित हुआ । 

न मालूम विद्याध्ययन के लिए या जीविकोपार्जन के निमित्त अल्- 
बेरूनी को युवावस्था में ही स्वदेश-वियोग का दु:ख सहना पड़ा। वह दरि- 
द्रता और प्रवास के कष्ट झेलतां हुआ रै नगर में पहुँचा । फिर वहाँ 
से जुजानाधीश शम्सुल मुञ्जाज्ली के निमन्त्रण पर या आप ही फिरते- 
फिराते वह जुजान में जा विराजा । यहाँ इसे अनेक वर्षों तक सुख 
ग्रौर शान्ति से रहना नसीव हुआ । जुर्जान-वास में जा कुछ भी वह 
लिखता था बह कृतज्ञता के भाव से अपने प्रतिपालक शम्सुल सुरली 
के नाम समर्पण कर देता था । उसने अपनी तजरीदुल शुआश्रात्त 
७००05 ओर प्राचीन जातियों की कालगणना? ३५३८! ES 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ४) 

उसी की सेवा में भेंट की । इस समय उसकी आयु कोई सत्ताइस वर्ष 
की थी । इस समय वह कई पुस्तकें लिख चुका था । इनमें से दस के 
नाम 'कालगणना” से मालूम हो सकते हैं । 

जुर्जान में कुळ वर्ष निवास करने के उपरान्त वह सन्‌ ४०० 
हिजरी में स्वदेश लोट आया । इस वार ख्वारिज्म के राजा मामू के 
दरबार में उसका ,खूब आद्र-सत्कार हुआ । उस राज-सभा में बू 
श्रली सीना, वू अली मसकोया, अवुलखैर अलख़मार, अबू सहल 
मसीही, ओर बेरूनी का शुरु अबू नसर इराको पहले से ही मौजूद 
थे । अलबेरूनी भी उसी विट्रन्मण्डली में सम्मिलित हो गया । 

बू अली सीना ओर अलवेरूनी के बीच सदा साहित्य और विज्ञान 
के विषयों पर शाख्राथ हाता रहता था। एक बार अबू रैहाँ बेरूनी ने 
चू अली सीना के पास कुछ प्रश्र भेजे। सीना ने उनके उत्तर लिखे । 
बेरूनी ने उनकी कड़ी आलोचना की | वू अली सीना ने अलबेरूनी की 
प्रतियोगिता से वचना चाहा। उसके शिष्य अबू अब्दुल्ला मासूमी ने अवू 
रेहाँ के आच्चेपों का उत्तर दिया । उसने साथ ही यह भी लिखा कि हे 
अबू रैहाँ ! यदि तू एक दार्शनिक के लिए इन शब्दों के सिवा अन्य 
शब्दों का व्यवहार करता तो विद्या आर बुद्धि के लिए यह अधिक 
उपयुक्त हाता । परन्तु जुद्दीरुद्दीत अबुल हसन बिन अबी ्रलकासिम 
बैहकी ने लिखा है कि जव इन प्रश्नोत्तेरों पर पण्डित बुल फुर्ज बग- 
दादी ने विचार किया तो भ्रलवेरूनी क ग्राक्षेपां को सत्य पाया । 

मामू की राज-सभा में भ्रलवेरूनी को स्थान पाये अभी बहुत वष 
न बीते थे कि सन्‌ १०१२ ईसवी में गजनी के राजा महमूद ने 
ख्वारिज्म से इव्न सीना, 'भ्रलबेरूनी , अबू नसर, अबू सहल और अबुल 
खैर को अपने दरबार में बुलाया । इब्न सीना और अबू सहल ने 
गजनी जाने से साफ़ इनकार कर दिया। इसका कारण यह था कि वू 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( sD 
अली सीना अलबेरूनी कं सङ्ग से मुक्त होना चाहता था । वह उसकी 
ह से घबराता और उसके विद्यावल के सामने ठहर न 
सकता था | डी वोइर नामक एक जर्मन विद्वान्‌ ने “इसलाम के तत्त्वज्ञान 
का इतिहास” नामक पुस्तक में लिखा है कि इडन सीना अपने सहयोगी 
अल्बेरूनी से तत्त्ज्ञान में कम था। बेरूनी की सी प्रकृति भी उसे न सिली 
थी । इस पर भी आज जो वू अली सीना का नाम अलबेरूनी से अधिक 
} विख्यात है इसका कारण यह है कि इव्न सीना वैद्यक-शाख में बडे- 
बड़े उपयोगी ग्रन्थ छोड़ गया है। इस विद्या के ग्रन्थों की प्रत्येक 
समय औरर प्रत्येक युग में आवश्यकता पड़ती और कृदर होती है। 
बेरूनी ने भी वैद्यक के कुछ ग्रन्थ लिखे थे परन्तु वे ऐसे न थे कि जिनसे 
साधारण लोगों की दिलचस्पी हो सकती। इसके अतिरिक्त उसकी 
रचना प्रायः ज्योतिष, गणित, इतिहास और पुरातच्च जैसे शाख्ों में 
ही थी और इन विद्याओं को समने और उनकी कृदर करनेवाले 
-सदा कम ही हुआ करते हैं । 
अल्वबेरूनी अपने मित्र, अबू नसर ओर अबुल खैर के साथ गजनी 
पहुँचा । परन्तु न मालूम क्यों वह शीघ्र ही वहाँ से लोट आया और 
अली मामू की राजस भा में रहने लगा । सन्‌ १०१२ ईसवी में ख्वारिज्म 
में एक भारी क्रान्ति हो गई ओर घटनाओं ने कुछ ऐसा रूप धारण 
किया कि मामूँ की हत्या की नौबत पहुँची । गजनी के महमूद ने 
ख्वारिज्म पर अधिकार कर लिया और अन्य राजनैतिक बन्द्यों के साथ 
अल्लबेरूनी का भी गजनी में आना पड़ा । गजनी में आकर अलबेरूनी 
की महमूद के दरवार में दाल नही गली । वह महमूद का कृपापात्र 
नहीं बन सका । फिर उसे राज-सेना के साथ भारत को यात्रा का 
अवसर मिला | यहाँ आकर उसने भारत और भारतवासियों को 
अपनी आँख से देखा और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली बातों का भली 


“iS 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | ब 


I) 
भाँति अध्ययन किया । महमूद ऐसे बर्बर राजाओं कं भारत पर 
आक्रमण करने और लूट-खसोट मचाने के कारण हिन्दुओं का 
. मुसलमानों के प्रति सद्भाव भङ्ग हो चुका था | वे जाति-रूप से एक- 
दूसरे का शत्रु समझने लगे थे । फिर भी अलबेरूनी अपने शिष्टाचार 
और शान्त "भाव से हिन्दुओं के साथ मैत्र्य स्थापित करने में 
कृतकार्यं हुआ था । रशीदुद्दीन लिखता है कि “भारत के बहुत से बड़े 
आदमियों और समृद्ध लोगों से बेरूनी की मित्रता थी। इसी कारण उसे 
सारतवासियों के धर्म्म-शा् आर मन्तन्यामन्तव्य का ज्ञान प्राप्त दा 
सका था? । | 
हमूद की सत्यु पर जब उसका उत्तराधिकारी मसऊद राज- 
सिंहासन पर बैठा ता अलबेरूनी के भी दिन फिरे। मसऊद बड़ा उदार 
. आर विद्वानों का प्रतिपालक था | उसकी छत्रछाया में विद्वानों की 
एक बड़ी संख्या पुस्तक-प्रणयन में लगी रहती थी | मसऊद की बेरूनी 
पर विशेष कृपा थी | अलवेरूनी ने अपनी ज्योतिष की प्रसिद्ध पुस्तक 
कानून मसऊदी? उसी के नाम पर समर्पित की है | अलबेरूनी की 
प्रेरणा से मसऊद ने राजधानी गजनी में ज्योतिष-सम्बन्धी विषयों का 
अध्ययन करने के लिए एक मान-मन्दिर भी बनवाया था । 
सन्‌ १०३४ ईसवी में मसऊद निर्दय खड्ग की भेंट हागया और 
उसके स्थान में मोदूद सिहासन पर बैठा | अलबेरूनी ने राजा मोढृद 
के लिए भी yl ५50 | नाम को एक पुस्तिका लिखी | इसमें 
मणि-मुक्ता का वर्णन था । 
बेरूनी दिन-रात साहित्यिक कार्यों में ही लगा रहता था । 
शहरजूरी उसक विद्या-प्रेम और परिश्रम का वर्णन करते हुए लिखता 
दै कि “बेरूनी सदा विद्या और विज्ञान की प्राप्ति में मग्न रहता 


था और पुस्तकों के रचने पर फुका हुआ था | वह अपने हाथ से 
1 


/ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


० OE 5) 
लेखनी का, देखने से आँख को, और चिन्तन से मन को कभी 
प्लग नहीं करता था | वर्ष में केवल दा दिन ही वह छुट्टी लेता 
था--एक तो नौ रोज़ (नव वर्ष क दिन) का और दूसरे मिहरजान 
के दिन। इन दिनों में वह अपने खान-पान आदि की सामग्री 
| । करता था ।?? बलवान्‌ से वलवान्‌ मनुष्य का स्वास्थ्य भी ऐसे 
धार परिश्रम का चिरकाल तक सहन नहीं कर सकता । निस्सन्देह 
9 अलबेरूनी एक हृष्ट-पुष्ट आर नीराग मनुष्य हागा। फिर भी कब तक ? 
अन्त में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। घातक रोगों ने चारों ओर से 
उसे घेर लिया | अलबेरूनी चाहता था कि साहित्यिक कार्यों को पूरा 
करने क लिए मुझे कुछ और आयु मिल जाय परन्तु उसकी मन:- 
कामना पूर्ण न हुई | शुक्रवार ११ सितम्बर सन्‌ १०४८ ईसबी का 
सरस्वती के अनन्य भक्त अबू रैहाँ का इस असार संसार से कूच 
करना पड़ा । 
अलबेरूनी का विवाहित होना निश्चित नहां। उसके लेख में एक 
वाक्य है .जिससे जान पड़ता है कि उसके कोई सन्तान न थी | 
हमें ता ऐसा विश्वास होता है कि वह आजन्म अविवाहित रहा है,. 
` क्योकि साहित्य-त्तेत्र में जितना भारी काम बह कर गया है उतना. 
® एक ब्रह्मचारी के बिना दूसरा काई नहीं कर सकता । उसने 
लिखा है ट 
“जिन पुस्तकां का मैंने प्रारम्भिक आयु में लिखा था और जिनकी 
रचना के अनन्तर मेरे ज्ञान में वृद्धि हा गई मैंने उनका न तो. 
परित्याग और न तिरस्कार किया है । कारण यह कि वे सव मेरी 
सन्तान थे और प्रायः लोग अपने पुत्रों पर अनुराग रखते हैं |” 
अब इम बेरूनी की रचनाओं की सूची उपस्थित करते हैं | इसके 
अवलोकन से पाठकों का उस पण्डित-प्रकाण्ड की विद्र्त्ता का परिचयः 


\ 


| CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
क हक 


र €). 


मिल जायगा । पहले उन पुस्तके! के नाम दिये जाते हैं जा उसने 


अपनी मृत्यु से तेरह वर्ष पहले लिखी थीं । 


संख्या नाम पुस्तक पृष्ठ-संख्या 


१. ख्यारिञ्मी की ज्योतिष-सम्बन्धी रीतियों के विषय में एक 
पुस्तक लिखी थी । इसमें बहुत से उपयोगी सिद्धान्त और 
निश्चयात्मक उत्तर दिये गये थे । 

२. 5) ds As ON sb br! Jt 
अबू तलहा तबीब ने ख्यारिज़्मी की ज्योतिष की पुस्तक के 
सम्बन्ध में कुछ ऐसी बाते लिखी थीं जिनका खण्डन 


ओर सेशाधन आवश्यक था । ३६० 


३. इस विषय में बेरूनी को अबुल हसन अहवाज़ी की एक 
पुस्तक मिली | इसमें ख्वारिउमी के साथ अन्याय किया 
गया था । वेरूनी ने एक पुस्तक लिख कर इसे झगड़े का 


न्याय-संगत निर्णय किया | ६०५ 


“छ. We x= os MVE ६42 A) OG 
प्रसिद्ध ज्योतिषी अहमद बिन अब्दुल्ला हवश के बनाये 
ज्योतिष-शास्त्र में कुछ ओर विधियों की वृद्धि की और 


उसमें जो अशुद्धियाँ थीं उनका संशोधन किया । ७१० 


EE fe ड़ ७. A || ७1950० >+ | =o|y> उसम 
भारतीय फलित-ज्योतिष का सविस्तर वर्णन ओर उसकी 


समालोचना है । ५५ 


*६. अल अरकन्द्‌ का नया संस्करण । यह ब्रह्मगुपर-कृत खण्ड- 
खाद्यक का प्रचलित श्ररबी अनुवाद था। पुराना अनुवाद 


ॐ जिन पुस्तकों पर यह चिह्न है वे भारत के सम्बन्ध में थीं । 


# 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A, 


१०. 


२१. 


२४. 


, उत्पत्ति और वर्षों के निकालने ही के लिए जा भ्राकाश 


« ००५९“ ४१० ट ०० ज्योतिष की चाभी । यह काञ्जी अबुल 


6 छ) 


संख्या नास पुस्तक पृष्ठसंख्या 


अरब लोगों को समझ नहीं पड़ता था । इसलिए उसने 
मूल संस्कृत के साथ मिला कर उसका परिशोधन किया! 
5g sf BO 220. ७.० A SES 
इस पुस्तक को असफहवज़ जीलजीलान मञ्जवान विन 
रुस्तम के लिए लिखा था । १५५ 
Sa = ८५३५50 ५ॐ यह पुस्तक सूथ्य और चन्द्र 
के दो संयुक्त और समकक्ष पथों के विषय में थी । भारत में 
ते इसका बहुत प्रचार था परन्तु मुसलमान ज्योतिषी इम से 
सर्वथा अनभिज्ञ थे । 

Oey 0021 ya ) ०5००० 224 इड्न कीसूम ने 
सत्य से व्यतिक्रम किया था । वेरूनी ने उसकी बुद्धि | 
हीनता का परदा खोल दिया । १०० 
dss E+ os GYI LN किसी विद्यार्थी ने 
अलबेरूनी से 'तहवीलों? के विषय में प्रश्‍न किये थे । बेरूी _ 
ने इस विषय का इस पुस्तिका में स विस्तर समाधान किया है। ३० 
(००००-००) pad, dls 3 ००८८ यह पुस्तिका एक 
विद्वान की प्रार्थना पर लिखी गई थी । ७० 


की स्थिति मालूम करने का.प्रयाजन होता है उसके विषय 
में एक पुस्तिका । ६० 


कासिम अलआमरी की प्रार्थना पर लिखी गई थी । 
तहज्ञीव फसूलुल फूर्गानी । यह अबुल हसन मुसाफिर के 
लिए लिखी गई थी । २०० 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १० ) 
संख्या . नास पुस्तक पृष्ठ-संख्याः 
१५. ५297. 5 0(211012:1 क्षेत्र-विद्या में ज्ञल'नामक सीधी 
रेखाओं की माप आदि के विषय में जितनी वाते हैं उन 
सबका विस्तृत वर्णन इसमें है। यह पुस्तक भी अबुल 
हसन मुसाफिर के लिए लिखी गई थी । २००. 
१६. YU I ट! vy 22 पे 4८७४.) इसमें 
तारों के घरों क केन्द्र निकालने का वर्णन है। यह भी 
उपयुक्त मुसाफिर के लिए ही लिखी गई थी । १०० 
१७, ००9 ०1,७ <१ >, UY (5 ie 
इस पुस्तक में पृथ्वी के मध्य ,का और ज़वातुल अरूज़ नामक 
तारों का वर्णन है । ये तारे भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित 
हैं। यह पुस्तिका जुर्जान के एक ज्योतिषी के लिए लिखी 
गई थी । 
` १८. दिन आर रात कं परिमाण के विषय सें एक छोटी सी 
पुस्तिका । इसमें सरल रीति से सिद्ध किया गया है कि ध्रुव 
के नीचे एक वर्ष का एक दिन होता है । 
OQ ०० प्रे > A 
नगरा का द्राधिमाओं आर अचत तथा स्थानों का 
दिशाओं = ~» ~ न 
दे आर अन्तरा आदि के विषय में 
क ०) रू निम्नलिखि ~+ (७१ १० 
अलवरूना ने निम्नलिखित पुस्तकें रची थीं । 


Fe ४1...) cols CS Ls 0205 


® 


विशेष स्थानों की सीमाओं ओर नगरों की दूरियां कं 


परिशोधन पर । १००. 


~) 


diy), ७2) ES २५59 ८२७४ द्राघिमा 


आर अन्न के संशोधन के विषय में | २००. 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` (6 ५१ 0) ; 
सख्या नाम पुस्तक पृष्ठ-संख्या 
३. 0१७/1) ७४) +९ +९ ५० ५5५.८5 लम्बाई और चौड़ाई 
के सम्बन्ध में पूर्व कथनां का संशाधन । ४० 
2 5 ८१० 221 1005 ५७. 119 lial sess ८८८ २० 
५. द्राघिमा ओर अक्षो की रीति से प्रत्येक नगर की स्थिति । 
[मे 1.1० | £ “RUE 2 xe 
€, (5591 kL ७.० MNS EU छु Me 
७5५ (५.५० पर्वत की चोटी से दिगन्तव्ृत्त की निचाई 
निकाल कर पृथ्वी का परिमाण किस प्रकार निकाला जाय । ४० 
७. सिकन्दरिया की मीनार क समीप सूर्यास्त के विषय सें 
अन्वेषण । 
=. देशों 'अकृलीमे!? के विभाग के विषय में क्या-क्या भेद हैं | २० 


2) 
° 


ॐ. लम्वाइयाँ और चौड़ाइयाँ निकालने के विषय में विद्वानों में 
क्या-क्या मत-सेद हैं | 

१०. किला (मक्ता) की ठीक दिशा साहूम करने के विषय में 
प्रश्नोत्तर । : ३० 

११. कविला की दिशा के सम्बन्ध में युक्तियाँ की व्याख्या | 

१२. किला की ठोक दिशा मालूम करने के लिए किन-किन 
बातों के अनुसार काय्यं करना आवश्यक है । ४० 

१३. किबले का भूगाल और उसकी .द्राधिमा तथा अच का 
परिशोधन. | १५ 

३8. 0211 452) = मक्का की ठीक दिशा मालूम 
करने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखने को 
आवश्यकता है! ४२ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhant&eGangotri Gyaan Kosha 


२३७) 
संख्या नाम पुस्तक पृष्ठ-संख्या 
१५. “कबिला की युक्तियाँ? नामक पुस्तक में जो त्रुटियाँ रह गई 
थीं उनका संशोधन । 
जा छ. 
गणित-सम्बन्धी पुस्तकें । 


%१. सिन्ध और भारत में शून्याँ के साथ गिनने की शैली और 


गणित पर एक निवन्ध । ३०. 
२. ५5 और ८७७ के अतिरिक्त गणित की दूसरी विधियों 
का निकालना । १०० 


» ३. हिन्दुओं की गणित सीखने की विधि पर | 
%४. यह वात दर्शाने के लिए एक पुस्तक कि गिनती में दर्जे के 
“विषय में जा अरबी विधि है वह हिन्दुओं की विधि से 
अधिक शुद्ध है । १५ 
४५. हिन्दुओं क राशिक पर । ३ 
*६. ०0201 = ६ = सङ्कलित पर । इसका आधा ३० पृष्ठं 
पर है। ६०- 
७, ब्रह्मसिद्धान्त की गणित-सम्बन्धिनी विधियों का अनुवाद । ४० 


— 


ऽ. Te ES गुणन के विविध चुटकले | 


रश्मियों ओर उनके मार्गों के विषय में। 

१. RO v0 eel =) yl oye 
किरणों आर ज्योतियों के वर्णन के सम्बन्ध में जा अशुद्धियाँ 
पुस्तकों में इकट्ठी हा गई थां उनका संशोधन । ५५. 

२, w= ५५)०/|०0.५२(० coe] ५०5७ घड़ियों की 
अति कठिन विधियों से रश्मियों का हाल मालूम करना । १० 


~ 


| 


» 


CC-0. In Public Domajn.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


? ॥ ९ ) 


संख्या नाम पुस्तक पृष्ठ-संख्या 
३. ESTE Co ॐ xe 


| ४. ००॥ 2०५५) । 0.4/5 प्रकाश-पथ के स्वरूप की सवि- 


| स्तर व्याख्या । ६०- 
IE ० ज SMS ०७ 
| यंत्र और उनके प्रयाग को पुस्तकें । 
ड १. नच्ञत्र-यंत्र (उस्तरलाव) किस-किस प्रकार के बन सकते हैं । 
२, नच्ञत्र-यंत्र के ठीक करने और उसके उत्तरी तथा दक्षिणी 
अशा क प्रयाग का सुगम रातया । १०. 


३. 290 22००५ 920 ७१४०५ आक्कतियाँ आर गोलों का 
फैलाना । 

४. नचत्र-यंत्र के प्रयोग से कौन-कौन सी बातें हल हो सकती 
हैं, अर्थात्‌ नक्षत्र-यंत्र के भिन्न-भिन्न प्रयाग क्या-क्या हैं । 


| | D)yEol गर le हो) Cs ३० 
५. 271 > -८.०। के प्रयोग के विषय में | १०- 
} ०० प्रे ००५० ०) : 

| कालों ओर समयों के विषय में । 

| १. ८८591३०२ ८५।५2)। 2००५ उस तराजू का वणेन जिससे 


समय मालूम किये जाते हैं । 

हिन्दूकाल-निर्णय-विद्या के अनुसार समय का वर्तमान 
मुहत्त मालूम करना । १००. , 
३. “नसारे” के उपवास और इंद के समयो का वर्गेन। २०. 
४. सिकन्दर के इतिहास में बेरूनी से जे भूल हा गई थी त | 
| उसका संशाधन । , १०. 

५. अब्दुल मलिक तबीब बुस्ती ने जगत्‌ की उत्पत्ति तथा 


ऋ 


_CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. . 


(१६ ) 
संख्या नास पुस्तक पृष्ठ-संख्या 
४. 1,७०९ रि SL 4020 २५ छः 
फलित-ज्योतिष पर | ५० 
६. 30-57... yells 2) ०४४७ (० ७ 


हँसी-दिछगी की पुस्तकें । 
१. वासक ओर अज़रा की कहानी का अनुवाद । 
- कृसीसुल सरूर ( 99“ 045 ) और ऐनुल हियात की 
कहानी । . 
३- उस्सज्द यारावर सिहरयार की कहानी | 
४. वासियान की मूत्तियों की कहानी | 
५. वाज़सा और करामी दख्त जिहिलुलवादी 
CS ७122 ws छाप्रो ) की कहानी | 
*द्‌. बीसती ओर वरभाकर 7 > 
नीलूफर के मुख से । 
७. अबी तम्मास के छन्दो में जितने अ (|) के सछोकारद्ध 
आये हैं उनका पूरा वर्णन | 


` उचो की लम्बाई-चैड़ाई के सम्बन्ध सें वैज्ञानिक अनुभवों 
का वशेन । 


ऊ को कथा 


41 


ॐ. परिमिति का शुद्ध कायै पूर्ण सुगमता से किस प्रकार किया 
जा सकता है? 
१०. तुझाँ की आरसे जो आशङ्काये हैं उनसे लोगों को 
वचाना । 
११. पाँसा जिसमें परिणामों का साफ़-साफ़ हाल मालूम 
हो जाय | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
RE Ll OS i मास. छ F 


(१७ ) 
सँख्या ' नाम पुस्तक पृष्ठ-संख्या 
१२. मन की गुप्त बातों के जानने के विषय में बहुमूल्य पाँसा । 
१३. ऊपर की पुस्तक ( नं० १२ ) की व्याख्या । 
#९४.कलब यारू (,, (2 _.।5) का अनुवाद जो कि जघन्य रोगों 
| एक निबन्ध है । 


विश्वास ओर धर्म पर | 


#९. हिन्दुओं के सब प्रकार के, क्या उपादेय और क्या हेय, 
विचारों का एक सत्य वर्णन ! 

२. फलित-ज्योतिष की पुस्तकोँ में राशियों के चिह्ना का वर्ण- 
माला के अक्षरों के हिसाब (८० 5, .>). से क्यों प्रकट 
किया जाता है ? 

+R. E09) 9 is) | ८: ०95 केन्द्र के विषय में | 
NF, (<१०७॥६५५६०००0०००७५.५०॥ 20 32७ वासुदेव के निम्न 
योनियों में प्रकट होने के विषय में भारत-बासियों का मत | १० 
| #५, xn) | Pee eI ON) bs? ४७०० > 
सांख्य का अनुवाद । 
*६. पतःजलि की पुस्तक का अनुवाद .। 
७१७७ 91६१ wa! 2) ASG lS a> इसके 
उपरान्त वह अपने पत्र में लिखता है कि मेरी रची हुई 
बहुत सी पुस्तकें ऐसी भी. हैं जिनके हस्तलेख सेरे 
पास से चले गये हैं---यथा: --- 
१. २९३०१ -<= ७०० ०० २५५७) मुलस्मासाञ्जी के विषय में | 
२. जन्म-पत्रिकाओ को कैसे देखा जाय ? 


» चनी 
CC-0..In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


(१८ ) 


संख्या नाम पुस्तक | पृष्ठ-संख्या 
३. सूर्य के श्रमण की विवेचना । (५५७०५ 
४ रसायन की क्रियाओं के विषय मं । 
१. तारीखों का निश्चय करने के विषय मं । 
इनके उपरान्त अ्ंलबेरूनी ने उन पुस्तकां क नाम दिये हैं जो! 
उसके पास अधूरी पड़ी थीं या जिनके इस्तलेखां का अभी साफ 
करना बाकी था | > 
उद्दाहरणाथः- 
१. कानून मसऊदी । 
२. प्राचीन जातियों की काल-निर्णय-विद्या । 
yb yl 02 wl Jf 
३. जो दूरियाँ और अन्तर दिखाई ता दे पर उन तक पहुँच 
न सके उनको मालूम करने की विधि | 
४. मापों और बाँटो का वर्णन और डण्डी के दोनों भागों की ._ 
अवस्थाओं के विषय में । 
१. वृत्त के कशी मालूम करने की जितनी विधियाँ ज्ञात हैं उन 
सब का वशीन | 
६. प्रभात और पूर्व तथा पश्चिम में लालिमा के विषय भें। _ 
0 9 Gy ०08 * ठ (5-४४. | 9 rl iyo कु दै 
७. 2501 EUS ७५०४ 
८. प्रसिद्ध ज्योतिषी भ्रलवत्तानी की फलित-ज्योतिष की पुस्तक 
(जन्म-पत्रिका) के विषय में । 0५01 Eso 


<. देशों और नगरों की सीमायें । भ्रौर मान-चित्र में उनके . 
संशोधन के विषय से |. 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


€ KN) 
संख्या ` नाम पुस्तक पृष्ठ-संख्या 
१०. प्रसिद्ध ज्योतिषी अबू माशर की फलित-ज्योतिष की पुस्तक 
(जन्म-पत्रिका) के विषय में | 
इनके अतिरिक्त भारत की वे सव पुस्तके. जिनका मैं भ्रनुवाद 
करना चाहता हूँ । 

इसके उपरान्त अलबेरूनी ने उन पुस्तकों के नाम दिये हैं 
जो उसके मित्रों ने भक्ति और प्रेम के भाव से प्रेरित होकर 
उसके नाम पर लिखी हें । 

अबू नसर मनसूर बिन अली बिन इराक मोली अमीरुल मोम- 
नीन ने बेरूनी के नाम पर ये पुस्तके लिखीं :--- 

१. दिशाओं के विषय में पुस्तक । ८०५०८५ /। 5 ८205 

+R. 0049 Mlle) ७५८ ५२००००| ५६४० ७ DUS 
है. ७9 LS ७२ [4921 पछ a छै ES 
०2१७० 2S yA 5३७) 

%. (२9-०४ ds ७०००) ७421) छ ८०७४ प्रसिद्ध 
गणित-शास्जी हबश ने भौगोलिक रेखाये' तैयार की थीं 
उनकी शुद्धता के विषय में अबू नसर ने युक्तियाँ लिखीं। 

५. अलस फाएह की फलित-ज्योतिष की पुस्तक में अबी जाफर 
खाज़न से जा अशुद्धियाँ हा गईं थीं उनको दूर करने के 
उद्देश से यह पुस्तक लिखी गई थी । 

&. नच्ञत्र-यन्त्र में दिशाओं को दिखलानेवाले वृत्त कहाँ- 
कहाँ हो कर गुज़रते हैं । 

७. मुहम्मद बिन सबाह ने सूर्य की जाँच के विषय में जो 


CC-0..In Public Domain.Digitized By Siddhanta sGangotiri GVaan KOS 


( २० ) 
संख्या नास पुस्तक. पृष्ठ-संख्याः 
अपने आविष्कार लिखे थे उनकी युक्तियों में यह निवन्ध 


लिखा गया था | 
. GEO DoS (09 Me 
. हवश-कृत झलित-ज्योतिष को पुस्तक (८) में दिशाओं 
के निरूपण के विषय में जो कुछ लिखा गया था उस 
पर युक्तियाँ लिखी ग 
१०. WL} Lele) ००५ 5 ० 
और समयों के विषय में । 


th J] 


ड 0 
छ “५०, घड़ियों 


१ १. sb A (४२५४ dal ~ SR (७ aj) 
229५) ०..४। इस निबन्ध में आकाश के धनुषो के 
मालुम करने की तई विधि का वन था । 

१२. किताबुल असूल के तेरहवें अध्याय में जो सन्देह उत्पन्न 


छुआ था उसका समाधान | 


अबू सहल मसीही ने बेरूनी के नाम पर ये पुस्तके लिखीं :--- 

श ONS ES 

२. इन्द्रियग्राह्म पदाथा में गति के चिह्न क्या-क्या पाये 
जाते हैं । 

३. पृथ्वी चलती है या खड़ो--इस पर विचार । 

४. “आदि शक्ति’ ( 0,४| ७,००० ) के विषय में अरस्तू और 
जालीनुस के विचारों की परीक्षा, आर दोनों तत्वज्ञानियों 
के मतों में मध्य मार्ग का पता लगाना । 

५, gl gE es, 


Pe) 


र 


CC-0. in Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सु २१ ) 
संख्या नाम पुस्तक पृष्ठ-संख्या 
६. शरद ऋतु के अतीव शीतल दिनों की शीतलता का क्या 
कारण है । 
७. ry >>! 5 dase NCS) «/2-०॥०-५० 5 2००, 
८. राजाओं की सङ्गति के नियम ओर रीतियाँ । बु 
<. फलित-ज्यातिष के सिद्धान्त । 
१०. लिखने की रीति पर । 
११, सूर्य में काले धव्बों के कारण पर । 
२. (Cg HU) ५०५9 es, 

अबू अली अलहसन बिन अली अलजेली ने बेरूनी के नाम पर 
८०० ) ७० नामक एक पुस्तिका लिखी । 
अलबेरूनी ने अपने पत्र में जिन पुस्तकों के नाम दिये हैं उनके 


अतिरिक्त उसकी बनाई और पुस्तकों का भी पता लगता है । आशा- 


रुल-वाक्या में प्रसङ्गवश इन पुस्तकों का उल्लेख मिलता दैः-- 

१. ०८०) SL 9 Lei ०७ 

२. 7091 ऽए 

3 ~~ MEER OUST SIS 

४. यूनानी फलित-ज्योतिषियों के पञ्चाङ्ग,के विषय में बेरूनी आर 

बन सीना में विवाद । 
पू, ६2००) U5) metal US SS 
इसी प्रकार 'अलबेरूनी का भारत” देखने से उसकी निम्नलिखित 

पुस्तकों का पता चलता है :-- 
#१. ब्रह्मगुप्त-क्कत पोलिस सिद्धान्त का अनुवाद । 
%२. ब्रह्मगुप्त का त्रह्ासिद्धान्त । 

३. वराहमिहिर के लंघुजातकम्‌ का अनुवाद । 


1 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Siddhanta eGangotri an 


( २० ) 


संख्या नास पुस्तक पृष्ठ-संख्याः 


शी 


११. 


१२. 


अपने आविष्कार लिखे थे उनकी युक्तियों में यह निवन्ध 
लिखा गया था | 


5 (१5:03 dos ७ २1८०) 
* इवश-क्ृत फलित-ज्योतिष की पुस्तक ( 2०) में दिशाओं 


के निरूपण के विषय में जो कुछ लिखा गया था उस 
पर युक्तियाँ लिखी गई । 


ee 2 5.055 2 पं 
« 2१४०. (०010-55 50॥51,० छै २८, घड़ियों 


और समयों के विषय में | 

(३२५४७ 45 5२+) dal ~ 5x0 छु ws) 
४५ १। ५५५०)। इस निबन्ध में आकाश के घनुषों के 
मालुम करने की नई विधि का वर्णन था । | 
किताबुल असूल के तेरहवें अध्याय में जो सन्देह उत्पन्न 
हुआ था उसका समाधान | 


अबू सहल मसीही ने बेरूनी के नाम पर ये पुस्तके लिखीं :-.... 


१. ०००००/॥(८०८० ८०७. 


जप 


५. 


- इन्द्रियग्राम 'पद्ाथौँ में गति के चिह्न क्या-क्या पासे 


जाते हैं । 


- प्रथ्वी चलती है या खड़ी--इस पर विचार | 
* आदि शक्ति’ ( ५,५। ७० ) के विषय में अरस्तू और 


जालीनुस के विचारों की परीक्षा, और दोनों तसन्ञानिये 
के मतों में मध्य मार्ग का पता लगाना | 


ge SBA ey 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CR) 
संख्या नाम पुस्तक पृष्ठ-संख्या 
६. शरद ऋतु के अतीव शीतल दिनों की शीतलता का क्या 


कारण है । 
७. Py) (2. । 52 ७००::००० dN (१) spall ड] /) 
८. राजाओं की सङ्गति के नियम और रीतियाँ । 
<. फलित-ज्यातिष के सिद्धान्त । 
१०. लिखने की रीति पर । 
११, सूर्य में काले धव्बों के कारण पर | 
प (Ce &....) 5५२5 ४८५) 
अबू अली अलहसन बिन अली अल्लजेली ने बेरूनी के नाम पर 
| ७ ) ७० नामक एक पुस्तिका लिखी । 
| अलबेरूनी ने अपने पत्र में जिन पुस्तकां के नाम दिये हैं उनके 
अतिरिक्त, उसकी बनाई ओर पुस्तकों का भी पता लगता है । आशा- 
रुल-वाक्या में प्रसङ्गवश इन पुस्तकों का उल्लेख मिलता है:--- 
१. SLMS, Lei CS 
२. +७ ७5 
३. AA) 40०1 5] CSN 5 LES 
४. यूनानी फलित-ज्योतिषियों के पव्म्चाड़ के विषय में बेरूनी और 
इव्न सीना में विवाद । 
पू. xual 5) xaxkhl OS SS 
। इसी प्रकार “अल्लबेरूनी का भारत” देखने से उसकी निम्नलिखित 
पुस्तकों का पता चलता हे: 
%१. ब्रह्मगुप्त-क्कत पालिस सिद्धान्त का अचुवाद्‌ । 
*२. ब्रह्मगुप्त का अद्यसिद्धान्त । 
३. वराहमिहिर के लंघुजातकम्‌ का अनुवाद । 


॥। 


| व. 20-0. ॥1 70010 00118! In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २२ ) 


संख्या नाम पुस्तक पृष्ठ-संख्या 
इसके अतिरिक्त अलबेरूनी का भारत? की रचना के समय 
वह निम्नलिखित अरबी पुस्तकों का संस्क्रतानुवाद कर रहा था: 
१. उक्लैदस । 
२. बतलीमूस की किताब अलमजस्ती । 
३. नक्षत्र-यन्त्र बनाने के नियम । 
४. ज्योतिष की चाबी । 
निम्नलिखित पुस्तके का पता हाजी खलीफा की प्रसिद्ध पुस्तक- 
सूची wy | LY छि wy । ८०५५ से लगा हे: -— 


FF A = अति. उन २७७ 
३. EN yo २ प्रतियाँ ६०८ 
9. 2201 २७० (5 29> ० ४५७5 २ प्रतियाँ ३२७ 
प्‌, 5921 (टा ३ प्रतियाँ २ ५४ 
६. ७01 69 ४ प्रतियाँ २६७ 
6 >) Sus ५ प्रतियाँ ३३ 
हु. soya] DUS १ प्रतियाँ ११० 
१०. 2091, JY! swe ५ प्रतिय ४३५ 
११ sous ६०9० ५ प्रतियाँ ३८६ 


१२. (५ (2९५ ८५५१७5 ) (50१2५५५ 25 ३ प्रतियाँ ५६८ 
इनके अतिरिक्त गुलाम हुसैन जौनपुरी रचित जामए 
बहादुर खानी से भ्रलबेरूनी की 'लमश्रात? नामक एक 
ओर पुस्तक का पता चलता है । फिर बैहकी-कत “तारीख 
25] 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २३ ) 
बैहकी” से मालूम होता है कि अबू रेहाँ ने “तारीख़ ख्वारिज्म 
चनाई थी । 
इनके अतिरिक्त अलबेरूनी की ये दो पुस्तकें योरुप के पुस्तका- 


यों में मौजूद हैं :-- 


४२, 5 50॥ Sibel 9192. छ EN, 0591 as DS 
A Sly ee 


अब हम अलबेरूनी की डन पुस्तकों के नाम देते हैं जिनके हस्तलेख 


संसार के भिन्न-भिन्न पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं: -- 


१. 5011 ४,>५। १७५० २ प्रतियाँ (१) बलिन 
(२) वोडलियन, आक्स फोर्ड 
“१. CLs १ प्रति (१) वोडलियन पुस्तकालय, 


आकूस फोड । 
A ७9 २०६०० ७ २६०१ प्रति (१) बोडलियन । 
५ 20591 ns १ प्रति (१) ४? 
« 3018० 35 2905 2.१ प्रति (१) सकारियल (बेरूत) । 
त्रैराशिक १ प्रति (१) इण्डिया-आफिस- 
लायत्रेरी । 
७. ५) ३7६-० ८-५०-५३| ५५६० ७; १ प्रति (१) बलिन । 
=. प्राचीन जातियों की काल-निर्णेय-विद्या :५५.।,७। ३ प्रतियाँ,, 
(१) ब्रिटिश म्यूजियम (१०७४ ३०) 
(२) सर हेनरी रालिनसन 
(१२५४ ३०) 
(३) जातीय पुस्तकालय, पैरिस । 
-<. “अलवेरूनी का भारत? ३ प्रतियाँ, 


2% ५८ ०८ 7 


LMM. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २४ ) 

(क) मोसियो शैफुर (5९४९7) । यह बहुत 
पुराना इस्त-लेख है । बेरूनी से 
१२४ वष पीछे का लिखा हुआ है । 
मालूम होता है कि यह सीधा बेरूनी के 
दी इस्तलेख से नकल किया गया है । 

(ख) जातीय पुस्तकालय, पैरिस । 

(ग) झुस्तुन्तुनिया । ये दोनों हस्तलेखः 
> ~ = ~ 
शफर के हस्तलेख की प्रतिलिपि जान 
पड़ते हैं । 


१०. x00 १ प्रति | लिटन पुस्तकालय, मद्रिसातुल 
अलूम, अलीगढ़ (१००८ ६० ) । 
| ११. १८ॐ५।८०७ (अरबी) ३ प्रतियाँ। दो बोडलियन में और तीसरी- 
वलन में | 


(फारसी) ४ प्रियाँ । (१) ब्रिटिश म्यूजियम 
(२) मासियो शैफर (३), (४) लिटन- 


पुस्तकालय, मदरिसातुल अ्रलूम, अल्ली 
गढ़ । 


यह पुस्तिका अलबेरूनी ने रैहाना बिनतुल हसन नामक अपनी 
एक खदेश-भगिनी के लिए लिखी थी । 


१२, (5५५ ७5७5 ५ प्रतियाँ (१) वोडलियन लायत्रेरी, आकस- 
फोड, (२) बलिन लायन्रेरी, (३) ब्रिटिश 
म्यूजियम, (४) इम्पीरियल लायब्रेरी, 
कलकत्ता, (५) लिटन पुस्तकालय, अलीगढ़ | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २५ ) 


बेडलियन की प्रति सबसे पुरानी है और बेरूनी की मृत्यु के ३५: 
वर्ष बाद की लिखी हुई है । 

ऊपर की सूची से पाठकों का विदित हो गया होगा कि अलबेरूनी 
ने अपने जीवन में कितना भारी साहित्यिक कार्य किया था । बैहकी , 
ने लिखा है कि “'मैंने बेरूनी की पुस्तकों में से बहुत सी उसके हाथ 
की लिखी हुई देखी हैं।...... र उसकी पुस्तकें एक उँट के भार से 
अधिक हैं । इस प्रशंसनीय प्रयत्न के लिए परमात्मा ने उसे सामथ्ये दी 
थी ।? अल्लबेरूनी के विद्यानुराग का इससे अनुमान कीजिए कि वह 
चालीस वर्ष तक बराबर मानी कृत सफ्रुल इस रार नामक पुस्तक की 
तलाश में लगा रहा और उसे तब तक चैन न आया जब तक वह 
पुस्तक हस्तगत न हो गई। 

अल्लबेरूनी की जिन पुस्तकां के नाम हमने ऊपर की सूची में दिय 
हैं उनमें से कुछ एक को छोड़ कर शेष सवकं नाम ही नाम वाको 
रह गये हैं, खुद पुस्तकें काल की चको में पिस कर नष्ट हो चुकी 
हैं। जर्मन विद्वान्‌ डाकुर एडवड ज्ञाख्रो (107. "dard 0. Sachau) 
ने इनमें से दो--'अलबेरूनी का भारत? तथा आसारुल बाक्िया-- 
का अनुवाद ग्रॅगरेज़ी तथा जर्मन भाषा में प्रकाशित किया है । शेष 
प्राप्य पुस्तकें भी अभी वैसे ही अन्धकार में पड़ी हैं । अस्तु, प्राचीन 
मुसलिम विद्वानों में अलबेरूनी का क्या स्थान है इस विषय में दा एक 
यारोपीय विद्वानों की सम्मतियाँ दे कर हम पण्डितप्रवर अबू रैहाँ 
अलबेरूनी का जीवन-वृत्तान्त समाप्त करते हैं । 

मालीनो साहब ( 211/००) लिखते हैं कि ' बेरूनी इसलाम के 
सारे विद्वानों और विचारको में सबसे अधिक बुद्धिमान्‌, चतुर, प्रति-- 
भाशाली और सृष्टि-विज्ञान तथा गणित का सबसे बड़ा पण्डित था |?” 


| ____coo0.inPubicpomainpigtized By Sidshanta eGangoti Gyaankoshe _ In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २६ ) 
रेमण्ड बीजल्ले का मत है कि “मुसलमानों की विद्या और विज्ञान 
के मार्ग को बेरूनी से बढ़ कर शायद ही किसीके बलवान भ्रौर मर्मज्ञ 
मस्तिष्क ने आलोकित किया हो |? 
फिर बही साहब कहते हैं कि “अलबेरूनी का शायद इसल्लामी 
“इतिहास के प्रत्येक युग और प्रत्येक राष्ट्र में सबसे बड़ा नाम है |? 
सी० ए० नेलिङ्गकी राय में “अल्बेरूनी गणित और सृष्टि-विज्ञान 
के क्षेत्र में इसलाम का सबसे बड़ा प्रतिभावान्‌ और सूक्ष्मदर्शी तच्व- 
चेत्ता था |? 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बारहवाँ परिच्छेद । 


——o ete 


वेद्‌, पुराण, ओर उनका अन्य प्रकार का 
जातीय साहित्य । 


वेद का ग्रथ है उस चीज़ का ज्ञान जा कि पहले अज्ञात थी | 
वेद एक धार्मिक पद्धति है । हिन्दुओं के मतानुसार यह परमेश्वर से 
चेद के विषय मै निकला है और ब्रह्मा ने अपने मुख से इसका 
- विविध टिप्पणियाँ प्रकाश किया है । ब्राह्मण लोग इसका भ्र्थ 
समझने के बिना ही इसका पाठ करते हैं । इसी प्रकार ही वे इसे 
कण्ठश्च भी कर लेते हैं; एक से सुन कर दूसरा याद कर लेता है। 
ब्राह्मणों में वेद का आर्थ जाननेवाले बहुत थोड़े हैं । फिर उन लोगों 
की संख्या तो ओर भी कम है जिनका पाण्डिय इतना बड़ा हो कि 
वे वेद के विषयों श्रौर उसकी व्याख्या पर धार्मिक विवाद कर सकें | 
ब्राह्मण चत्रियों को वेद पढ़ते हैं क्षत्रिय वेद को पढ़ते तो हैं, 
पर उन्हें इसे किसी दूसरे का, यहाँ तक कि ब्राह्मण का भी पढ़ाने 
का अधिकार नहीं । वैश्यां और शूद्रों का, वेद का उच्चारण और पाठ 
करना तो दूर रहा, इसके सुनने की भी आज्ञा नहीं । यदि यह प्रमा- 
णित हो जाय कि किसी वैश्य या शाद्र ने वेद का उच्चारण किया है 
ता ब्राह्मण लोग उसे पकड़ कर न्यायाध्यज्ञ के पास ले जाते हैं और 
उसकी जीभ काट दी जाती है । 
वेद में आज्ञायें और निषेध हैं, अर्थात्‌ पुण्य-कर्मों के प्रोत्साहन 
और पाप-कर्मों के निवारण के उद्देश से पुरस्कार और दण्ड का 


1. 000,/70८0/7०.००/००००/ ७५४४७०००००/ जैज 51 | 00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha नि 


पर्द अलबेरूनी का भारत | 


सविस्तर वर्णन है । परन्तु इसका बडा भाग स्तुति के गीतों से भरा 
है, और इसमें नाना प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। ये यज्ञ इतने 
बहुसंख्यक आर कठिन हैँ कि आप इन्हें मुश्किल से गिन सकेंगे । 
ब्राह्मण लोग वेद का लिखने की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि इसका 
उच्चारण विशेष ताल-स्वरां से होता है । वे लेखनी का प्रयोग इसलिए 
वेद्‌ को गुरु से सुन कर नहीं करते कि कहीं कोई अशुद्धि और लिखित ' 
शिल कण्ट्य करता €। पाठ में कोई अधिकता या न्यूनता न हो जाय | 
इसका फल यह हुआ है कि वे कई बार वेद को भूल जाने से इसे ' 
रखो चुके हैं। कारण यह है कि वे मानते हैं कि शौनक ने यह 
बात शुक्र से सुनी थी कि सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में 
सम्भाषण करते हुए परमेश्वर ने ब्रह्मा से हा था--“जिस समय 
पृथ्वी जलमझ हा जायगी, उस समय तुम वेद का भूल जाओगे । 
तब वह नीचे प्रथ्वी की गहराई में चल्ला जायगा, और मछली के सिवा 
उसको और कोई बाहर न निकाल्न सकेगा । इसलिए मैं मछली को 
भेजूँगा और वह वेद का लाकर तुम्हारे हाथों में दे देगी । और मैं 


पृष्ठ ६१ 


'शूकर को सेजूँगा । वह पृथ्वी का अपने दाँतों पर उठाकर पानी से 


बाहर ले यगो ।?? 

इसके अतिरिक्त हिन्दुओं का यह भी विश्वास है कि गत द्वापर- 
युग म, जिसका उल्लेख हम अन्यत्र करेंगे, वेद श्रौर उनके देश तथा 
धर्म की सभी रोतियाँ लोप हो गई थां । फिर पराशर कं पुत्र व्यास 
ने उनका नय-सिरे से प्रचार किया | 

विष्णुपुराण कहता है:--“ प्रत्येक मन्वन्तर के आरम्भ में नये 
सिरे से उस मन्वन्तर का एक 'अधीश पैदा किया जायगा । उसकी 
सन्तान सार भूमण्डल का राज्य करेंगी । एक राजा का जन्म होगा 
जो सारे जगत्‌ का अधिपति होगा आर देवता पदा होंगे जिनका 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बारहवाँ परिच्छेद । २४ 


ज्लाग यज्ञों में नैवेद्य चढायंगे और सप्तषिं पैदा हागे जा कि वेद 
का पुनरुद्धार करेंगे; क्योंकि यह प्रत्येक सन्वन्तर की समाप्ति पर 
लुप्त हा जाता है |? 

इसी कारण, अभी थोड़े ही वर्ष गुज़रे हैं कि, काश्मीर-निवासी 
'वसुक्र नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण ने अपनी ही इच्छा से वेद का 

वसुक्र ने वेदों को लिखने और इसकी व्याख्या करने का काम 
लिपिबद्ध किया । अपने हाथ में लिया था | यह एक ऐसा काम 
था जिसे करने से दूसर सभी लोग सङ्कोच करते थे; परन्तु उसने 
इसे पूरा करके छोड़ा । कारण यह कि-वह डरता था कि वेद कहीं 
-सर्वथा लोप न हो जायें, क्योंकि वह देखता था कि लागो के चरित्र 
दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और वे धर्म की, बरन पुण्य की भी, 
अधिक परंवा नहीं करते । 

उनका विश्वास है कि वेदों के कुछ एक वचन ऐसे हैं जिनका 
घर में उच्चारण करना ठीक नहीं, क्योंकि वे. डरते हैं कि उनसे स्त्रियों 
गर गायों या भँसों के गर्भपात हो जाते हैं। इसलिए उनको पढ़ते 
समय वे घर से निकल कर बाहर खुल्ने मैदान में चले जाते हैं । 
वेद का एक भी ऐसा मन्त्र नहीं जिसके साथ इस प्रकार का कोई न! 
| कोई अयप्रद्शीक निषेध न लगा हुआ हे । 

हमं पहले कह आये हैं कि हिन्दुओं की पुस्तकें अरबी की रजज़ 
कविताओं की तरह पद्यात्मक रचनायें हैं । उनमें से बहुत सी श्लोक 
नामक छन्द में हैं । इसका कारश पहले वताया जा चुका है | जालीनूस 
भी पद्यात्मक रचना को ही अच्छा समक्ता है । वह अपनी 'काता 
जानस? नामक पुस्तक में कहता है कि-- ओषधियों के तेल को 
दिखलानेवाले शुद्ध चिह्न नकल करने से भ्रष्ट हो जाते हैं; वे किसी 
ई्च्यालु मनुष्य की मनमानी अपक्ति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए 


\ _____cco0.inPublcpomainpigiized By Siidhanta eGangoti Gyeankosthe In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha _ 


३० ३ अलबेरूनी का भारत । 
यह सर्वथा ठीक है कि डेमेक्रटीज़ की ओषधियों की पुस्तकें दूसरों से 
अच्छी समझी जायें, आर उनकी प्रशंसा और ख्याति हो, क्योंकि. 
वे यूनानी छन्द में लिखी हुई हैं | यदि सभी पुस्तकें इसी प्रकार लिखी 
जाय ता बहुत ही अच्छी बात हो |? बात असल में यह है कि पद्या- 
त्मक रचना से गद्यात्मक रचना के भ्रष्ट हो जाने की अधिक सम्भा- 
वना होती है | 

परन्तु वेदों की रचना इस साधारण छन्द अर्थात्‌ श्लोक में नहीं 
प्रत्युत्‌ एक और छन्द में हुई है । अनेक हिन्दुओं का मत है कि उस 
छन्द में काई मनुष्य रचना नहीं कर सकता | परन्तु उनके विद्वानों 
की राय है कि यह बात वस्तुतः सम्भव है; किन्तु वे केवल बेद के 
सम्मान के खयाल से ही इस छन्द के लिए यत्न नहीं करते । 

उनका ऐतिह्य कहता है कि व्यास ने वेद को चार भागों में विभक्त 

व्यास के चार शिष्य किया। वे चार भाग ये हैं :-...ऋग्वेद यजुवद 
और चार वेद । सामवेद और अथर्ववेद । 

व्यास क चार शिष्य थे । उसने एक-एक को एक-एक वेद पढ़ाया 
भ्रौर उसे कण्ठस्थ करा दिया । उनकी गिनती उसी क्रम से होती 
जिससे वेद कं चारों भागों की होती है; जैसे, पल्ल, वेशम्पायन, 
जेमिनि, सुमन्तु । 

इन चारों भागों में से प्रत्येक का एक विशेष प्रकार का पाठ है। 
पहला ऋग्वेद दै | यह ऋच्‌ नामक पद्यात्मक रचनाओं का बना है । 
ये ऋचायें. एक सी लम्बी नहीं । इस का नाम 
ऋग्वेद इसलिए है कि इसमें सब ऋचायें हीः 
ऋचाय ह। इसम यज्ञां का वणन है आर इसके उच्चारण की तीन 
भिन्न-भिन्न रीतियाँ हैं । पहली रीति एक रूप पढ़ते जाने की हे 
जेसे कि और दूसरी पुस्तकें पढी जाती हैं। दसरी रीति में प्रत्येक. 


ऋग्वेद पर |, 


पृष्ठ ६२ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बारहवाँ परिच्छेद । ३१ 


शब्द के बाद ठहरना पड़ता है। तीसरी, वह है जो कि सबसे 
अधिक श्लाघ्य है और जिसके लिए स्वग में प्रचुर पुरस्कार का 
वचन दिया गया है । पहले एक छोटा सा लेखांश पढ़ते हैं जिसका 
प्रत्येक शब्द साफ-साफ बोला जाता है; फिर इसे उस लेखांश के एक 
भाग के साथ जिसका पाठ अभी नहीं हुआ दुहराते हैं; तव अकेले 
साथ मिलाये हुए उस भाग को ही पढ़ते हैं, और फिर उसका उस 
लेखांश के अगले भाग के साथ पाठ करते हैं जा कि अभी पढ़ा नहीं 
गया है, इत्यादि, इत्यादि | इस प्रकार अन्त तक करते रहने से सारे 
पाठ को दो बार पढ़ लेते हैं । 

यजुर्वेद काण्डों का वना हुआ है। यह शब्द एक व्युत्पन्न विशेष्य 
है। इसका अर्थ काण्ड-समष्टि है। इसमें और ऋग्वेद में भेद यह है 
कि इसको सन्धि के नियमों द्वारा संयुक्त पाठ 
के तार पर पढ़ सकते हैं, परन्तु ऋग्वेद में 
ऐसा करने की आज्ञा नहीं । इन दोनों का विषय यज्ञ और होम है । 
ऋश्वेद का सन्धि के नियमों द्वारा संयुक्त पाठ के रूप में क्यों नहीँ 
पढ़ सकते इस विषय में मैंने यह कहानी सुनी है:-- 

याज्ञवल्क्य अपने शुरु के यहाँ रहता था । उसके शुरु का एक 
ब्राह्मण मित्र यात्रा पर जाना चाहता था । इसलिए याज्ञवल्क्य ने 
अपने शुरु से कहा कि आप किसी ऐसे मनुष्य 
का उसके घर भेजिए जा उसकी अनुपस्थिति में 
अग्नि में हाम किया करे और उस आग को बुझने न दे गुरु उस 
मित्र के घर अपने शिष्यों को एक-एक करके भेजने ज्ञगा । इस प्रकार 
याज्ञवल्क्य की भी वारी आ गई । वह बड़ा रूपवान्‌ और सुन्दर वस्त्र 
पहने हुए था। जिस स्थान में अनुपस्थित मनुष्य की स्री बैठी थी वहाँ 
जा कर वह होम करने लगा! उस खी को उसकी पोशाक बुरी 

३ 


यजुवेंद्‌ पर । 


याज्ञवल्कय की कया । 


( _____Cc:0.inPublcDomainDigtized By Siddhanta eGangoi Gyeankoshe. ञ॥‘ In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२ अन्बेरूनी का भारत |. 


सालूम हुई | यद्यपि उसने इस बात को ळिपाये रक्खा पर याज्ञवल्क्य 
को उसके आन्तरिक भाव का पता लग गया । हाम की समाप्ति पर 
उसने स्री के सिर पर छिड़कने के लिए जल लिया, क्योंकि मन्त्र 
पढ़ने के बाद फूंक मारने के खान में वे जल छिड़कते हैं । इसका 
कारण यह है कि वे फूँक मारने को नापसन्द करते हैं और इसे 
अपवित्र समझते हैं । तब खरी ने कहा, “इसको इस स्तम्भ पर छिड़क 
दा !? उसने ऐसा ही किया ओर वह स्तम्भ झटपट हरा हो गया । 
अब वह खी उसके पुण्य-कर्स का प्रसाद खो बैठने पर पश्चात्ताप 
करने लगी । इसलिए उसने दूसरे दिन गुरु के पास जाकर प्रार्थना 
की कि मेरे घर आज भी उसी शिष्य का भेजिए जिसे कल भेजा था। 
पर याज्ञवल्क्य ने अपनी वारी के बिना जाने से इनकार कर दिया । 
किसी प्रकार की प्रेरणा का भी उस पर कुछ असर न हुआ । उसने 
अपने शुरु के कोप की भी कुछ परवा न की, और केवल यह कहा 
कि जो कुळ आपने सुके पढ़ाया है वह सब मुझसे ले लीजिए ।?? 
इतना कहते ही फौरन उसका सारा पढ़ा-पढ़ाया उसे भूल गया । 
अब वह सूये के पास गया और उनसे वेद पढ़ाने की प्राथना 
की । सूये ने कहा “यह कैसे सम्भव ह सकता है, क्योंकि मैं ता 
सदा घूमता फिरता हुँ और तुम ऐसा करने में असमर्थ ह??? परन्तु 
याज्ञवल्क्य सूर्य के रथ के साथ लटक गया झार उससे वेद पढ्ने 
लगा । परन्तु रथ की विषम गति के कारण उसको कहां-कहीं पाठ 
को रोकना पड़ता था | 
सामवेद में यज्ञों, ्राज्ञाश्रों और निषेधों का वर्णन है । यह गीत 
सामवेद्‌ और र्वतेद्‌ । कै खर में पढ़ा जाता है, इसी से इसका यह 
नाम है, क्योंकि साम का भ्र्थ पाठ का माधुर्य 
है। इस प्रकार गाकर पढ़ने का कारण यह है कि जब नारायण वामन 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


।॥ 
| 


प्रकार से सम्बन्ध है, या फिर पुस्तक में उन उत्तरों का 


वारहवाँ परिच्छेद । ३३ 


अवतार होकर राजा बलि के पास गये थे तब उन्होंने ब्राह्मण का 
रूप धारण किया था । वे मर्मस्पर्शी स्वर में सामवेद का पाठ करते 
थे । इससे राजा बहुत प्रमुदित हुआ था, जिसके फल से उसके साथ 
प्रसिद्ध कथा की घटना हुई थी । 

अथर्ववेद पाठ रूप से सन्धि के नियमों द्वारा संयुक्त है । इसकी 
छन्द-रचनाये' बही नहीं हैं जो ऋग्वेद और यजुर्वेद की हैं, प्रत्युत 
इसकी भर नामक एक तीसरी रचना है। इसको एक अनुनासिक 
स्वर के साथ पढ़ा जाता है | हिन्दू लोग इस वेद से दूसरे वेदों के 
तुस्य प्रेम नहीं करते । इसमें भी अग्नि में होम ओर मतको के संस्कारों 


का वणन ह । 


पुराणों के विषय में पहले हम यह बताते हैं कि पुराण शाब्द का 
अर्थ प्रथम, सनातन है । पुराण अठारह हैं । इनमें से बहुतों के नाम 
पशुओं, मनुष्यों, और देवताओं के नाम हैं । 
इसका कारण यह है कि या तो इनमें उनकी 
कहानियाँ हैं, या पुस्तक के विषय का उनके साथ किसी 


पुराणों की सूती । 


ए ६३ 
वर्णन है जो कि उस जन्तु ने जिसके नाम पर पुस्तक का नाम है 
किसी-किसी प्रश्नों के विषय में दिये थे । 

पुराणों की उत्पत्ति मनुष्यों द्वारा हुई है । वे ऋषि कहलानेवालों . 
की रचनाये हैं | नीचे मैं उनके नामों की सूची देता हूँ । यह मैंने 


. सुन कर लिखी हे 


१. आदि-पुराण, अर्थात्‌ पहला । 
२. मत्स्य-पुराण, अर्थात्‌ मछली । 
३. कूमे-पुराण, अर्थात्‌ कछुआ । 
४. बराह-पुराण, अर्थात्‌ सूअर ! 


Coo Pi Dorsr,D isn zy chen connie मई In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ 


३४ अलबेरूनी का भारत । 


प्‌. नरसिंह-पुराण, अर्थात्‌ सिंह के सिरवाला मनुष्य | 

६. वामन-पुराण, अर्थात्‌ बौना । ` 

७, वायु-पुराण, अर्थात्‌ हवा । 

८. नन्द-पुराण, अर्थात्‌ महादेव का एक सेवक । 

<. स्कन्द-पुराण, अर्थात्‌ महादेव का एक पुत्र । 

१०. आदित्य-पुराण, अर्थात्‌ सूयं । 
११. सोम-पुराण, अर्थात्‌ चन्द्र । 
१२. साम्ब-पुराण, अर्थात्‌ विष्णु का पुत्र । 

१३. ब्रह्माण्ड-पुराण, अर्थात्‌ आकाश । 
१४. मार्कण्डेय-पुराण, अर्थात्‌ एक महषिं । 

१५. ताक्ष्ये-पुराण, अर्थात्‌ गरुड़ पक्षी । 

१६. विष्णु-पुराण, अर्थात्‌ नारायण | 

१७, ब्रह्मा-पुराण, अर्थात्‌ वह प्रकृति .जिसका काम जगत्‌ का. 

रक्षण ओर पालन करना है । 
१८, 'भविष्य-पुराण, अर्थात भावी चीजें । 
इन सारे ग्रन्थों. में से मैने केवल मत्स्य, आदित्य, और वायु- 
पुराण के कुछ भाग देखे हैं । 
पुराणों की इससे कुछ भिन्न सूचो मुभे विष्णु-पुराण से पढ़ कर 

सुनाई गई है। मैं इसे यहाँ सविश्तर देता हूँ, क्योंकि उन सब विषयों 
में जिनका आधार ऐतिहा हो, ग्रन्थकार. का यह कर्तव्य है कि वह. 
उन ऐतिह्यों का यथासम्भव पूर्ण-रूप से लिखदे :-- 

१. ब्रह्म । 

२. पद्म, श्रर्थात्‌ लाल कमल । 

३. विष्णु । 

४. शिव, अर्थात्‌ महादेव * 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बारहवाँ परिच्छेद । ३५ - 


. भागवत, अर्थात्‌ वासुदेव । 

- नारद, अर्थात्‌ ब्रह्मा का पुत्र । 

. मार्कण्डेय । 

८. अग्नि, अर्थात्‌ आग । 

5. भविष्य, अर्थात्‌ आनेवाला समय । 


6 AM ०८ 


१०. ब्रह्मवैवत, अर्थात्‌ पवन । 
११. लिङ्ग, अर्थात्‌ महादेव की उपस्थेन्द्रिय की मूत्ति । 
१२. वराह । 
१३. स्कन्द्‌ । 
१४. वामन । 
| १५. कूम । 
१६. मत्स्य, अर्थात्‌ मछली । 
१७, गरुड़, अर्थात्‌ विष्णु की सवारी का पच्च । 
| -१८. ब्रह्माण्ड | 
पुराणों के ये नाम विष्णु-पुराण के अनुसार हैं । 


| स्मृति नाम की पुस्तक वेद से निकाली गई है | इसमें आज्ञायें 
| और निषेध हैं । इसको ब्रह्मा के निम्नलिखित बीस . अक 
| नरो ने रचा है : स्मृतियों की सुची । 
१. आपस्तम्भ । 

| २. पराशर । 

| ३. शतपथ (शातातप.?) 

| ४. सामवत । 

५. दत्त | 

४६. वसिष्ठ । 


Mmmm SEO. Pubic Dorain Digiized By Siidherts e0shgoti Gysen kasha In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGan [011 Gyaan Kosha 


. ३६ अलबेरूनी का भारत । 
७. अङ्गिरस्‌ । 
८. यम । 
5, विष्णु । 
१०. मनु । 
११. याज्ञवल्क्य । 
१२. भ्रत्रि । 
१३. हारीत । 
१४. लिखित । 
१५. शङ्। ` 
१६. गौतम । 
१७. वृहस्पति । 
१८. कात्यायन | 
१४. व्यास । 
२०. उशनस्‌ । 
इनके भ्रतिरिक्त, हिन्दुओं के यहाँ उनके धम्मेशाख्न, ब्रह्मविद्या, 
तपस्या, देवतां बनने और संसार से मुक्त हा जाने की विधि पर पुस्तकें 
हैं; जैसे, गाड मुनि की वनाई हुई पुस्तक जो उसी के नाम से प्रसिद्ध है; 
कपिल-कृत सांख्य जोकि पारमार्थिक विषयों की पुस्तक है ; मोक्ष की 
तलाश और आत्मा के ध्येय के साथ मिलाप के अनुसन्धान पर 
पत्तजलि की पुस्तक; वेद श्रौर उसकी व्याख्या के विषय में कपिल- 
रचित न्यायभाषा, जिसमें यह भी दिखाया गया है कि वेद पैदा 
किया हुआ है, और इसमें वैदिक आज्ञाश्रों के भेद दिखलाये गये हैं 
कि कौनसी केवल विशेष अवस्थाओँ के लिए ही हैं भ्रौर कौनसी 
सामान्य अवस्था के लिए; फिर इसी विषय पर जैमिनि-कृत मीमांसा; _ 
्रहस्पति-क्रत लोकायत नामक पुस्तक, जिसका विषय है कि सभी 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बारहवाँ परिच्छेद । ३७ 


निरूपणां में हमें केवल इन्द्रियां की उपल्लब्धि पर ही भरोसा 
करना चाहिए; अगस्त्य-कृत अ्रगस्त्यमत, जिसका विषय 
यह है कि सकल निरूपणा में हमें इन्द्रियं की उपलब्धि और ऐतिह्य 
दोनों का प्रयोग करना चाहिए; और विष्णु-धर्म्म नामक पुस्तक । 
धर्म्मं शब्द का अथ पुरस्कार है परन्तु प्रायः इसका प्रयोग मज़हब 
के लिए किया जाता है; इसलिए पुस्तक के इस नाम का अर्थ 
हुआ इश्वर का मज़हब (र्म्म), ईश्वर से यहाँ अभिप्राय नारायण से 
है। फिर व्यास के छ: शिष्यां की पुस्तकें हैं | बे शिष्य ये हैं :-- 
देवल, शुक्र, भार्गव, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, और मनु । विज्ञान की 
सभी शाखाओं पर हिन्दुओं के यहाँ अनेक पुस्तके हैं। इन सबके 
नामों को कैन मनुष्य जान सकता है ? विशेषत: जब कि वह हिन्दू 
नहीं प्रत्युत एक विदेशी हो । 
इसके अतिरिक्त, उनकी एक ओर पुस्तक है । इसका वे इतना 

सम्मान करते हैं कि वे प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं कि जा वाते दूसरी 
पुस्तकां में लिखी हैं वे सबकी सब इसमें भी 
पाई जाती हैं, परन्तु इस पुस्तक की सारी बातें 
दूसरी पुस्तकों में नहीं पाई जातीं। इसका नाम भारत है । इसको 
पराशर के पुत्र व्यास ने उस समय बनाया था जब कि कुरु और 
पाण्डु के पुत्रों में महायुद्ध हुआ था । इसका स्वयं नाम ही उन 
समयों का ज्ञापक है। पुस्तक के १,००,००० टलोक और अठारह 
भाग हैं । प्रत्येक भाग पर्व कहलाता दै । हम यहाँ उनकी सूची देते हैं :- 

१. सभा-पर्वे, अर्थात्‌ राजा का घर । [ 

२. अरण्य, अर्थात्‌ बाहर खुले मैदान में जाना; इसका तात्य 

पाण्डु के पुत्रों का प्रस्थान है । 
३. विराट, अर्थात्‌ एक राजा का नाम जिसके देश में वे जाकर छिपे थे । 


प्र ६४ 


महाभारत | 


CNS. लि In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


३८ अलबेरूनी का भारत । 


उद्योग, अर्थात्‌ युद्ध की तैयारी । 

भीष्म । 

« द्रोण, ब्राह्मण । 

. कणे, सूर्य का पुत्र । 

. शल्य, दुर्योधन का भाई. | ये लड़ाई में लड़नेवाले बीरों में शिरो- 
मणि थे । जब एक मर जाता था तब सदा दूसरा आगे उसकी 
जगह आ जाता था। 

%. गदा, अर्थात्‌ मोगरी । 
१०. सौप्तिक, अर्थात्‌ सोते हुए मनुष्यों का मारा जाना, जब द्रोण के 
पुत्र अश्वत्थामा ने पाश्चाल नगर पर रात्रि का आक्रमण किया 
र वहाँ के निवासियों को मार डाला | 
११. जलप्रदानिक, अर्थात्‌ मतको को छूने से पैदा होनेवाली अशु- 
चिता को धो चुकने के उपरान्त मृतकों के लिए लगातार पानी 
| निकालना । 
१२. स्री, अर्थात्‌ खियो का विललाप । 
१३. शान्ति, अर्थात्‌ हृदय से घृणा का उन्मूलन करना। इसके चार 
भाग हैं और २४००० शलोक । उन भागों के नाम ये हैं :-- 
(क) राजधर्म, राजाओं के पुरस्कार पर । 
(ख) दानधम्मे, दान देने के पुरस्कार पर । 
(ग) आपद्धम्म, दरिद्रो और दुखियो के पुरस्कार पर | 
(ब) मोक्छधर्म्म, उस मनुष्य के पुरस्कार पर जा कि संसार से 
मुक्त हो चुका है । 
१४. भ्रश्चमेध, अर्थात्‌ संसार में घूमने के लिए सेना-सहित भेजे हुए 
घोड़े का बलिदान । तब वे जनता में यह विधोषित करते हैं कि 
यह घोडा सारे संसार के राजा का है, और जे उसे चक्रवर्ती 


6 ९» १० ९८ 


ह॥| 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“से कहा कि मुझे काई ऐसा व्यक्ति दीजिए जा 


वारहवाँ परिच्छेद । ३४ 


राजा नहीं मानता वह सामने आकर युद्ध करे। घोड़े के पीछे- 
पीछे ब्राह्मण जाते हैं ओर जहाँ-जहाँ वह लीद करता है वहाँ वे 
अग्नि में होम करते हैं । 
१५ मौसल, अर्थात्‌ यादवों का आपस में लड़ना | यादव वासुदेव 
की जाति का नाम है। 
१६. आश्रमवास, अर्थात्‌ अपने देश को छोड़ना । 
१७, प्रस्थान, अर्थात्‌ मोक्ष की तलाश में राज्य का परित्याग । 
१८. स्वर्गारोहण, अर्थात्‌ स्वर्ग की यात्रा । 
इन अठारह भागों के वाद हरिदंश-पर्व नामक एक ओर प्रकरण 
है। इसमें वासुदेब-सम्बन्धी ऐतिह्य हैं । 
इस पुस्तक में अनेक ऐसे वचन मिलते हैं, जिनके पहेलियों 
“की तरह अनेक अथे निकल सकते हैं । इसका कारण बताने के लिए 
'हिन्दू यह कहानी सुनते हैं :---व्यास ने ब्रह्मा 
पृष्ठ ६९ 
भारत को मेरे मुंह से सुन कर लिखता जाय । उसने यह काम अपने 
पुत्र विनायक [ जिसकी मूत्ति हाथी के सिरवाली बनाई जाती दै ] 
के सिपुदै किया और उसके लिए यह आवश्यक कर दिया कि वह 
लिखने से कभी वन्द न हा । साथ ही व्यास ने उसे आज्ञा दी कि 
'केवल वही बातें लिखना जिनको कि तुम समक लो । इसलिए व्यास 


“ने बोलते समय ऐसे वाक्य बोले जिन पर लेखक को विचार करना 


'पड़ा, और इससे व्यास को आराम करने के लिए थोड़ा सा समय 
{मिल गया | 


Ls, oe /००००००७०/ ८७००८ मा जज मिल In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 160519 _ 


तेरहवाँ परिच्छेद । 
CO ls ON 


उनका व्याकरण तथा छन्द-सभ्बन्धी साहित्य । 


व्याकरण और छन्द:शाख दूसरे शाखो के सहकारी हैं। इन दने! 
में से व्याकरण का स्थान उनके मत में पहला है । व्याकरण उनको 
व्याकरण की पुस्तकें. वाणी तथा व्युत्पत्ति-सम्बन्धी नियमो कीः 
की सूजी । शुद्धि का आईन है । इसके द्वारा वे लिखने 
और पढ्ने में श्रेष्ठ और अस्खलित शेली प्राप्त करते हैं। हम मुसलमान 
लोग इसका कुळ भी अंश नहीं सीख सकते, क्योंकि यह एक ऐसेः 
मूल से निकली हुई शाखा दै जा कि हमारी पकड़ के अन्दर नहीं । 
यह कहने से मेरा तात्पर्य स्वयम्‌ भाषा से है । इस शास्त्र के ग्रन्थों केः 
जो नाम मुभे बताये गये हैं वे ये हैं : -- 
१. ऐन्द्र, इसका सम्बन्ध देवताओं के राजा इन्द्र से बताया जाता है। 
२. चान्द्र, यह चन्द्र की रचना है जाकि बौद्ध धर्म का एक भिल्लु था। 
३. शाकट, इसका नाम इसके रचयिता के नाम पर है। उसकी 
जाति भी एक ऐसे नाम, अर्थात्‌ शाकटायन, से पुकारी जाती हैः 
जिसकी व्युत्पत्ति इसी शब्द से हे । 
४, पाणिनि, अपने रचयिता के नाम पर इसका यह नाम है। 
५. कातन्त्र, इसका रचयिता शर्ववर्मन्‌ है । 
६. शशिदेववृत्ति, यह शशिदेव की रचना है । 
७, दुगविवृत्ति | 


८. शिष्यहितावृत्ति, यह उम्रभूति की बनाई हुई है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेरहवाँ परिच्छेद । ४१ 


मुझे बताया गया है कि उग्रभूति जयपाल के पुत्र शाह आनन्द- 
पाल का शिक्षक और शुरु था । जयपाल वही राजा है जो हमारे 
राजा आनन्द्पाल समय में शासन करता था। पुस्तक को पूरा 
और उसका गुरु उग्रभूति । कर लेने पर उसने इसे काश्मीर भेज दिया; 
परन्तु बहाँवाल्लो ने इसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि ऐसी बातों में वेः 
बड़े ही अभिमानी और परिवत न-विरोधी थे । अव उसने इस बात 
की शाह से शिकायत की, और शाह ने, गुरु के प्रति शिष्य-धर्म्म का 
पालन करते हुए, उसकी मनःकामना पूर्ण करा देने का वचन दिया। 
उसने आज्ञा दी कि २,००,००० दिह॑म और इतने ही मूल्य के उपहार 
काश्मीर में भेज कर उन लोगों में बाँट दिये जायें जे उसके शुरु की 
पुस्तक का अध्ययन करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि वे सब इस 
पुस्तक पर टूट पड़े, और उन्होंने इसके सिवा और दूसरे व्याकरण की 
प्रतिलिपि करना छाड दिया। इस से उनके लोभ की नीचता प्रकट होती 
है । इस प्रकार पुस्तक का प्रचार और आद्र बहुत बढ़ गया । 
व्याकरण की उत्पत्ति के विषय में वे यह कथा बताते हैं :--एक 
दिन समलवाहन, अर्थात्‌ संस्कृत भाषा में सातवाहन, नामक उनका 
व्याकरण की उत्पत्ति एक राजा एक सरोवर में अपनी खियों के साथ 
के विषय मेंकया। जल्न-क्रीड़ा कर रहा था । वहाँ उसने उनमें से 
एक को कहा “मा उदकम्‌ देहि?? अर्थात्‌ मुझ पर पानी मत फेंका | 
परन्तु वह स्त्री इसका अ्रथ “मोदकम्‌ देहि’? अर्थात्‌ मिठाई दा, 
समभी । इसलिए वह वहाँ से जाकर मिठाई ले आई । जब राजा ने 
उसंके इस काम को नापसन्द किया तब उसने उसे बड़े क्रोध से 
उत्तर दिया और उसके प्रति गह्म भाषा का प्रयोग किया । अब राजा 
इससे बहुत खिभा, और, जैसी कि उनके यहाँ रीति है, उसने 
सब प्रकार के भोजन का परित्याग कर दिया, और एक कोने में 


००० 220. In Public Domain Digiized By Sidchente o Gan Si म In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGanqgbtri 


३२ अलबेरूनी का भारत। 


छिप कर बैठ गया । अन्त को एक ऋषि इसके पास आया । उसने 
उसे समाश्वासन दिया और प्रतिज्ञा की कि मैं लोगों का भाषा के 
विकार और व्याकरण सिखला दू गा । इस पर वह ऋषि महादव के 
पास गया और उसकी स्तुति, प्रार्थना और भक्ति की । महादेव ने 
उसे दर्शन दिया और उसे कुळ नियम सिखलाये जैसे कि अबुल- 
असबद दुएली (5७०५।२४।५२) ने अरबी भाषा के लिए दिये हैं। 
महादेव ने उसे यह भी वचन दिया कि इस शाख के विकास से रै 
तुम्हें सहायता दगा । तब ऋषि ने वहाँ से लौट कर यह विद्या राजा 
को सिखाई । व्याकरण-शाख् की उत्पत्ति यहाँ से हुई थी । 
व्याकरण के बाद एक दूसरा शाञ्ज आता है। इसका नाम 
छन्द है । यह हमारे छन्दों के सदृश है। यह शाख्न उनके लिए 
प्राक. रचनाञ्रो अनिवार्य है; क्योंकि उनकी सभी पुस्तकें कविता 
के लिए हिन्दुओं का में हैं। पुस्तकों की छन्दो में रचना करने से 
पूर्वाचुराग | उनका उद्देश्य यह है कि इन्हें कण्ठस्थ करने में 
सुभीता हो, और शाख-सम्वन्धो सर्व प्रश्नों के लिए, परमा- ह 
वश्यकता के बिना, लोगों को बार-बार लिखित पुस्तक को 
न देखना पड़े । क्योंकि उनका ख़याल है कि जिन चीज़ों में आकार- 
शुद्धता और व्यवस्था है उनके साथ मानव-मन की सहानुभूति और 
जिनमें व्यवस्था नहीं उनसे विरक्ति होती है । इसलिए प्रायः हिन्दू 
अपने न्दो पर बड़े ही अनुरक्त हैं। वे अथ न समभते हुए भी सदा 
उनका पाठ करते रहते हैं और श्रोतागण हर्ष और प्रशंसा प्रकट 
` करने के लिए श्रपनी अ्गुलियाँ चटकाते हैं। वे गद्यात्मक रचनाओं को 
'पसन्द नहीं करते, यद्यपि इनका समझना अपेक्षाकृत बहुत सुगम है । 
उनकी पुस्तके प्राय: श्लोकों में बनी हुई हैं। मैं भी अ्राजकल 
जलोकों का अभ्यास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हिन्दुओं के लिए यूछिंड 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेरहवाँ परिच्छेद । ४३ 


अर अलमजस्ट की पुस्तकों का भाषान्तर तैयार करने और उनको. 
अस्तरलाब के निर्माण पर एक निवन्ध के लिखवाने में लगा हुआ हूँ । 
इसमें मेरा उद्देश विद्या-प्रचार के सिवा श्र कुछ नहीं । जब हिन्दुओं 
के हाथ कोई ऐसी पुस्तक लग जाती है जिसका उनमें अभी अभाव 
हो तो वे फौरन उसे श्लोक-बद्ध करना आरम्भ कर देते हैं । ये श्लोक 
ढुर्बोध्य होते हैं क्योंकि पद्यात्मक रचना के लिए एक कृत्रिम और 
संकुचित शैली की आवश्यकता होती है । यह बात उस समय स्पष्ट 
हा जायगी जब हम उनकी संख्या को प्रकट करने की रीति का वर्णन 
करेंगे । और यदि छन्द॒ पर्याप्त किष्ट न हों ता लोग उनके रचयिताग्रों 
पर नाक-भौं चढ़ाते हैं कि उन्होंने गद्य ऐसा लिख डाला है | इससे 
उनको बहुत दुःख होता है | जो कुछ मैं उनके विषय में कह रहा हूँ 
उसमें परमात्मा ही मेरे साथ न्याय करेगा । 

इस शास्र के आविष्कारक पिङ्गल ओर <> (?च-ल-त) थे ।' 
इसकी अनेक पुस्तकें हैं । इनमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक गैसित (?गै-स-त): 
है। इसका यह नाम इसके रचयिता के नाम 
पर है । यह इतनी प्रसिद्ध है कि सारा छन्दः 
शास्र इसी नाम से पुकारा जाता है । और पुस्तकें सगलाञ्छन, पिङ्गल, 
झर औलियान्द ००५! । (!ऊ-(औ)-ल-या-आ-न-द) की रचनायें 
हैं। परन्तु मैंने इन पुस्तकों में से एक भी नहीं देखी, न सुके त्रह्म- 
सिद्धान्त के छन्द-गणना के अध्याय का कुछ अधिक ज्ञान है, इसलिए 
उनके छन्द:शाख् के नियमों का पूरा-पूरा ज्ञान रखने का. मैं अभिमानी 
नहीं । इस पर भी जिस विषय का मुझे अल्प ज्ञान है उसे छोड़ जाना 
ठीक नहीं, और सैं उस समय तक जब कि मेरा इस पर पूर्ण अधि- 
कार हो जाय, इसका वर्णन करना स्थगित न करूँगा । 

अक्षरों (गणछन्दस) का गिनने में वे उसी प्रकार के चिह्नों का 


छन्द्‌ पर पुस्तक । 


000 CC:0.in Pubic Domain. Digiized By Siidhanta eGangoti Gyaankosta In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


9७ अलबेरूनी का भारत । 


प्रयोग करते हैं जिस प्रकार के चिह्ों का अलखलील इब्न अहमद 
लघु और गुरु नामक और हमारे छन्दःशाखियों ने खर-रहित व्यञ्जन 
परिभाषाओं का अर्थ। आ्रौर खर-सहित व्यञ्जन को प्रकट करने के 
लिए व्यवहार किया है । वे चिह | और < हैं | इनमें से पहला लघु 
अर्थात्‌ हलका और दूसरा गुरु अर्थात्‌ भारी कहलाता है । नापने 
( मात्राङन्दस्‌ ) में लघु से गुरु ठुगुना गिना जाता है, और एक गुरु 
के स्थान को दो लघु रखते हैं । 
इसके अतिरिक्त उनका एंक लम्बा (दीघ) अक्षर हाता है। इसकी 
मात्रा या छन्द्‌ गुरु के बराबर गिना जाता है। मैं समझता हूँ 
यह दीघ खखाला अक्षर है ( यथा का, की, कू ) । परन्तु यहाँ मैं 
स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूँ कि इस समय तक में लघु ओर गुरु के 
.खरूप की पूरी तरह से नहीं समझ सका जिससे मैं अरबी से वैसे ही 
उदाहरण देकर उन्हें स्पष्ट कर सकूँ । तिस पर भी मेरा खयाल है कि 
-लघु का अर्थ खर-रहित व्यञ्जन नहीं, ्रौर न गुरु का अर्थ स्वर-सहित 
व्यञ्जन दै, प्रत्युत, लघु का अथ छोटे स्वरवाला व्यञ्जन (यथा क, कि, 
कु) है भ्रौर गुरु का अर्थ खर-रहित व्यजन से संयुक्त लघु है । जैसा 
“कि ( कत्‌, कित्‌, कुत्‌ ) । अरबी छन्द:शाख में इसके सदृश सबब 
(अर्थात -या , एक लम्बा अक्षर जिसका स्थान दो छोटे ले सकते 
हैं।) नामक एक उपक्रम है। लघु के पूवेलिखित लक्षण में मेरे सन्देह 
का कारण यह है कि हिन्दू एक-दूसरे के बाद लगातार अनेक ळघुओं 
का प्रयोग कर देते हैं। अरबी लेग एक-दूसरे के पीछे इकट्टे दो खर- 
“रहित व्यञ्जनों का उच्चारण करने में असमथ हैं, परन्तु अन्य भाषाओं में 
यह बात सम्भव है। उदाहरणाथ, फारसी छन्द :शाख्न ऐसे व्यश्जन को 
हलके स्वर द्वारा हिळाया हुआ (अर्थात्‌ इत्रानी स्च 8८7७७ की तरह 
बोला जानेवाल्ला ) कहते हैं । परन्तु जिस अवस्था में ऐसे व्यद्जन : 


' 00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


व्यञ्जन का बोलना कठिन है ता भी हिन्दुओं के प्राय: विशेष्यो ˆ 


तेरहवाँ परिच्छेद । ४५ 


तीन से अधिक हों तो उनका उच्चारण करना अति कठिन बरन 


असम्भव है; ओर इसके विपरीत, एक व्यञ्जन आर एक छोटे खर 


के बने हुए छोटे-छोटे अच्षरों के एक अविरत अनुक्रम का उच्चारण 


करना कुछ भी कठिन नहीं, जेसा जब हम अरबी में कहते हैं, “वद- 
चुकू कमसल्वि सिफूतिक्‌ व फृझ्ुक्‌ विस श्रते शफतिक्‌?' (अर्थात्‌ तेरा 
शरीर तेरे वर्णन के सदृश है, भ्र तेरे मुँह का निर्भर तेरे हाँठ को 
चौड़ाई पर है ) । फिर, यद्यपि शब्द के आरम्भ में स्वर-रहित He 
का आरम्भ यदि ठीक स्वर-रहित व्यञ्जनों से नहीं ता कम से कम ऐसे 
व्यञजनों से अवश्य होता है जिनके बाद केवल स्च्व-सहश स्वर-ध्वनि 
दै । यदि ऐसा व्यज्जन पद्य के आरम्भ में हो तो वे इसे नहीं गिनते, 
क्योंकि गुरु का नियम यह चाहता है कि इसमें स्वरहीन व्यञ्जन 
स्वर के पहले नहीं प्रत्युत इसके पीछे आये ( क-त्‌, कि-त्‌, कु-त्‌ ) । 
फिर, जिस प्रकार हमारे लोगों ने चरणों ( ५५८(:। ) से विशेष 


'कर्पनाये' या रीतियाँ तैयार की हैं जिनके अनुसार पद्य बनाये जाते 


हैं, और जैसे चरण के भागों अर्थात्‌ खर-हीन 
श्रौर खर-सहित व्यञ्जनं को प्रकट करने के लिए 
चिह्न बनाये हैं उसी प्रकार हिन्दू भी लघु और गुरु के बने हुए चरणों 
को दिखलाने के लिए विशेष नामों का प्रयोग करते हैं । इन चरणों 
में या ता लघु पहले और गुरु पीछे या गुरु पहले और लघु पीछे होता 


मात्रा का लच्या । 


है, पर ये आगे-पीळे होते इस रीति से हैं कि अन्षरों की संख्या चाहे 


बदलती रहे पर मात्रा सदा वही रहेगी । इन नामों से वे एक विशेष 
रूढ़ छान्दस ऐक्य ( अर्थात्‌ विशेष चरणां ) को दिखलाते हैं | मात्रा 
से मेरा तारपर्यं यह है कि लघु एक सात्रा के बराबर गिना जाता है, 


और गुरु दो के बराबर । यदि वे चरण को लिख कर प्रकट करते हैं 


७३ 00-0.॥ 70010 Doranogiized By 5000010 ecangoti Gyan kote In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६ अलबेरूनी का भारत । 


तो वे केवल अक्षरों की मात्रायें ही बताते हैं उनकी संख्या नहीं, 
जैसा कि (अरबी में) द्विगुण व्यजन (क्क) एक स्वरहीन व्यञ्जन + एक 
खरसहित व्यञ्जन के बराबर गिना जाता है, और एक व्यञ्जन जिसके 
पीछे तस्वीन ( कुन ) हो वह एक खरयुक्त व्यञ्जन + एक स्वरहीन 
व्यञ्जन के बरावर गिनां जाता है, परन्तु लिखने में दोनों एक से 
दिखल्लाये जाते हैं (अर्थात्‌ प्रस्तुत व्यञ्जन के चिह्न से) । 
लघु और शुरु का श्रलग विचार करे ते इनके अनेक नाम 
हैं। लघु ल, कलि, रूप, चामर, और प्रह कहलाता है, और गुरु 
ग, नीत्र, और अद्ध अंशक । पिछला नास यह 
प्रकट करता है कि पूर्ण अशक दो गुरुओं के 
बराबर या उनका प्रतिफल है। ये नाम उन्होंने केवल इसलिए गढ़े हैं 
जिससे उनकी पद्यात्मक पुस्तकों को श्लोकबद्ध करने में सुगमता हो। 
इस कार्य के लिए उन्होंने इतने नाम निकाले हैं कि यदि दूसरे नाम 
ठन्दों के ठीक न भी बैठे ता एक ता अवश्य ठीक बैठ जायगा । 
लघु और गुरु के संयोग से पेदा होनेवाले 
चरण यें हैं :-- 
संख्या ओर मात्रा दोनों में द्विगुण चरण है॥, अर्थात्‌ दो अक्षर 
और दो मात्रायें । 
मात्रा में नहीं, प्रत्युत केवल संख्या में, द्विगुण चरण होते हैं, < 
और < |; मात्रा में वे तीन मात्रा के बराबर हैं ॥। ( परन्तु, संख्या में 
केवल दा अक्षर हँ ) | 
` दूसरा चरण ८ । कृत्तिका कहलाता दै । 
चतुःसंख्यक चरणों के प्रत्येक पुस्तक में भिन्न भिन्न नाम हैं :--- 
< < पच, अर्थात्‌ आधा महीना । 
॥ < ज्वलन, अर्थात्‌ आग । 


लघु और गुरु के नाम। 


इकहरे चरण 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेरहवाँ परिच्छेद । ४७ 


1< | सध्य (? मधु) । 
< || पर्वत, अर्थात्‌ पहाड़ | इसका नाम हार और रस भी है। 
॥॥ घन । 
पाँच मात्राओरां के बने चरणों के अनेक रूप हैं; इनमें से जिनके 
| विशेष नाम हैं वे ये हैं:-- 
1< < इस्ति, अथात्‌ हाथी । 
. १८, काम, अधात्‌ इच्छा । 
1 < <| ( ? दीमकृ चाट गई ) | 
1॥ कुसुम । 
जिस चरण में छ: मात्रायें हा वह < < < है। 
अनेक लोग इन चरणां के शतरंज के मुहरों के नाम रखते हैं, 
| यथाः— 
ज्वलन = हाथी । 
| मध्य = कोट या किला | 
परेत =पियादा । 
घच =धोड़ा। 
एक शब्द-काश में जिस का नाम उसके रचयिता ०,४ (१हरिमट्ट) 
ने अपने ही नाम पर रक्खा है । तीन लघु या गुरु के बने चरणों 
चरण की व्यबस्या को शुद्ध व्यज्ञनों के नाम दिये हैं । वे नीचे 
पर हरिभट्ट केप्रमाण। के कोठे में बाई ओर लिखे गये हैं । 
कोठा । 
म << < छः गुना (अर्थात्‌ छः ` मात्रावाल्ा) । 
य। < < इस्तिन्‌ | 
| र <।< काम | 


Ally 


00 ~ ९ 
त < < । ( ? दीमक चाट गइ ) : 
३ 


बित्त) In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha si fis 


पी अल्लबरूनी का भारत । 


स ॥ < ज्वलन । 

ज | <। मध्य। 

भ <॥। पवेत । 

न । । । तिगुना (अर्थात्‌ तीन मात्रावाला) । 

इन चिल्लो के द्वारा प्रन्थकार आनुमानिक रीति से (एक प्रकार 
के बीजगणित-सस्बन्धी परिवततन से) इन आठ चरणों के बनाने की 
विधि सिखाता है । वह कहता है: -- 

“देनों प्रकारों (शुरु और लघु) में से एक का पहली पंक्ति में 
अमिश्रित रक्खा (जे कि, यदि हम गुरु से आरम्भ करें तो, 
< < < होगा)। तब इसे दूसरे प्रकार के साथ मिला दो, और 
इसमें से एक को दूसरी पक्ति के श्रारम्भ में रख दा, वाकी के 
दा तख पहले प्रकार के हा (1< < )। तव इस संमिश्रण के तत्व को 
मेमरी पंक्ति के मध्य में रक्खा ( <। < ), ओर अन्ततः चौथी पंक्ति की 
समाप्ति पर ( < < ।)। अब तुम पहला आधा भाग समाप्त कर चुके । 

“इसके आगे, दूसरे प्रकार .को सबसे निचली पंक्ति में अमिश्रित 
रख दा (॥।!), और इसके ऊपर की पंक्ति के साथ एक पहले प्रकार 
का मिला कर इसको पंक्ति के आरम्भ में रक्खा ( <॥।), फिर उसके 
बाद की दूसरी पंक्ति के मध्य सें (। <1), अर अन्तत: उसके आगे 
की पंक्ति के अन्त में रक्खे। (॥ <) । तब दूसरा श्राधा भाग समाप्त 
हो गया, और तीन मात्रा्रों कै जितने ससवायों का होना सम्भव है 
वे पूरे हे! चुके ।? 


रड 


20) 


प्प 


१.< < रो ५. ॥ < । 
२.॥< < ! ६. 1 <| । 
३. <।< {| पहला आधा । ७. <॥ | दूसरा आधा। 
४, < <। । ८.।!। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेरहवाँ परिच्छेद: । घर 


रचना या परिवर्तेन की ग्रह पद्धति ठीक है, परन्तु इस परिवत न- 
क्रम में शुद्ध चरण का स्थान मालूम करने के लिए उसकी गणना 
इसके अनुसार नहीं है । क्योंकि वह कहता है: 


“चरण का प्रत्येक तत्त्व (अर्थात्‌ गुरु ओर लघु दोनों) दिखलाने 
के लिए २ का अंक, सदा के लिए एक. ही बार, रख दा, जिससे 
प्रत्येक चरण २, २, २ द्वारा प्रकट किया जाय । बायें (अंक) को 
मध्य से, झार उनके फल को दायें अंक से गुणा । यदि यह गुणक 
(अर्थात्‌ दाई ओर का यह अंक) लघु हो, ता घात को वैसा का वैसा 
रहने दो; परन्तु यदि यह गुरु हाता घात में से एक निकाल दो |? 


प्रन्थकार उसका दृष्टान्त छठे चरण अर्थात्‌ । <। से देता है । 
वह २ का २ से गुणा करता है और घात (४) से १ निकाल देता 
। वाको ३ का वह तीसरे २ से गुणा करता है, और उसका घात 
प्राप्त होता है । 


Aly 


A 


पर बहुत से चरणों के लिए यह ठीक नहीं, और मुझे कुछ ऐसा 
जान पड़ता है कि हस्तलेख का पाठ भ्रष्ट है | 


इसके अनुसार चरणों का यथाथ क्रम इस प्रकार होगा:-- 


छक ख... ग्‌ र 
१, < ट ४0०८ < | 
द | < ६. । < l 
३. < | < छ. < [ | 
४. | | < [ ! | | 


पहली पंक्ति (क) का समिश्रण ऐसा है कि एक प्रकार के बाद 
सदा दूसरा प्रकार आता है । दूसरी पंक्ति (ख) में एक प्रकार के दा 


[Ea In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५० अलबेरूनी का भारत । 


के बाद दसरे प्रकार के दे आते हैं; ऑर तीसरी पंक्ति (ग) में एकः 
प्रकार के चार के बाद दूसरे प्रकार के चार आते हैं | 


तब उपयुक्त गणना .का रचयिता. कहता है, “यदि चरण का 

पहला तत्त्व गुरु है ता गुणन से पूर्व उसमें से एक निकाल ले | यदि 

गुणक शुरु दा ते घात में से एक निकाला । इस प्रकार तुम्हें इस 
क्रम सें चरण का खान मालूम हो जायगा ।? 


जिस प्रकार अरबी छन्द अरूज़ अर्थात्‌ पहले >छीकाधे के अन्तिमः 
चरण, और दबे अर्थात्‌ दूसरे श्लोकार्धे के अन्तिम चरण द्वारा दो 
आधों या श्लोकार्घों में विभक्त है उसी प्रकार 
हिन्दुश्रों के तछोक भी.दो आधों में बटे हुए हैं । 
इनमें से प्रत्येक का पाद कहते है । यूनानी भी उन्हें पाद (:: :: कुमिकुक्त) 
कहते हैं,--वे शब्द जा इसके, अथात्‌ अक्षर के, बने हुए हें 
और खरयुक्त या स्वरहीन व्यज्जन, दीर्घ, लघु, या संदिग्ध स्वरोंबाले 
व्यञ्जन । 


पादे पर । 


छन्द तीन, या अधिक सामान्य रीति से चार पादों में विभक्त 
हाता है । कई बार वे छन्द के मध्य में एक पाँचवाँ 
पाद भी जोड़ देते हैं । पादों में मित्राक्षर नहीं होता, 
पर एक प्रकार का वृत्त हाता है जिसमें १ भ्रौर २ पाद एक ही 
व्यञ्जन या भ्रक्तर के साथ समाप्त होते हैं, माने! जैसे इस पर तुक 
मिलाते हों, और ३ और ४ पाद भी उसी व्यञ्जन या अक्षर पर 
समाप्त होते हैं। इस प्रकार के छन्द को श्राया कहते हैं। पाद्‌ को 
अन्त में लघु का गुरु हो सकता है, पर प्राय: यह 
छन्द लघु के सांथ समाप् होता 


र्या छुन्द्‌ पर । 


पष्ठ ६६ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेरहवाँ परिच्छेद . हा? 


हिन्दुओं के भिन्न-भिन्न काव्य-अन्थों'में त्रहुसंख्यक वृत्त सिल्तते 


हैं ५ पादों के वृत्त में पाँचवाँ पाद्‌ ३ ओर ४ पादों के बीच रक्खा 
जाता है । बृत्तों के नाम अक्षरों की संख्या, और पीछे आनेवाले 
श्लोकों के अनुसार भिन्न-भिन्न द्वोते हैं । क्‍योंकि वे यह नहीं पसन्द 
करते कि एक- लम्बे काव्य के सभी श्लोक एक ही ड़ृत्त के हें । वे 
एक ही कविता मेँ अनेक वृत्तो का प्रयोग करते हैं जिससे वह रेशम 
की एक गुलकारी सालूम हो । १ 

चार पाद्‌ के वृत्त में चार पादां की बनावट इस प्रकार 


हाती है :-- 
कलि |॥ | 
< < पक्ष = १ अंशक । | < < पक्ष | ५ 
७ | <॥ पर्वेत। | <॥ पर्वत । | 
छः | धे ५७५ 
॥ < ज्वल्न । | < < पतक्ष। 
| 
४०४ 2: क [es 
| < <पचक्ष। । < <पच्त। 
| a ॥ 2 ज्वत्ञन | | ॥< ज्वल्ञन । 4 
| ७ | । <। मध्य । । [दी मध्य । र 
| 0 हक चरेत र 
| <॥ पर्वत । | <॥ पवेत । 
| डट पक्ष । | ॥ < ज्वलन । 
| 


| ४ | ; 
यह उनके छन्दों की एक जाति का आलेख्य है। इस वग का 
| नाम स्कन्ध है और इसमें चार पाद होते हैं। इसमें दो श्लोकाध 
और प्रत्येक श्लोकार्ध में आठ अंशक दते हैं । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


ppp CC:0. in Public Domain.Digiized By Siddhanta eCangoliGyaankoshe In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२ ्रलबेरूनी' का भारत । 


शुद्ध अशक का ?ला, ररा, और भवा कभी मध्य 
अर्थात्‌ <। नहीं हो सकता, और ईठा सदा या ते मध्य या 
घन होना चाहिए । यदि यह शर्त पूरी हा जाय ता फिर दूसरे 
अशक घटना या कवि की अभिरुचि के अनुसार चाहे कुछ ही हों । 
परन्तु छन्द सदा पूर्णं होना चाहिए, कम या ज़ियादा नहीं । 
इसलिए, शुद्ध पादो में विशेष अंशको की बनावट के नियमे! 
का पालन करते हुए, हम चार पादो को निम्नलिखित रीति से 


२ 


दिखलाते हैं :-- 


पाद १, < < <॥। ॥ < 
पादू २. < < [| 1<। < |॥ << 
पाद्‌ ३. 
पेऽ द्‌ ३ < ड <। < < 
पाद ४. < < '।< < ।<। <| < 


इस नमूने के अनुसार शलोक बनाया जाता है। 


यदि तुम हिन्दुओं के इन चिह्णों से अरबी छन्द का वर्णन करोगे- 
तो देखोगे कि उनका अर्थ अरबी चिह्नों के अर्थ से सर्वथा भिन्न हेँ। 
अखं चरर हिन्दुओं अरबी चिह्न छोटे स्वरवाले व्यजन और खरहीन 
का श्लोक का अंकन । . व्यञ्जन को दिखलाते हैं । ( अरबी चिह । का 
अर्थ खरहीन व्यञ्जन है; हिन्दू चिह्न। का अर्थ एक छोटा अचर 
हैं; अरबी चिह्न ० का ग्रर्थ छोटे स्वरवाला व्यञ्जन है: हिन्दू चिह्न < 
का अरे लम्बा अक्षर है |) उदाहरणार्थ, हम नियमित पूण ख़फीफ 
छन्द का आलेख्य देते हैं । इसमें प्रत्येक पाद (७: धातु की व्युत्पत्तियो 
द्वारा दिखलाया गया है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेरहवाँ परिच्छेद । | ५३ 


खफोफ छन्द । 
(१) usb Cn (230०५ 
५७७ धातु की व्युत्पत्तियों द्वारा दिखल्ाया गया । 


(२) 1० |००१] ० 1००1०७॥० ॥ 1०।००।०, 


अरबी चिल्लो में दिखलाया गया । 
(३) सद १410 «१८ < <. 
हिन्दु चिद्नों में दिखलाया गया । 


पिछले चिद्व हमने उलटे क्रम से दिये हैं अ्यांकि हिन्दू बायें से 
दायें की ओर पढ़ते हैं । 


मैं एक बार पहले भी कह चुका हुँ और अब दुबारा कहता हूँ 
कि इस शास्त्र का अल्प ज्ञान रखने के कारण मैं पाठकों का इस 
विषय का पूर्ण परिचय कराने में असमथ हूँ । फिर भी मैं यथासम्भव 
पुरा-पुरा यत्न करता हूँ, यद्यपि मैं भल्ली भाँति जानता हूँ कि मैं केवल 
बहुत थोड़ा परिज्ञान दे सकू गा । 


बृत्त उस चार पादवाले पद्म का नाम है जिसमें छन्दःशास्त्र के 
चिह्न और अक्षरों की संख्या, पादों की विशेष पारस्परिक अनुरूपता 
के अनुसार, एक-दूसरे के समान हा, जिससे 
एक पाद्‌ को जान लेने से हम दूसरों का भी 
जान लेते हैं, क्योंकि बे इसके सदृश ही होते हैं । इसके अतिरिक्त 
यह नियम है कि एक पाद में चार से कम अक्षर नहीं हो सकते, 
क्योंकि इनसे कम अक्षरोंवाला पाद्‌ वेद में नहों मिलता । इसी 
कारण पाद्‌ में अक्षरों की संख्या कम से कम चार, और अधिक से 


त्त पद्म पर । 


py CC-0. in Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangoti Gyaankosha 00 In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ | 


५४ | अलबेरूनी का भारत । 


अधिक छब्बीस होती है । फलतः वृत्तपद्म के तेईस प्रकार 


गिनती हस नीचे देते हैं:-- 


€ 


ail 
ह 
Ei 
5] 
“न्यु 


१. पाद में चार गुरु होते हैं, ओर यहाँ एक गुरु के स्थान में दो 


लघु नहीं रख सकते | 


२. दूसरे प्रकार के पाद का स्वरूप मुझे भली भाँति ज्ञात नहीं 


इसलिए में इसे छोड़ देता हूँ । 


३. यह पाद घन नीर उदा 
i! Se 
४. = २ गुरु + २ लघु + २ गुरु। 
< < || < << 


इसको इस प्रकार दिखलाना अच्छा होगा; 


पाद = पक्त + ञ्वलन + पत्त | 
४. = २ कृत्तिका + ज्वलन + पक्ष ' 


_ ईन 1 < 025 
६. = घन + मध्य + पक्ष । 
ill । <1 < < 

७. = घन + पवेत + अ्ञलन । 
॥॥॥ 0011] < 

८. = काम, कुसुम, ज्वलन, 
< < ill < < 

रक. न पक्ष, हस्तिन्‌, च्चल्लन, 

SF ls Hh = 

१०, = पक्त, पवेत, ज्वलन, 
<< < || ॥ < 


का वनता है । 

पृष्ठ ७३ 
शुरू । 
< 
मध्य, २ गुरू । 
। < । << 
मध्य; पत्त । 
।८॥ << 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५, 


१६. 


१७, 


९४. 


३ °. 


२९. 


तेरहवाँ परिच्छेद । ३५ 
पत्त, सध्य, २ ज्वलन, हस्तिन्‌ । 
< < !<। << t< < 
घन, ज्वल्लन, यक्ष, २ हस्तिन्‌ । 
॥॥ < | [I - 
पर्वत, काम, कुसुम, सध्य, ज्वलन | 
< | 0116 ES t<! [| < 
हस्तिन्‌, पक्ष, पर्वत, कुसुम, पर्वत, लघु, गुरु । 
< SS TSS द| | < 
>> i 1 
२ पत्त, पवेत, कुसुम, २ काम, रुरु! 
< 1० रु | करी SE 
पक्त, पर्वत, काम, कुसुम, पंच, लघु, गुरु। 
८5353 lcs all vl 
२ पच्ञ, पर्वत, घन ज्वलन, पक्ष, कुसुम । 
EE NN ME |< 
२ पक्त, पवेत, घन, ज्वलन, २ कास, गुरु। 
< < < <' <॥ '॥॥ I< <I< <I < 
गुरु, २ पक्ष, पर्वत, घन, ज्वलन, २ काम, गुरु। 
CB SE पु <| 1॥॥॥ < < | < < € 
४ पक्त, ज्वलन, मध्य, पक्ष, २ मध्य, गुरु। 
TRIS NEM डट NENNEN € 
४ पत्त, ३ ज्वलन, २ सध्य, शुरू | 
॥<॥ < || < ॥<||<| = 


< << HS बा 


CRISES In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


घर 


प्‌ू प्रलबेरूनी का भारत ! 

२२.= ४ पक्ष, कुसुम, मध्य, ज्वलन, २ मध्यं, शुरु । 
5 F555 55 SNS! | < ।<Il=।I = 

२३ 5 ८ गुरु, १० लघु, काम, ज्वलन, लघु, गुरु। 


SS INN <1=. N=, । < 

यद्यपि हमारे इस सुदीर्घ वर्णन में काम की चीज़ बहुत थोड़ी है 
परन्तु हमने यह इसलिए दे दिया है कि पाठक लघुओं के संग्रह का 
उदाहरण देख लें । इससे पता लगता है कि लघु का अर्थ स्वरहीन 
व्यञ्जन नहीं, प्रत्युत एक ऐसा व्यञ्जन है जिसके पीछे एक छोटा स्वर हो । 
इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी मालूम हो जायगा कि बे पद्य का वर्णन 
और उसकी मात्रा-गणना किस प्रकार करते हैं । अन्तत: उन्हें ज्ञात 
हो जायगा कि अलखलील इच्न अहमद ने सर्वथा अपनी ही कल्पना- 
शक्ति से अरबी छन्दों का आविष्कार किया था । हाँ इतना ज़रूर 
सम्भव है, जैसा कि अनेक लोगों का मत है कि शायद उसने यह सुना 
हे कि हिन्दू अपनी कविता में विशेष वृत्तों का उपयोग करते हं । 
भारतीय कविता के विषय में इतनी सिरपच्ची करने में हमारा उद्देश यह 
हैं कि श्लोक के नियमों का निश्चय किया जाय. क्योंकि उनकी पुस्तकों 
की रचना प्रायः इसी में हई है 

शलाक का सम्बन्ध चार पादवाले छन्दां से है । प्रत्येक पाद में 

आठ श्रचर होते हैं, जा कि चारों पादों में भिन्न-भिन्न होते हैं । 
चार पादों में से प्रत्येक का अन्तिम अक्षर एक 
ही अर्थात्‌ गुरु हाना आवश्यक है । फिर प्रत्येक 
पाद में पाँचवाँ श्रक्षर सदा लघु, और छठा गुरु होना चाहिए। 
सातवाँ अचर दूसरे और चौथे पाद में लघु, और पहले और तीसरे 


पाद मं गुरु होना चाहिए । बाकी अक्षर सर्वथा घटना या कवि की 
अभिरुचि के अधीन हैं । 


-छोक का सिद्धान्त 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेरहवाँ परिच्छेद । पूछ- 


यह दिखलाने कं लिए कि हिन्दू अपनी कविता में गणित का 
किस प्रकार प्रयोग करते हैं हम नीचे त्रह्मगुप् 
का एक प्रमाण देते हैं :-- 

“पहले प्रकार का छन्द गायत्री, अर्थात्‌ दा पादो का बना पद्म 
है | अब यदि हम यह मानले कि इस छन्द के अक्षरों की संख्या 
२४ है, और एक पाद के अक्षरों की कम से कम संख्या ४ है, ता 
हम दो पादो का वर्णन ४+४ से करेंगे । इसमें उनके अन्तरा की 
संख्या उतनी कम दिखलाई गई है जितनी कम सम्भव दो सकती है । 
परन्तु उनकी बडी से बड़ी संख्या २४ सम्भव हा सकती है, इसलिए 
हम इन ४ + ४ और २४ के अन्तर अर्थात्‌ १६ का दाई ओर के अंक 
में सिल्लाते हैं ओर हमें ४+ २० प्राप्त होते हैं । यदि छन्द के तीन पाद 
हों ता यह ७+४+ १६४ से प्रकट किया जाता है । दाये हाथ का 
पाद सदा दूसरों से भिन्न होता है और इसका नाम भी अलग होता है। 
परन्तु पूर्ववर्ती पाद भी जुड़े हुए होते हैं ओर उनके जुड़ने से एक समष्टि: 
बनती है । इनके नाम भी वैसे ही अलग-अलग होते हैं । यदि छन्द ' 
के चार पाद्‌ हों तो यह ४+ ४+ ४+ १२ से प्रकट किया जाता है। 

“यदि कवि ४ अर्थात्‌ सब से कम अक्षरों के पादों का प्रयोग न 
करे, और यदि हमें दे पादवाले छन्द में आनेवाले २४ अक्षरों क 
समवायों की संख्या जानने की इच्छा हाता हमें 
४ को बाये हाथ और २० का दायें हाथ की 
आर लिखना चाहिए; हमें १ को ४ में, और फिर १ का कुल जोड़ 
में मिल्लाना चाहिए इत्यादि; हम १ का २० में से, फिर १ का अवशेष 
में से निकालें, इत्यादि; भ्रौर हम तब तक ऐसा ही करते जाये जब 
तक कि हमें वे दोनॉं अंक न मिल जाय जिनसे हमने आरम्भ 
किया था, छोटा अंक उस पंक्ति में होगा जिसका आरम्भ बड़े अङ्क 


त्रह्मगु् का प्रमाण । 


ए ७२ 


NNN. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५८ { अलबेरूनी का भारत | 


के साथ हुआ था, और बड़ा अक उस पंक्ति में होगा जिसका 
आरम्भ छोटे अक से हुआ था। निम्नलिखित कल्पना को देखिए :--- 


BT C0" | 
Mp ae 
a ९ 
hr १७ | 
| = |. १६ 
पे १५ 
1 702 7४ 
११ १३ 
518: 
IY 2 ११ 
| १४! १० 
Pei | 
| १६ ^| 
१७ ७ 
[| 
"ए प्‌ 
काठका निक 


इन समवायों की संख्या १७ अर्थात्‌ ४ और २० योग १ का 
अन्तर है | दु 

त्रिपाद छन्द का, जिसमें अक्षरों की पूर्व कल्पित संख्या अर्थात्‌ 
२४ हो, पहला प्रकार वह है जिसके तीनों ही पादों में भ्रक्षरों की 
“सख्या यथासम्भव नीचतम अर्थात्‌ ४+ ४+ १६ डा । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेरहवाँ परिच्छेद । पू 


“पदाय हाथ का अंक और मध्य अक हम उसी तरह लिखते ति 
जिस तरह हमने द्विपाद छन्द के पादों में लिखा है, शर उनके साथ 
भी वैसी ही गणना करते हैं जैसी कि हमने ऊपर की है। इसके 
अलावा, हम दाई ओर के अङ्क को एक अलग घेरे में जोड़ते हैं पर 
हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने देते। नीचे की कल्पना का 
देखिए :— 


ys gai 
28 १ 00 
| ४ ६ १४' | 
1000 जल” ES 
|g ड १२ | 
५3816 1 कर 
फन? जने तान्दा 
४ | RSE | 
202. लिए रह on है| 
४ १३ | ७ | 
४ Ne 
४ | १५ ३ | 
NE एठ इ | 


“यह १३ विनिमयों की संख्या देता है, परन्तु निम्नलिखित रीति 
से संख्याओं के स्थानों को आगे और पीछे बदलने से यह संख्या छः 


* गुना अर्थात्‌ ७८ तक बढाइ जा सकती है :-- 


१, दाई ओर का अङ्क अपने स्थान पर रहे; दूसरे दो अङ्क 


0... | In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


० अलबेरूनी का भारत । 


“अपने स्थान बदल लें, जिससे मध्य का भरङ्क वाई ओर आ जावे ; 
-चाई ओर का अङ्क मध्य में चला जाय :-- 


१६६. _..= | 


१. ४ 
शीर fs rg ‘tN | 
MN 1 १४ 
[|g | i 


~ 


२ ३. दाई ओर का अङ्क दूसर दो अड्डों के बीच मध्य में 
“रक्खा जाता है |! ये दा अङ्क पहले ता अपने मूल स्थानों में ठहरे र हते 
“हैं, फिर एक-दूसरे कं साथ स्थान-परिवर्तेन कर लेते हैं :-- 


२ | हे ९६ । ९ 
॥ ४ १५ प्‌ 
४ १४ ६ 
४ १३ | ७ इत्यादि 
३. | 3 १६ ४ | 
| ७ Cl ४ | 
NS 16 श धर । 
| ७ | १३ ४ इत्यादि | 


४“४--४. दायें हाथ का अङ्क वाई ओर रक्खा जाता है, और 
दूसरे दा अङ्क पहले तो अपने ही स्थान पर ठहरे रहते हैं, फिर , 
एक-दूसरे क साथ स्थान बदल लेत हैं : -- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'काता जानस सं कहता हैः--“ 'मेनेक्रेटीस द्वारा आविष्कृत 


तेरहवाँ परिच्छेद । ६१ 

ETC ०5 9 ६5 कक ५ 

?५ श्र प्‌ 

१४ ४ ३ 

१३ ८ ७ इत्यादि 
EP 5 | 

१४ है ' 

१४ [a छ 

१३ ७ ४ इत्यादि | 


“ फिर जब पाद्‌ कं अक्षरों की संख्यायें २ के वग के सदृश 
बढ़ती हैं, क्योंकि ४ के बाद ८ आते हैं, इसलिए हम तीन पारदो के 
अक्षरों को इस प्रकार दिखला सकते हैं:--८+८+ ५5 (=४+४ 
+ १६) । परन्तु उनकी गशित-सम्वन्धी विशेषतायें एक दूसरे नियम 
के अधीन हैं । चतुष्पादं छन्द की अवस्था त्रिपाद छन्द के ही 
सदृश है । ?! 

ब्रह्मगुप्त की उपरोक्त पुस्तक का मैंने एक ही पृष्ठ देखा है। 
निस्सन्देह इसमें गणित के प्रयोजनीय तत्त्व भरे पड़े हैं । जगदीश्वर 
की दया और कृपा से मुझे एक दिन आशा है कि सें उन बातों का 


सीख लेगा । जहाँ तक मैं यूनानियों के साहित्य के विषय में अनुमान कर 


सकता हूँ, मेरा खयाल है कि वे अपनी कविता में हिन्दुओं के ऐसे 

पादों का प्रयाग किया करते थे; क्योंकि जालीनूम अपनी पुस्तक 
७. 5. पती सन SOR 

्रौषध का वर्णन, जोकि थक के साथ बनती है, डेमोक्रटीस 

ने तीन भागों के बने एक छन्द में किया है । ? 


3७6... 3 In Public Domain. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चोद्हवाँ परिच्छेद । 


Doi 


फलित-ज्योतिष तथा नच्तत्र-विद्या आदि दूसरी 
विद्याओं पर हिन्दुओं का साहित्य । 
विद्याओं की संख्या बहुत बड़ी है, और यह संख्या ओर भी 
बड़ी हो सकती है यदि जनता का मन इनकी ओर ऐसे समयो पर 
विद्या की उन्नति के फेरा जाय जब कि इनकी बढ़ती हो रही हो, 
प्रतिकूल समय । ` जब सभी लेग इन्हें अच्छा समझते हाँ । उस 
समय जनता न केवल विद्या का ही सम्मान करती है बल्कि इसके 
प्रतिनिधियों को भी आदर-दान देती है | सबसे पहले, इस काम का 
करना जनता पर शासन करनेवालों, अर्थात्‌ राजाओं और महाराजा ग्रो 
का कर्तव्य .है। क्योंकि केवल वही विद्वानों के मन को जीवन- 
संवन्धी आवश्यकताओं की दैनिक चिन्ताश्रों से मुक्त, और उनकी 
शक्तियों को अधिक ख्याति और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्तेजित 
कर सकते हैं, और ख्याति और अनुमह की लालसा मानवःप्रक्रति 
का सार ओर मज्जा है । 
परन्तु वतमान समय इस प्रकार के नहीं । वे इसके सवेथा विप- 
रीत हैं, इसलिए हमारे समय में किसी नई खोज या नई विद्या का 
आविष्कार होना सर्वथा असम्भव है । हमारी विद्याये' बीते हुए अच्छे 
समयों के थोड़े से वचे हुए उच्छिष्ट के सिवा और कुछ नहीं । 
यदि कोई विद्या या विचार एक बार सारे संसार को जीत लेता है 
ता प्रत्येक जाति उसके एक भाग को अपना लेती है । हिन्दू भी ऐसा 
ही करते हैं । कालों के चक्राकार परिभ्रमण के विषय में उनका विश्वास 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चैदहवाँ परिच्छेद ।: ६३ 
कोई लोकोत्तर विश्वास नहीं । वह केवल वैज्ञानिक विवेचना के 
परिणामों -के अनुसार है । 

नचषत्र-विद्या उन लोगों में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उनके धर्म्म- 

कार्यो: काइसके साथ कई प्रकार से सम्वन्ध है। यदि मनुष्य 
ज्योतिषी कहलाना चाहता है ता उसे न केवल 
वैज्ञानिक या गणित-ज्योतिष को ही वरन 
फलित-ज्योतिष को भी जानना चाहिए । मुसलमानों में जा पुस्तक 
सिंधिन्द नाम से प्रसिद्ध है उसे वे सिद्धान्त कहते हैं। सिद्धान्त का 
अर्थ है सीधा, जो टेढ़ा या वदलनेवाला न हो । वे ज्योतिष की प्रत्येक 
आदश पुस्तक का, यहाँ तक कि ऐसी पुस्तकों को भी जो कि 
हमारी सम्मति में हमारे कथनमात्र जीज अर्थात्‌ गणित-ज्योतिष के 
गुटको के भी बराबर नहीं, इसी नाम से पुकारते हैं। उनके पाँच 
सिद्धान्त हैं:— 

१-सू्य-सिद्धान्त अर्थात्‌ सूर्यका: सिद्धान्त, लाट का बनाया हुआ । 

२-वसिष्ठ-सिद्धान्त, सप्तषिं नामक तारागण में से एक के नाम पर, 
विष्णुचन्द्र का रचा हुआ । 

३-पुलिश-सिद्धान्त, सेन्त्रा नगर के रहनेवाले पौलिश नामकन्यूनानी 
का रचा हुआ उसीके नाम पर । सेन्त्रा नगर मेरा खयाल है असक- 
न्द्रिया का ही नाम है | 

४-रोमक-सिद्धान्त, जो कि रूम अर्थात्‌ रोमन राज्य की प्रजाओं के 
नाम से ऐसा कहलाता है । इसका लेखक श्रीषेण है । 

'१-्नह्म-सिद्धान्त, इसका यह नाम ब्रह्म के नाम पर है | यह जिष्णु 
के पुत्र त्रह्मगुप्त की रचना है जो कि भिल्लमाल नगर का रहनेवाला 
था । यहु नगर सुलतान और अन्हिलवाड़ा के बीच, . अन्हिलवाड 
से १६ योजन की दूरी पर था (१)॥ 

प्‌ 


सिदूधान्तों पर । 


CNS In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


६४ अलबेरूनी का भारत । 

इन पुस्तकों के सभी लेखकों ने एक ही स्रोत अर्थात्‌ पितामह 
नामक पुस्तक से अपनी जानकारी प्राप्त की है । इस पुस्तक का नाम 
आदि पिता अर्थात्‌ ब्रह्मा के नाम पर है । 

वराहमिहिर ने एक छोटे से विस्तार का ज्योतिष का गुटका 
बनाया है । इसका नाम पञ्च-सिद्धान्तिका है। इस नाम का यह अर्थ 
हाना चाहिए कि इसमें पहले पाँच सिद्धान्तों का सार भरा है। 
परन्तु यह बात नहीं, ओर न यह उनकी अपेक्षा इतनी बहुत अच्छी 
है कि इसे पाँचों में से शुद्धधम कह सकें। इसलिए इस नाम से 
सिवा इस वात के और कुछ प्रकट नहीं होता कि सिद्धान्तों की संख्या 
पाँच है। 

न्रह्मगुत्र कहता है-- 'सिद्धान्तों में से कई एक सूर्यसम्बन्धा हैं, 
और दूसरे इन्दु, पौलिश, रोमक, वसिष्ठ, और यवन-सम्बन्धी अर्थात्‌ 
यूनानी हैं; यद्यपि सिद्धान्त अनेक हैँ, पर उनमें भेद शब्दों का है, 
विषय का नहीं । जो मनुष्य उनका यथार्थ रीति से अध्ययन करेगा 
उसे मालूम हो जायगा कि उनका आपस में मतभेद नहीं ।?” 

इस समय तक मुझे इन पुप्तको में से पुलिश और ब्रह्मगुप्त! की 
पुस्तकों के सिवा और कोई पुस्तक नहीं मिली । मैंने उनका भाषा- 
न्तर करता आरम्भ कर दिया है, पर अभी मेरा काम समाप्त नहीं 
हुआ | इस बीच में मैं यहाँ ब्रह्म-सिद्धान्त की विषयः 
सूची देता हूँ जो किसी प्रकार उपयोगी और ज्ञान को 
बढ़ानेवाला सिद्ध होगी । 

ब्रहा-सिट्धान्त के विप्र । ब्रह्म-सिद्धान्त के चौत्रीस अध्यायो के 
विषय ये हैं:-- . | 

१. गोले का खरूप ओर प्रथ्वी तथा आकाश का आकारः 
२. नत्ञत्रों के परिश्रमण; काल की गणना, अर्थात्‌ भिन्न-मिन्न 


पष्ठ ७४ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चोदहवाँ परिच्छेद । [ 
रेखांशों ओर अचां के लिए समय मालूम करने की विधि; 
नक्षत्रों के मध्यम स्थानां को जानने की रीति; वृत्तांश की ज्यान्नि 
कैले मालूम करनी चाहिए । 


. नक्षत्रों के स्थानों का शाधन । 
„ तीन समस्‍यायें ; छाया अर्थात्‌ दिन का अतीत भाग ओर लन्न 


कैसे मालूम करना चाहिए; और एक का दूसरे से कैसे अनुमान 
करना चाहिए । 

सूर्ययं की किरणों को छोड़ने पर नक्षत्रों का दृश्य, और उनमें 
प्रविष्ट होने पर इनका अदृश्य हो जाना । 


७ रे, i ES ८ 
« चन्द्र का प्रथम दशन, आर उसकी दो इन्दुकाटियाँ । 
„ चन्द्र-प्रहण । 


सू्य-प्रहण । 
चन्द्र को छाया । 


. प्रह-संयोग और ग्रहयुति | 


ग्रहों के अन्त । 


. ज्योतिष की पुस्तकों ओर गुटको के पाठों में शुद्ध और भ्रष्ट 


वचनें का भेद करने के लिए सूक्ष्म निरूपण । 


: गणित, सम मान ओर सजाति विषय | 


प्रहों के मध्यम स्थानों की वैज्ञानिक गणना । 


- प्रहस्थानों के शोधन की वैज्ञानिक गणना । 

« तीन समस्याओं की वैज्ञानिक गणना । (अध्याय ४ देखो) । 

„ प्रहणों का विचलन । 

- नवीनचन्द्र और उसकी दो. इन्दुकोटियों के प्रादुर्भाव की वैज्ञा- 


निक गणना । 


. कुट्टक अर्थात्‌ किसी वस्तु का कूटना । तेल पैदा करनेवाली 


Mr CC-0. In Public Domain.Digiized By Siidhanta eGangotri Gyaan Kc In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६६ अलबेरूनी का भारत । 


चीज़ों के कूटने को यहाँ अत्यन्त सूक्ष्म और विस्तृत अनुसन्धान से 
उपमा दी गई है। इस अध्याय में बीजगणित तथा उससे 
सम्बन्ध रखनेवाले विषयों का वर्शन है । इसके अतिरिक्त इसमें 
गणित से थोड़ी-बहुत मिलती-जुलती बहुमूल्य बाते हैं । 
"२०. छाया । 
२१. छन्द:शा्, और छन्दों की मात्राओं की रणना।। 
२२. चक्र और भ्रवलोकन के साधन | 
२३. काल,काल के चार मान, अर्थात्‌ सार, नागरिक, चान्द्र, और नाचन्निक | 
२४. इस प्रकार की पद्यात्मक पुस्तकों में संख्यावाचक अकन । 
उसके निज कथनानुसार ये चौबीस अध्याय हैं, परन्तु एक 
पञ्चीसवाँ अध्याय भी है । इसका नाम ध्यान-ग्रह-अध्याय है। इसमें 
वह गणित-शास्तर की रीति से नहीं, प्रत्युत कल्पना से समस्याग्रों का हल 
करने का यत्न करता है । मैंने इस अध्याय को इस सूची में नहीं गिना, 
क्योंकि उसने इसमें जो प्रतिज्ञाये उपस्थित की हैं, गशित-शा्न 
उनका खण्डन करता है। मैं समझता हूँ कि उसका यह लेख एक 
प्रकार से ज्योतिष की सारी रीतियों का हेत है, अन्यथा इस शास्र 
का कोई प्रश्‍न गशित के सिवा और किसी रीति से कैसे हल हे। 
सकता है ? 
जो पुस्तके सिद्धान्त के आदश तक नहीं पहुँ चती वे प्राय: तन्त्र या 
करण कहलाती हैं | तन्त्र का अर्थे अधिपति के नीचे शासन करता हुआ 
त्त्र और करणें का आर करण का अर्थ पीछे चळता हुआ, अर्थात्‌ 
साहित्य । सिद्धान्तों के पीछे चलता हुआ है । अधिपतिये! 
के अन्तगत वे अआचायों अर्थात्‌ ऋषियों, यतियो, और .ब्रह्मा के 
अ्रनुयायियों को समझते हैं । 


भानुयशस्‌ (१) कृत -रसायन-तन्त्र के अतिरिक्त आर्यभट्ट और 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चौदहवाँ परिच्छेद । ६७ 


बलभद्र के दो प्रसिद्ध तन्त्र हैँ । रसायन का क्या अर्थ है, यह हम 
एक अ्रलग परिच्छेद (परिच्छेद १७) में लिखेंगे । 
करणां के विषय में ब्रह्मगुप्त-कृत करण-खण्ड-खादयक के अतिरिक्त 
उसी के नाम पर कहलानेवाला एक (कमिअुक्त) ्रौर है । पिछले शब्द, 
खण्ड, का अर्थ उनकी एक प्रकार की मिठाई है । उसने अपनी पुस्तक 
का यह नाम क्यों रक्खा इस विषय में मुझे यह बताया गया है: - 
सुग्रीव नामक एक बौद्ध ने ज्योतिष का एक गुटका बनाया था । 
इसका नाम उसने दधि-सागर अर्थात्‌ दही का स मुद्र रक्खा था । फिर 
उसके एक शिष्य ने उसी प्रकार की एक पुस्तक वना कर उसका नाम 
कूर-बबया (१) अर्थात्‌ चावलों का पहाड़ रक्खा । इसके बाद उसने 
एक और पुस्तक लिखी और उसका नाम लवण-सुष्टि अर्थात्‌ नमक 
की सुट्टी रक्खा। इसलिए ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक का नास 
मिठाईलाद्रक रक्खा जिससे इस शास्त्र की पुस्तकों के नामों में सव 
प्रकार के खाद्य द्रव्य (दही, चावल, नमक, इत्यादि) आ जाये । 
करण-खण्ड-खाद्यक नामक पुस्तक की अनुक्रमणिका आर्यभट्ट के 
सिद्धान्त को दिखलाती है । इसलिए पीछे से ब्रह्मगुप्त ने एक दूसरी 
पुस्तक की रचना की, जिसका नाम उसने 
उत्तर-खण्ड-खाद्यक अर्थात्‌ खण्ड-खाद्यक की 
व्याख्या रक्खा । इसके बाद खण्ड-खाद्यक-तिप्पा नामक एक और 
पुस्तक निकली । मैं नहीं जानता यह पुस्तक त्रह्मगुप्त की रचना है 
-या किसी दूसरे की । इसमें खण्ड-खाद्यक की गणनाओं की विधियों 
और युक्तियों की व्याख्या है । मैंसमझता हूँ यह बलभद्र की रचना है। 
इसके अतिरिक्त, काशी-नगर-निवासी विजयनन्दिन्‌ नामक टीका- 
कार का रचा ज्योतिष का एक गुटका है | इसका नाम करण-तिलक 
समर्थात्‌ करंणों के ललाट पर प्रभा है । एक आर पुस्तक नागपुर के 


एड ७५ . 


LMS. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऽ अलबेरूनी का भारत । 


भदत्त (? मिहदत्त) के पुत्र विसेश्वर की रची है | इसका नाम करण- 
सार अर्थात्‌ करण से निकाली गई है । भानुयशस्‌ (?) की बनाई 
करण पर तिलक नामक एक आर पुस्तक है । मुझे बताया गया है कि 

इस बात को दिखाती है कि शोधित ग्रह-स्थानों का एक-दूसरे 
से केसे अनुमान किया जाता है। 

काश्मीर के उत्पल की बनाई एक पुस्तक राहुन्राकरण(?)अर्थात्‌ 
करणां को तोड़ना है; और एक दूसरी पुस्तक करण-पात नामक है, 
जिसका अर्थ करणों का मार डालना है । इनके अतिरिक्त एक करण- 
चूडामणि नामक पुस्तक है | इसका लेखक मुझे मालूम नहीं । 

इसी प्रकार की दूसरे नामोंवाली और भी पुस्तकें हैं, यथा मनुक्रत 
मानस, और उत्प की टीका; दक्षिण देशीय पचल (? ) कृत लघुः 
मानस, जो कि पहली का सार है; आर्यभट्ट कृत द्शगीतिका; उसी 
की बनाई आर्याष्ट-शत; लोकानन्द, इसका नाम इसके लेखक के 
नाम पर है; भट्टिला ( ? ), इसके रचयिता, ब्राह्मण भट्टिला के नाम 
पर इसका यह नाम है । इस प्रकार की पुस्तकें प्राय: संख्यातीत है । 

निम्नलिखित लेखकों में से प्रत्येक ने फलित-ज्योतिष पर एक- 


फलित ज्योतिष की. एक सं लिखी है: 
पुस्तकें जिनको संहिता एक संहिता लिखी है: 


कहते हैं । 
माण्डव्य । बलभद्र । 
“पराशर । दिव्यतत्त्व | 
i क 
राग । वराहमिहिर । 
_ न्रह्माः। 


संहिता का श्रथ है इकट्ठा करिया हुआ, अर्थात्‌ ऐसी पुस्तकें जिनमें 
प्रत्येक के विषय पर थोड़ा-बहुत लिखा गया है, जैसे, यात्रा के विषय में 
उस्का-शास्र-सम्बन्धिनी घटनाओं से निकाली हुई चेतावनियाँ; वंशों 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चौदहवाँ परिच्छेद । ६ 
के भाग्य के विषय में भविष्यट्वाणियाँ, शुभाशुभ चीज़ों का ज्ञान; हाथ 
की रेखाओं को देख कर भविष्यकथन करना. सपनों के अर्थ निकालना 
और पत्तियों के उड़ने या बोलने से शकुन लेना क्योंकि हिन्दू विद्वानों 
का ऐसी बातों में विश्वास है | उनके ज्योतिषियों की यह रीति है कि 
वे अपनी-अपनी संहिताओं में भी उल्का-शाख तथा विश्वोत्पत्ति-शाख 

[aN ~ > 
की सारी विद्या का प्रतिपादन कर देते हैं । 
इन लेखकों में से प्रत्येक ने एक-एक जातक अर्थात्‌ जन्मपत्रि- 


जातक अर्थात्‌ नन्म- 


_ प्रां की पुस्त खी हैः-- 
पत्रिकाओं की पुस्तकें । काओ की पुस्तक लिखी है 


पराशर । जीवशर्मन्‌ । 
सत्य । मौ, यवन | 
मणित्य । 


वराहमिहिर ने दो जातक बनाये हैं--एक छोटा और दूसरा बडा | 
बृहज्जातक की व्याख्या बलभद्र ने की है। ओर लघुजातक का मैंने 
अरबी में अनुवाद कर दिया है । इसके अतिरिक्त जन्मपत्रिकाओं के 
फलित-ज्योतिष शास्त्र पर हिन्दुओं का एक बृहद्‌ ग्रन्थ है। इसका 
नाम वज्ीदज (= फारसी गुज़ीदा ? ) के सदृश सारावली. अर्थात्‌ 
चुनी हुई है। यह कल्याण वर्म्मन्‌ की रचना है जिसने अपनी वैज्ञानिक 
पुस्तकों के लिए बड़ा नाम पाया था । परन्तु एक ओर पुस्तक है जा 
इससे. भी बड़ी है | इसमें फलित-ज्योतिष-सम्बन्धी सभी विद्यायें हैं । 
इसका नाम. यवन, अर्थात्‌ यूनानियों की है । 
वराहमिहिर की अनेक छोटी-छोटी पुस्तके हैं, यथा, शतपः्चा- 
शिका, फलित-जयातिष पर छप्पन अध्याय; उसी विषय पर होरा- 
पश्चविंशोत्तरीं । 
~तिकनी (?)-यात्रा और योगऱयात्रा नामक पुस्तकां में सफर का, 


0000 2-0. ॥ Pubic Domai Digiized By Siddharta eGongoti Cyaan kosha In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७० * अलबेरूनी का भारत | 


विवाह-पटल में विवाह और विवाह करने का, और :: :: ( दीमक 
चाट गई ) पुस्तक में वास्तु-विद्या का वर्णन है । 

पत्तियों के उड़ने और बोलने से शकुन लेने, और पुस्तक में सुई 
चुभा कर भविष्य-कथन करने की कला का प्रतिपादन श्रद्धव 
(?श्रातव्य) नामक पुस्तक में है। यह पुस्तक तीन भिन्न-भिन्न अनुलि- 
पियों में मिलती है | कहते हैं पहली का रचयिता महादेव, दूसरी कां 
विमलबुद्धि और तीसरी का वङ्गाल है । लाल वस्न पहननेवाल्े 
शमन्तियां के सम्प्रदाय के प्रवतं क बुद्ध की वनाई गूढ़मन (? ) न 
अज्ञात का ज्ञान नामक पुस्तक, तथा उत्पल्ल-क्कत प्रभ-गृढुमन ( ? ) 
अर्थात्‌ अज्ञात की विद्या के प्रश्न में भी ऐसे ही विषयों का वर्णन है । 
+ इनको अतिरिक्त, हिन्दुओं में ऐसे भी विद्वान हैं जिनकी बनाई 
किसी पुस्तक का नाम तो हमें मालूम नहीं, पर स्वयं उनके 


नाम ज्ञात ह यथा: - पृष्ठ ७६ 
i सारस्वत । 
सङ्गहिल ( श्वल ? ) पा पीरुवान (7 
दिवाकर। - $ देको? । 
परेः 
हु । दु प्रथूद्क-स्वामिन्‌ । 


वैद्यक और ज्योतिष दोनों एक ही श्रेणी की विद्याएं हैं । इनमें 

भेंद केवल इतना है कि ज्योतिष का हिन्दुओं के धम्मे के साथ घनिष्ठ 
न सम्बन्ध है। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम 
उसके रचयिता के नाम पर चरक है । वे इसे 

अपने वैद्यक-प्रन्थों में सर्वोत्तम समझते हैं । उनके विश्वासानुसार 
चरक द्वापर-युग में एक ऋषि था । उस समय उसका नाम अग्निवेश 
था, परन्तु पीछे से, जब सूत्र की सन्तान कुछ ऋषियों ने आयुर्वेद के 
आदि ज्ञान की व्याख्या की तो उसका नाम चरक'भ्र्थोत्‌ बुद्धिमान्‌ हो 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चौदहवाँ परिच्छेद । ७१ 


गया । इन ऋषियों ने यह ज्ञान इन्द्र से, इन्द्र ने अश्विन से, जा कि देव- 
ताभ्रों के दो वैद्यों में से एक है, ओर अश्विन ने प्रजापति अर्थात्‌ 
ब्रह्मा से प्राप्त किया था । बरमक वंश (B77०९८।१९8) के राजाओं 
के लिए इस पुस्तक का श्ररवी में अनुवाद दो चुका है । 

हिन्दू विज्ञान और साहित्य की और बहुसंख्यक शाखाओं की भी 
उन्नति करते हैं, और उनका साहित्य प्राय: अनन्त दै । परन्तु मैं उसे अपने 
ज्ञान के साथ समझ नहीं सका । मैं चाहता हूँ कि 
मैं पञ्चतन्त्र नामक पुस्तक का, जा हम लोगों में 
-कलीला ्रौर दिमना नाम से प्रसिद्ध है, भाषान्तर कर सकूँ । यह 
फारसी, हिन्दी, और अरबी-प्रभृति अनेक भाषाओं में दूर-दूर तक 
फैल गई है । परन्तु जिन लोगों ने इसके अबुवाद किये हैं वे इसके 
पाठ: को बदल डालने के सन्देह से खाली नहीं । उदाहरणाथ, 
अब्दुल्ला इब्छु अलझुकृफफा ने अपने अरबी भाषान्तर में बर्ज़ोय 
(27८64) के विषय का अध्याय इसलिए जोड़ दिया है कि इससे 
चोण धाम्मिक विश्वास वाले लोगों के मन में सन्देह पैदा हा जाय और वे 
सनीचियों के सिद्धान्तं के प्रचार के लिए तैयार हो जायं | जव उस 
पर इस बात का सन्देह साफ है कि उसने उस पाठ में अपंनी ओर 
से कुछ बढ़ा दिया है जिसका कि उसे केवल अनुवाद ही करना 
था, तब अनुवादक के रूप में वह सन्देह से कैसे खाली हे सकता है? 


पञ्चतन्त्र । 


RS In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पन्द्रहवाँ परिच्छेद । 


हिन्दुओं की परिमाण-विद्या पर टीका, जिससे 
Cc हे ~+ 
तात्पर्यं यह है कि इस पुस्तक में वर्णित सब 


I 020 


प्रकार के मानों का समभने में 
सुविधा हो जाय । 


गिनना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है । किसी चीज़ का माप उसकी 
उसी जाति की किसी दूसरी चोज्ञ के साथ, जिसे कि सर्वसम्मति 

हिन्दुओं की तौल- से मान माना गया हो, तुलना करने से मालूम 
प्रणाली । हो जाता है । इससे चीज़ और उस मान का 

अन्तर मालूम हो जाता है । 

जब काटे की सुई दिगन्तसम चेत्र के समेन होती है, लोग भारी 
चीज़ों का वज़न तील कर मालूम करते हैं । हिन्दुओं को तराजू की 
बहुत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके दिहमों का निश्चय 
ताल से नहीं, संख्या से होता है, और उनके अपूर्णाश भी केवल 
इतने और इतने फुलुओ से गिने जाते हैं । दिहम ओर फुल का मुद्राङ्कन 
प्रत्येक नगर और प्रान्त के अनुसार भिन्न भिन्न है। वे सोने को मुद्रा रूप 
में काँटे में नहीं तैल्ते, प्रत्युत उसे उस समय ही तैलते हैं जब कि वह 
अपनी नैसर्गिक दशा में या कमाई हुई सूरत जेसा कि गहनों के रूप में 
हो । वे सोना तैलने के लिए सुवर्ण (= १ १ तोला) का प्रयोग करते 
हैं । उनमें ताले का उतना ही अधिक प्रचार है जितना कि इम में 
मिसकाळ का है | जितना कुछ मैं उनसे सीख सका हूँ उसके अनुसार 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पन्द्रहवाँ परिच्छेद्‌ । ७३ 
एक तोला हमारे तीन दिईम के बराबर हाता है, और ३ दिहम ७ 
मिसकाळ के बराबर होते हैं । 
इसलिए एक तोला = २२७ मिसकाल हुआ । 
ताले का सबसे बड़ा अपूणांश ४; है । इसे माष कहते हैं। 
इसलिए १६ माष = १ सुवर्ण है । 


फिर, १ माष= ४ अण्डी ( एरण्ड ), अर्थात्‌ गौर नामक वृक्ष 
का बीज | 


१ अण्डो = ४ यव । 
१ यव = ६ कल्ला। 
१ कला = ४ पाद । 


१ पाद = ४ मूदरी (? ) । 
या दूसरे प्रकार से-- 


१ सुवण = १६ माष= ६४ अण्डो = २५६ यव = १६०० कला 
= ६४०० पाद्‌ = २५६०० मद्री (?) । 


छः माषों को १ ट्रंचण कहते हैं । यदि आप उनसे इस बात के 
विषय में पूछे ता वे बतायेंगे कि २ ट्रंच्षण= १ मिसकाल । परन्तु 
यह भूल है; क्योंकि १ मिसकाल = ५४ माष । ट्रंचण का मिसकाल 
से वैसा ही सम्बन्ध है जैसा कि २० का २१ से है। इसलिए १ 
द्रंच्तण = १२- मिसकाल । इसलिए यदि कोई मनुष्य वही उत्तर देता 
है जा कि हमने अभी बताया तो ऐसा मालूम होता है कि वह अपने 
मन में मिसकाळ का एक ऐसा बाट समझता है जिसका द्रच्षण से 
कुछ अधिक भेद नहीं; परन्तु परिमाण को ठुगुना कर देने से, १ ट्रच्षणः 
के स्थान २ ट्रं्षण कहने से, यह तुलना सर्वथा बिगड़ जाती दै । 


SRN In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७ अलबेरूनी का भारत | 


तौल का मान कोई नैसर्गिक मान नहीं; बरन सर्वसम्मति से 
साना हुआ एक रूढ़ आदरे है, इसलिए इसका व्यावहारिक 
ओर कल्पित दोनों प्रकार का विभाग हो सकता है| एक 
ही समय में भिन्न-भिन्न स्थानों में, ओर एक ही देश में भिन्न-भिन्न 
कालों में इसके उपभाग या अपूशांश भिन्न-भिन्न होते हैं। स्थान और 
काल के अनुसार उनके नाम भी भिन्न-भिन्न होते हैं; ये परिवर्तन या 
तो भाषाओं के ऐन्द्रियिक विकास से या दैवगति से पैदा होते हैं । 
सोमनाथ के पड़ोस में रहनेवाले एक मनुष्य ने सुभे बताया कि 
हमारा मिसकाळ तुम्हारे मिसकाल के वरावर है; और 
१ मिसकाल 5८ रुवु । 
१ रुवु =२पालि। 
१ पालि = १६ यव अर्थात्‌ जौ । 
तदनुसार १ मिसकाल=८ रुबु= १६ पालि= २५६ यव । 
इस तुलना से स्पष्ट है कि दो मिसकाळों का मुकाबला करने में 
_ उस मनुष्य की भूल थी; जिसको वह मिसकाळ कहता था वह वास्तव में 
ताला है, और माप को वह एक भिन्न नाम अर्थात्‌ रुवु से पुकारता है। 
यदि हिन्दू इनः बातों में विशेष रूप से परिश्रम करना चाहते हे 
तैल के व्रा पर तो वे निम्रल्लिखित अनुक्रम पेश करते हैं । इस 
वराहमिहिर की सम्मति । अनुक्रम का आधार वे माप हैं जो वराहमिहिर 
ने मूत्तियों के निर्माण के लिए बताये हैं 
१ रण या धूल का कण = १ रज । 


पृष्ठ ७७ 


८ रज = १ बालाप्र अर्थात्‌ बाल्न का सिरा । 
८ बालाग्र = १ लिख्या, अर्थात्‌ जू का अण्डा । 
= लिख्या = १ यूका अर्थात्‌ जूँ। 

= यूका = १ यव, अर्थात्‌ ज्ञौ । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पन्द्रहवाँ परिच्छेद । ७५. 


रिये ७ ०० कप EN 
फिर वराहमिहिर दूरियां के माप गिनने लगता हैं। 
~ ०. न 
उसके तौल के माप वही हैं जा इम ऊपर लिख आये इं! 
वह कहता है! 


४ यव = १ अण्डी । 
| ४ अण्डी = १ माष । 
| १६ साष =? सुवर्ण, अर्थात्‌ साना । 
४ सुवणं = १ पल्न। 
सूखी चीज़ों कं लिए मान ये हैं 
४ पत्त = १ कुड़ब। 
४ कुडव = १ प्रस्थ । 
४ प्रथ = १ आढक । 
तरल पदार्थो के मापये हैं 
८ पल. = १ कुडव । 
| ८ कुडव = १ प्रस्थ । 
|. ४ प्रस्थ = १ आढक । 
४ आढक = ? द्रोण 


| चरक की पुस्तक में निम्नलिखित बाटो का वर्णन है । मैं उन्हें 
| यहाँ अरबी भाषान्तर के अनुसार लिखता हूँ, क्योंकि मैंने उनको 
| चरक नामक. पुस्तक हिन्दुओं के सुख से नहीं सुना | अरबी पुस्तक 

| के अनुसार तैल के बाट । इस प्रकार की बाकी सभी पुस्तकों के संहश 
| जिनकी में जानता हूँ, भ्रष्ट मालूम होती हैं । ऐसे अपश्रंश का हमारे 
| अरबी ग्रन्थों में पाया जाना बहुत आवश्यक है, विशेषतः हमारे ऐसे 


पै तत सतक) In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ड्‌ अलबेरूनी का भारत । 


काल में जब कि लोग अपनी प्रतिलिपि की शुद्धता पर बहुत कम 
ध्यान देते हैं । आज्रेय कहता है-- 

६ रेण = १ मरीचि । 

६ मरीचि 5 १ राई का दाना (राजिका) । 

८ राई के दाने = १ लाल चावल । 

२लाल चावल मः १ मटर | 

२ मटर = १ अण्डी । 

ओर उस अनुक्रम के अनुसार जिसमें ७ दानक १ दिहंम के 

बराबर होते हैं, १ अण्डी 3 दानक के बराबर हैं। फिर :-- 


४ञअ्रण्डी =°? माष। 

= साथ = १ चण (१) । 

२ चण = १ कर्षे या २ दिहम भार का सुवर्ण । 
४ सुवर्ण = १ पल | 

४ पल = १ कुडव । 

४ कुडव = १ प्रस्थ । 

४प्र्थ = १ आढक। 

४ आढक =? द्रोण । 

२ द्रोण 5-१ शूर्प। 

२शू्प =१ जना (?)। 


पळ का वाट हिन्दुओं के सारे काम-काज और लेन-देन में बहुत 
बता जाता हैं; परन्तु यह भिन्न-भिन्न चीज़ों के लिए और भिन्न:भिन्न 
प्रान्तों में भिन्न-भिन्न हं । कइयों के मतानुसार १ पल = _ ९ मना; फिर 
कुछ दूसरा क मतानुसार, १ पल = १४ मिसकाळ; परन्तु मना २१० 
मिसंकाळ के बरावर नहीं । फिर कुछ एक के कथनानुसार, १पल = १६ 
मिसकाल, परन्तु मना २४० मिसकाल के बराबर नहीं । फिर कई 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


, दिहम = १ रतल । परन्तु यदि अण्डो ˆ दानक के बराबर 


घन्द्रहवाँ परिच्छेद । ७७ 


दूसरा के मतानुसार, १ पल = १५ दिरहम, परन्तु मना २२५ दिह मे 
के 


बरावर नहीं । वास्तव में, पल ओर मना का सम्बन्ध सिन्न- 
भिन्न है । 

फिर अत्रि (आत्रेय) कहता है; “१ आढक = ६४ पल = १२८ 
०७७९ 
६. CQ ज्ड पि हन्‌ रे € ~ ~ थर्ड ७५ 
है, एक सुवर्ण में ६४ अण्डी हैं, और एक दिह म में ३९ अण्डी 


हैं, ता ये ३२ अण्डियाँ, प्रत्येक अण्डी के ८ दानक के वराबर होने 
के कारण, ४ दानक के वराबर हुई । इसका दुगना परिमाण १- 
दिह म है | ?? (एतावत्‌) 

जब लोग अनुवाद करने के वदले उच्छुङ्घल अनुमान दौडने 
लगते हैं और गुणदेष-विवेचना के बिना भिन्न-भिन्न कल्पनाओं को 
मिला देते हैं तब ऐसे ही परिणाम निकला करते हैं । 

पहली कल्पना के विषय में, जिसका आधार यह प्रमेय है कि 


“एक सुवर्णं हमारे तीन दिह म के बराबर होता है, प्रायः लोग इस बात 


घर सहमत हैं कि— 


१ सुवण = ) पल्च | 

१ पल - = १२ दिहम। 
१ 'पल्ल = १९ मना। 
१ सना १८० दिईम । 


इससे मैं इस परिणाम पर पहुँचता हूँ कि १ सुवर्ण हमारे 
३-दिहेम के नहीं, बरन ३ मिसकाळ के बराबर है । 

जेन के बाटें पर अपनी संहिता में वराहमिहिर किसी दूसरे 
विविध लेखकों की सम्मति स्थान पर कहता है:-- 

(“एक गज्ञ उँचाई और व्यास का एक गोल पात्र बना कर इसे 
वर्षा में रक्खो, ओर जब तक वर्षा होती रहे उसे वहीं पड़ा रहने दो । 


जि... In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छप अलबेरूनी का भारत । 


२०० दिहँम वज़न का जा सारा जल उसमें इकट्ठा हुआ है, यदि 
चौशुना किया जाय ता १ आढक के बराबर होगा । ?? । 

परन्तु यह एक आनुमानिक सा वर्णन है, क्योंकि जैसा कि हमने 
ऊपर उसके निज के शब्दों में कहा दै, १ आढक या तो, जैसा कि 
वे (हिन्दू ) कहते हैं, ७६८ दिहंम या, जैसा कि में समभता हूँ, 
मिसकाळ के बराबर हैं । 

श्रीपाल वराहमिहिर के प्रमाण से कहता है कि ५० पल = २५६ 
दिम = १आढक । परन्तु यह उसकी भूल है, क्योंकि यहाँ २५६ का 
अङ्क दिहमों का नहीं प्रत्युत एक आढक के सुवशों की संख्या का 
सूचक दै। ओर एक आढक के पलों की संख्या ५० नहीं, बरन ६४ है । 

मैंने सुना है कि जीवशम्मन्‌ ने इन वज़नों की निम्नलिखित 
सविस्तर गणना दी है :-- : 


४ पल = १ कुडव । 
४ कुड्य = १ प्रस्थ । 
४ प्रस्थ = १ आढक। `` 
४ आढक = १ द्रोण: 
२० द्रोण = १ खारी । 


पाठकों को ज्ञात होगा कि १६ माप का १ सुवणं होता है परन्तु 

गेहूँ या जो तैलने में वे ४ सुवर्ण = १ पल, और पानी और तेल 
तेलने में ८ सुवर्ण = १-पल गिलते हैं । 

हिन्दुश्रों के चीज़ों को तौलने के तराजू करस्तून हैं | इनमें बाट 

नहीं हिल सकते, मान-दण्ड ही विशेष चिहों और रेखाओं पर आगे- 

पीछे चलते हैं । इसी लिए तराजु तुला कहलाता 

'है। पहली रेखायें १ से ५ तक-तैल्ल भार के 

मानों की हैं, उनके आगे की १० तक, फिर उनके आगे की रेखायें 


$ 


हिन्दुओं का तराजू | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पन्द्रहवाँ परिच्छेद । छन्द 


१०, २०, ३० इत्यादि दशमांशों की हैं। इस व्यवस्था के कारण के 
विषय में वे वासुदेव का निम्नलिखित कथन बयान करते हैं :-- 

“मैं अपनी फूफी के पुत्र शिशुपाल की, यदि उसने कोई अप- 
राध नहीं किया, हत्या नहीं करूंगा, प्रत्युत दस तक उसे च्मा कर 
दूँगा, रौर इसके उपरान्त उसकी ख़बर लूँगा |? 

हम इस कथा का वर्णन किसी और अवसर पर करेंगे । . 

अलफुज्ञारी अपने ज्योतिष के गुटके में पळ का प्रयोग दिवसक्षणपादे! 
( अर्थात्‌ एक दिवस के साठवें भागों ) के लिए करता है। मैंने 
हिन्दू-अन्थों में यह प्रयोग कहीं नहीं देखा, परन्तु वे गशित-सम्बन्धी 
अर्थों में एक श॒द्धि को दिखलाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं । 

हिन्दुओं का एक भार नामक वाट है | सिन्ध-विजय के विषय में 
जो पुस्तकें हैं उनमें इसका उल्लेख है । यह २००० पल के बराबर 
होता है; क्योकि वे इसकी व्याख्या १०० ५ २० पल से करते हैं, 
ओर इसे एक वैल के वज़न के लगभग बताते हैं । 

हिन्दुओं के वाटों. के विषय में सैं केवल इतना ही जानता हूँ । 

चीज़ के परिमाण और काय का निश्चय लोग ( शुष्क मानों के 
द्वारा ) नाप कर करते हैं । एक मान इस तरह नापा हुआ होता है 
कि उसमें एक चीज़ की इतनी मात्रा पड़ सकती 
है । चीज़ को नापने के लिए उसे उस मान में भर 
देते हैं । इसमें यह बात सर्वसम्मत होती है कि मान में चीज़ों को 
रखने की रीति, उनके उपरितल का निश्चय करने की रीति, 
और, मान के अन्दर उनके व्यवस्थापन की रीति प्रत्येक 
दशा में अभिन्न रहती दै । यदि दो चीजें जिनका वज़न करना है 
एक ही जाति की हैं तो वे न केवल परिमाण में बरन वज़न में भी 
समान प्रमाणित होंगी; परन्तु यदि वे एक हीं जाति की नहीं, ता 


दै 


५ 


शुष्क मान । 


उड ७३ 


ASN 55511 मन In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“अं 


८० अलबेरूनी का भारत। 


उनका कायिक विस्तार ता समान होगा, पर उन का वज़न बराबर 
न होगा । 
उन का बीसी ( ? सिबी ) नामक एक मान है। कनोज और 
सोमनाथ का प्रत्येक मनुष्य इसका ज़िक्र करता है। कनाज-निवासियों 
के कथनानुसार-- 
४ बीसी = १ प्रस्थ । 
४ वींसी= १ कुड़व। 
सोमनाथवाल्ों के अनुसार -- 
१६ बीसी = १ पन्ती । 
१२ पन्ती = १ मोर । 
एक शर कल्पना के अनुसार-- 
- १६ बीसी = १ कलसी । 
$ बीसी = १ ` मान। ` 
उसी सूत्र से मुझे पता लगा है कि गेहूँ का एक सान ५ मना के 
बराबर होता है | इसलिए १ बीसी (?) २० मना के बराबर है। 
प्राचीन रीति के अनुसार, बीसी ख्त्रारिज्मी मान सुरुख के ओर कृलसी 
ख्तारिञ्मी मान गूर के सरश है, क्योंकि १ गूर = १२ सुख । 
दूरियां का रेखाओं से और उपरितल को समच्तत्रों से नापने को 
क्षेत्र-मिति कहते हैं । समक्षेत्र को चेत्र के भाग से नापना चाहिए, 
हा परन्तु रेखाओं द्वारा को" गई निमित मी 
वही काम कर देती है, क्‍योंकि रेखायें क्षेत्रों 
की सीमाश्रों का निश्चय करतो हैं । वराहमिहिर का प्रमाण देते हुए 
हमारा यहाँ .तक आगे बढ़ जाना कि एक जो के वज़न का निश्चय 
करने लगें वज़नों की व्याख्या में हमारा व्यतिक्रम था । वहाँ हमने 
गुरुत्व के विषय में उसके प्रमाण का प्रयोग किया था, परन्तु अब 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पन्द्रहवाँ .परिच्छेद्‌ । ८१ 
हम अन्तरां के विषय में उसके मन्थों से परामश लेंगे। वह 
कहता है-- 

८ इकट्टे रक्खे हुए जौ के दाने= १ अगुल, अर्थात्‌ उङ्गली । 
४ अंशुल १ राम (?), अर्थात्‌ सुट्री । 
२४ अंशुल = १ इत्थ (हाथ ?), अर्थात्‌ गङ्ग, 
जो दस्त भी कहलाता है । 


१ हाथ = १ धनु, अथात्‌ वृत्तांश = एक 
१३३३? च्याम। `. 
४० 26 ` = १ नस्ब । 
२५ ` नल्व = १ क्रोश । 


इसलिए इससे यह परिणाम निकला कि एक करोह = ४००० 
गज़; और चूँकि हमारे मील में भी ठोक इतने ही गज़ होते हैं, इस- 
लिए १ मील = १ क्रोह । पौलिश यूनानी भी अपने सिद्धान्त में कहता 
है कि १ कोह = ४००० गज़ । गज़ २ मिक्यास या २४ उङ्गली के बराबर 
होता है; क्योंकि हिन्दू शंकु अर्थात्‌ मिक्यास का निश्चय मूत्ति-उङ्गलियेः 

| द्वारा करते हैं। वे हमारी तरह, प्राय: सिरास के बारहवें भाग को 
| अङ्ग, नहीं कहते, परन्तु उनका मिक्र्यास सदा एक वितस्ति (बालिश्त) 

| होता है। अंगूठे और छोटी उङ्गली कनीनिका के सिरो के बीच, हाथ 
| को! यथासम्भव पूरी तरह फैलाने पर, जितना अन्तर होता है उसे 

| वितस्ति और किष्कुः कहते हुँ #5६ ० ०० ज १.45 

| चौथी या अंगूठी पेनने को उङ्गली और अंगठे के सिरों के बीच 

| दोनों को खूब फैलाने पर्‌, जितना अन्तर होत्ता है बह गोकरण कहलाता 

। छैँ। प्रदेशिनी और अंगूठे के सिरों के बीच के अन्तर के करभ कहते 

। है, और यह वितस्ति के दो-तिहाई कें बराबर गिना जाता है । 


० In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha __ 


सर्‌ ध्रलबेरूनी' का भारत । 


मध्यमा और अंगूठे के अग्रां के बीच का अन्तर ताळ कहलाता! 
है । हिन्दुओं का सत है कि मनुष्य की ऊँचाई, चाहे वह लम्बा हेःग्रै।र 
चाहे छोटा, उसके ताळ से.आठ.शुना हेती है; जैसा कि लोग कहते 
हैं कि मनुष्य का पाँव उसकी उँचाई का सातवाँ भाग होता है । 
मूत्तियों के निर्माण, के विषय में संहिता नामक पुस्तक 
कहती है: . ... 
“हथेली को चौड़ाई ६, लम्बाई ७; मध्यमा की लम्बाई ५, चौथी 
उङ्गली की भी वही; प्रदेशिनी की वही ऋण ५ (अर्थात्‌ ४३); कनी- 
` निका की वही ऋण + (अर्थात्‌ ३५); अंगूठे की मध्यमा की लम्बाई 
का दो-तिहाई साग ( अर्थात्‌ ३३ ), और दा पिछली उङ्गलियों की 
लम्बाई एक ही समान स्थिर की गई है ।?? 
क हस बस; के। डी ओ मापों से अ्रन्थक्कार का तात्पर्ये मूर्चि- 
“ अंग्रुलिओं से है । 
क्रोश का साप, खिर हो जाने और उसके हमारे सील के बराबर 
सिद्ध हाने के बाद, पाठकों का जानना चाहिए कि उन लोगों में 
दूरी का एक माप है । इसका नाम योजन है; 
बोल, मार और यह ८ मील या ३२००० गज्ञ के बराबर 
फ़र्सख का परस्पर सम्बन्ध । १ 
नः होता है। शायद कोई मनुष्य ' यह मान बैठे 
कि १ क्रोह „ फसेख़ के बराबर हैं, मौर बह यह समझ ले कि. 
हिन्दुओं के फ॒संख १४००० गज़ लम्बे होते हैं । परन्तु ऐसी बात नहीं! 
इसके विपरीत, १ ह = ५ योजन । इस माप: के हिसाब से अल- 
फुज्ञारी ने अपने ज्योतिष के शुटके में प्रथ्वी की परिधि. स्थिर की: हे । 
वह इसको एकवचन में जून र बहुवचन में. अजबान कहता है! 


वृत्त की परिक्षि के विषय में हिन्दुओं की गणनाओं के आदि 


. CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पन्द्रहवाँ परिच्छेद] ८३ 


ज्ञान का आधार यह अनुमान है कि यह अपने व्यास से तिगुनी 


५ > > 9० 20 0२ € tN 
होती हे । मत्स्य-पुराण, योजनां म सूर्य आर 
चन्द्र के व्यासों का वशेन करने के बाद, 

बात कहता है. अर्थात्‌ परिधि व्यास से तिगुनी 


परिधि ओर व्यास 
में सम्बंस्ध 1: 


जाती है । 

आदित्य-पुराण, द्वीपों अर्थात्‌ टापुओं और उनके इ्द-गिर्द के 
समुद्रों का उल्लेख करने के पश्चात्‌, कहता है :-- परिधि व्यास से 
तिगुनी होती है ।?? 

वायु-पुराण में भी यही बात लिखी है । परन्तु पीछे के समयों 
में हिन्दुओं को तीन पूर्णाङ्की के साथ के अपूर्णाङ्क का भी पता लग 
गया है । त्रह्मगुप्त के अनुसार परिधि व्यास से ३४ गुना होती दै; 
“परन्तु इस अङ्क को उसने अपनी ही एक विशेष रीति से मालूम 
किया है । वह कहता है :--“१० का मूल ३ .. के लगभग होता है, 
इसलिए व्यास और इसकी परिधि के बीच का सम्बन्ध ऐसा ही है 
जैसा कि १ के और १० के मूल के बीच का सम्बन्ध |? तब वह 
व्यास को उसी के साथ, और घात को १० के साथ गुणता है, और 
इस घात का मूल निकाल लेता है । तब परिधि, दस के मूल के सदृश, 
“घन अर्थात्‌ पूर्णाह्ञों की बनी होती है । परन्तु इस गणना से अपूर्णाङ्क 
-उस (संख्या) से अधिक बढ़ जाता है जितना कि वह वास्तव में हाता 
है । अरशमीदस (10111706008) ने इसको "० और ५ के बीच बीच 
बताया है । ब्रह्मगुप्त आयेभट्ट के विषय में, आलोचना करता हुआ, 
कहता है कि उसने परिधि का ३३७३ स्थिर किया था ; एक स्थान सें 
'उसने व्यास को १०८०, और दूसरे में १०५० बताया है । पहले 
बयान के अनुसार व्यास आर परिधि के बीच का सम्बन्ध १:३३. 
के सहृशा होगा । यह (०) आपूर्णाङ्क ` से. कम है । परन्तु दूसरे 


क In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ _ 


प्छ ...ग्रलबेरूनी का भारत । 


बयान में प्रन्थकार की नहीं, बरन पाठ में भारी अशुद्धि है; क्‍योंकि 
पाठ के अनुसारःयह सम्बन्ध १:३ "के स दृश, और कुछ ऊपर होगा 

पोलिश ९:३:+** के प्रमाण में अपनीग णनाओं में इसी सम्बन्ध 
का प्रयाग करता है। ४ 

यहाँ यह अपृणाङ्क " से उतना ही कम है जितना कि भ्रार्यभट 
ने बताया है, अर्थात्‌ "| : 

यही सम्बन्ध एक प्राचीन कल्पना से' निकाला गया है। इस 
कल्पना का उल्लेख याकूब इब्न तारिक ने एक हिन्दू सूचक के प्रमाण 
पर अपनो गगनसण्डल की रचना, (०9.91 _..४ ॐ) नामक पुस्तक 
में किया है, अर्थात्‌! बह' कहता है कि राशि-चक्र की परिधि 
१,२५,६६,४०,००० योजन भ्रौर इसका व्यास ४०.०७.००५० 
योजन है। ' ` 

ये अङ्क परिधि और व्यास के बोच का सम्बन्ध पहले से ही 
१:३... मान लेते हैं । ये दो अङ्क ३,६०,००० के सामान्य 
विभाजक द्वारा बाँटे जा सकते हैं। इससे हमें १७७ गुणक कं रूप 
में और १२५० भाजक, के रूप में प्राप्त हते हैं । इसी अपूणीङ्कः ° 
को पुलिश ने प्रहण किया है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


0 ER OY TP PP SP DD 
| 


सोलहवाँ परिच्छेद । 
> 
हिन्दुओं की लिपियां पर, उनके गणित तथा 
तत्सम्बन्धी विषयों पर, ओर उनके कई 
एक विचित्र रीति-रिवाजों 
पर टीका-टिप्पनियाँ । ट =१ 
जिह्वा बोलनेवाले के विचार को सुननेवाले तक पहुँचाती है । 
इसलिए इसकी क्रिया का जीवन मानो केवल क्षणिक है, और मौखिक 
बिविध प्रकार की ऐतिह्य के द्वारा अतीतकाल की घटनाओं का. 
लिखने की सामग्री । वृत्तान्त पीछे की पीढियाँ तक-पहुँचाना अस- 
| म्भव है, विशेषतः जब कि दोनों के बीच एक बहुत लम्बा कालान्तर 
। हो, परन्तु यह बात मानव-मन के एक नवीन आविष्कार, लेखन- 
| से सम्भव हो गई है। यह समाचारों को देशों में वायु की 
तरह भार काल में प्रेतात्माओं की तरह फेला देती है । इसलिए वह 
भगवान्‌ धन्य है जिसने सृष्टि का रचा है ओर प्रत्येक पदार्थ का 
परम हित के लिए पेदा किया है ! 
हिन्दुओं में प्राचीनकाल के यूनानियाँ की तरह खालों पर 
| लिखने की रीति नहीं । सुकरात से जब पूछा गया कि तुम पुस्तक 
| क्यों नहीं बनाते ते उसने उत्तर दियाः-“भमैं ज्ञान का मनुष्यों के 
। सजीव हृदयों से भेड़ों की निर्जीव खाल्लों पर नहीं ले जाता ।?? मुसल- 
| मान भी, इसलाम के आरम्भिक समयों में खालॉ पर लिखा करते थे, 
डदाहरणार्थ पैगम्बर और खैबर के यहूदियों की सन्धि, और उनका 


0-0. ॥॥10010 0011000000200 ey Stidhants 009190000001099 ७ In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= _ आलबेरूनी का भारत । 


बयान में प्रन्थकार की :नहीं, बरन पाठ में भारी : अशुद्धि है; क्योंकि 
पाठ के अनुसारः यह सम्बन्ध: १:३ "के सदृश, और कुछ ऊपर होगा 
पोलिश १:३: के प्रमाण में अपनीग णनाओं में इसी सम्बन्ध 
का प्रयोग करता है 
यहाँ यह अपृणांङ्क ३ से उतना ही कम है जितना कि आर्यभट 
ने बताया है, अर्थात्‌ ५1 ` 
यही सम्बन्ध एक प्राचीन कल्पना से' निकाला गया है। इस 
कल्पना का उल्लेख याकूब इब्न तारिक ने एक हिन्दू सूचक के प्रमाण 
पर अपनी 'गगनमण्डल को रचना, (४७५७।| _..४ 5) नामक पुस्तक 
में किया है, अर्थात्‌ ! वह' कहता है कि राशि-चक्र की परिधि 
,२१,६६,४०,००० योजन भ्रौर इसका व्यास ४०,००.००.५०४ 
याजन है। '' 
ये अङ्क परिधि और व्यास के बोच का सम्बन्ध पहले से ही 
१:३ oS मान लेते हैं । ये दा अङ्क ३,६०,००० के सामान्य 
विभाजक द्वारा बाँटे जा सकते हैं। इससे हमें १७७ गुणक के रूप 
में और १२५० भाजक के रूप में प्राप्त होते हैं । इसी अपू्णाङ्क "०" 
को पुलिश ने प्रहण किया है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 


सोलहवाँ परिच्छेद । 
> 
हिन्दुञ्जौ की लिपियों पर, उनके गणित तथा 
तत्सम्बन्धी विषयों पर, ओर उनके कई 
एक विचित्र रीति-रिवाजों 
पर टीका-टिप्पनियाँ । पछ = 
जिह्वा बोलनेवाले के विचार को सुननेवाले तक पहुँचाती दै ! 
इसलिए इसकी क्रिया का जीवन मानो केवल क्षणिक है, और मौखिक 
बिविध प्रकार की ऐतिह्य के द्वारा अतीतकाल की घटनाओं का. 
लिखने की सामग्री। वृत्तान्त पीछे की पीढ़ियां तक-पहुँचाना अस- 
म्भव है, विशेषतः जब कि दोनों के बीच एक बहुत लम्बा कालान्तर 
हो, परन्तु यह बात मानव-मन के एक नवीन आविष्कार, लेखन- 
से सम्भव हो गई है। यह समाचारों को देशों में वायु की 
तरह और काल में प्रेतात्माओं की तरह फैला देती है । इसलिए वह 
भगवान्‌ धन्य है जिसने सृष्टि को रचा है और प्रत्येक पदार्थ को 
परम हित के लिए पैदा किया है ! 

हिन्दुओं में प्राचीनकाल के यूनानियों की तरह खालों पर 
लिखने की रीति नहीं । सुकरात से जब पूछा गया कि तुम पुस्तकं 
क्यों नहीं बनाते ता उसने उत्तर दिया:--““मैं ज्ञान को मनुष्यों के 
सजीव हृदयों से भेड़ों की निर्जीव खालों पर नहीं ले जाता |”? मुसल- 
मान भी, इसलाम के आरम्भिक समयों में खालो पर लिखा करते थे, 
उदाहरणा पैगम्बर और खैबर के यहूदियों की सन्धि, ओर उनका 


.__ NINN © ट CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६ अलबेरूनी का भारत | 


किसरा के नाम पत्र | कुरान की प्रतियाँ अरबी मृगों की खाल्लं पर 
लिखी जाया करती थीं, जैसा आज-कल भौ तैरेत की प्रतियां लिखी 
जाती हैं । कुरान (सुरा ६, &१) में यह वचन आता है-- “वे इसकी 
करातीस ( अर्थात्‌, कागज्ञ ) बनाते हैं ।” कितास( या छत ) मिस्र 
देश में बाँस के डण्ठल को काट कर बनाया जाता है । हमारे समय 
के कुछ ही काल पहले तक खलीफाश्रां की राजाज्ञायें इसी सामग्री 
पर लिखी हुई सारे संसार में जाया करती थीं | बाँस के कागज में 
बछड़े की खाल की वारीक झिल्ली से यह फायदा है कि इस पर लिखा 
हुआ अक्षर फिर मिटाया या बदला नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा 
करने से यह नष्ट हो जाता है । कागज पहले-पहल चीन मैं बना था 
ससरकन्द में चीनी कैदी कागज्ञ बनाने की कला लाये थे। इस पर 
यह वर्तमान आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए विविध स्थानो में 
बनने ल्लगा । 
हिन्दुओं के दक्षिण देश में खजूर और नारियल की तरह का 
एक पतला पेड़ होता है । इसका फल खाया जाता है | इसका पत्ता 
एक गज़ लम्बा और इतना चौडा होता है जितनी एक-दूसरे के साथ- 
साथ रक्खी हुई तीन उङ्गलियाँ होती हों। बे इन पत्तों को ताड़ी 
( ताल, या ताइ ) कहते हैं, और इन पर लिखते हैं । वे इन पत्तों 
को एक तागे से इकट्ठा बाँध कर पुस्तक बना लेते हैं । प्रत्येक पत्ते के 
सध्य में एक छिद्र किया होता है। उस छिद्र में से वे सब पत्तों का 
` उस्र तागे में पिरो लेते हैं । 

.. मध्य और उत्तरीय भारत सें लोग तूज़ के वृक्ष की छाल का प्रयोग 
करते हैं |. इसकी एक. जाति चाप पर लपेटने के काम आती है । 
इस बचत को भूज कहते हैं । वे एक गज़ लम्बा और इतना चौडा 

'जिवनी कि हाथ की ,खूब फैलाई हुई उङ्गलियाँ होती हैं; या कुछ क्रम, 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 


सोलहवाँ परिच्छेद । cS 


डुकड़ा लेते हैं, और इसे अनेक रीतियों से तैयार करते हैं । वे इसे 
चिकनाते और खूब घोटते हैं जिससे यह दृढ़ आर स्निग्य बन जाय | 
तब वे इस पर लिखते हैं। इकहर पत्तों के यथार्थ क्रम का निशान 
अङ्कों द्वारा किया जाता है । सारी पुस्तक कपड़े के एक टुकड़े में 
लपेटी और उसी आकार की दो तख्तियों के बीच बाँधी जाती है । 
ऐसी पुस्तक को झथी (पोथी) कहते हैं । (पुस्त, पुस्तक देखा ।) वे 
अपने पत्र, तथा आर जा कुछ उन्हें लिखना हाता हे सब तूज़ वृत्त 
की छाल पर लिखते हैं । 

हिन्दुओं की लिपि या वर्णमाला के विषय में हम पहले ही कह 
आये हैं कि यह एक बार खो गई ओर भूल गई थी; किसी ने इसकी 
परवा न की, जिससे लोग अशिक्षित हा गये, 
घोर अविद्या के गढ़े में गिर पड़े, और विज्ञान 
से सर्वथा विमुख हो गये। परन्तु फिर पराशर के पुत्र व्यास ने पर- 
सेश्वर के प्रद्यादेश से उनकी पचास वर्णों को लिपि का दुबारा प्रकाश 
किया । वर्श का नाम अक्षर है । 

कई लोग कहते हैं कि पहले उनके अक्षरों की संख्या कम थी । 
यह केवल शनैः शनैः बढ़ी दै । यह सम्भव हो सकता है, बरन में 
कहुँगा कि यह आवश्यक भी है । यूनानी लिपि की बात पूछो तो 
किसी श्रसीधस नामक व्यक्ति ने विद्या का स्थिर करने के लिए प्रायः 
उस समय सोलह अक्षर बनाये थे जब कि मिस्र में इसराएलियों का 
राज्य था | इस पर कीसुश और अगेनान ने उनका यूनानियों में प्रचार 
'किया। चार नये संकेत मिल्ला कर उन्होंने बीस अक्षरों की वर्णमाला 
बना ल्ली। इसके उपरान्त, उस समय के कुरीतर-कृरीब जव कि सुकरात 
को विष दिया गया था, सिमोनीडस ने चार चिह्न आर मिल्ला 
दिये जिससे अन्त को एथन्सवालेों के पास एक पूरे चौबीस 


हिन्दू लिपि पर । 


उष्ठ ८२ 


५७७७ In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छ अलबेरूनी. का भारत । 


अचरां की वर्णमाला हो गई । यह घटना, पश्चिमीय कालगणको के: 
अनुसार, अदंशीर के शासन-काल में हुई थी। यह अदेशीर 
(Artaxerxe3) दारा (1091708) का, दारा अदेशीर का, और अशीर 
काईरस (0718) का पुत्र था । 


हिन्दू-वरणमाला के अक्षरों की संख्या के बहुत अधिक होने का 
हल्ला कारण यह है कि वे प्रत्येक अक्षर का, यदि उस के पीछे खर 
हो, या दो संयुक्त खर हैं।, या हमजा (विसरे) हो, या स्वर की सीमाः 
से कुछ बाहर तक बढी हुई आवाज़ हो, एक अलग चिह द्वारा प्रकट 
करते हैं; दूसरा कारण यह है कि उनके यहाँ ऐसे व्यञ्जन हैं जा 
किसी दूसरी भाषा में इकट्रे नहीं मिलते, यद्यपि वे भिन्न-भिन्न भाषाओं 
में बिखरे हुए चाहे मिल जायें। वे इस प्रकार की आवाज़ें हैं कि 
हमारी जिह्वाये, उनसे परिचित न होने के कारण, उनका मुश्किल 
से उच्चारण कर सकती हैं, और हमारे कान उनके भ्रनेक सजाति 
युगमें। में भेद करने में प्राय: असमर्थ हैं । 
हिन्दू लोग यूनानियों की तरह बायें से दायें का लिखते हैं। बे 
रेखा के मूल पर नहीं लिखते। अरबी-लिपि में इस रेखा के ऊपर 
की ओर अच्छरों के सिर और नीचे की ओर उनकी पूँछ जाती हैं । 
इसके विपरीत, हिन्दू-श्रच्तरों की ग्राधार-रेखा ऊपर होती है। 
प्रत्येक अक्षर के ऊपर एक सीधी लकीर रहती है। इस लकीर से 
अक्षर लटकता है ओर इसके नीचे लिखा जाता है। इस लकीर 
के ऊपर व्याकरण-सम्वन्धी चिह के सिवा और कुछ नहीं होता । 
यह चिह्न अपने नीचे के अचार का उच्चारण दिखलाने के लिए. 


होता है | 


सबसे अधिक प्रसिद्ध वर्णमाला का नाम सिद्धमातका है। कई 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सालहवाँ परिच्छेद । टः 


लोग समभते हैं कि यह काश्मीर में बनी थी, क्योंकि काश्मीर के 
लोग इसका प्रयोग करते हैं । परन्तु इसका 
प्रचार वाराणसी में भी है। यह नगर और 
काश्मीर हिन्दू-विद्याओँ के उच्च विद्यालय हैं। मध्यदेश अर्थात 
कनौज के इद-गिदं के देश में भी, जिसे आर्यावत भी कहते हैं, इसी 
लिपि का प्रचार है । 

मालवे में नागर नामक एक दूसरे प्रकार की लिपि है । इसका 
पहली से केवल अक्षरा के रूपों में ही भेद है । 

इसके बाद अर्धनागरी अर्थात्‌ आधे नागर अक्षर हैं। ये पहली 
दा लिपियों के संयोग से वने हैं, इसी लिए इनका यह नाम है ! 
इनका प्रचार भातिया और सिंध के कुछ भागां में है। 

दूसरी वर्शमालायें ये हवै-मळवारी जिसका प्रचार समुद्र-तट को 
ओर, दक्तिण-सिन्ध के अन्तगत, मलवषौ में है; सैन्धव, जिसका 
प्रयोग बह्मन्वा या भ्रलमन्सूरा में होता है; कनांट, जिसका प्रचार 
कर्नाट-देश में है जहाँ से कि वे सिपाही आते हैं जिन्हें सेना में 
कन्नर कहते हैं; अन्त्री जिसका अन्ध्र-देश में व्यवहार होता है; 
दिरवरी ( द्राविडी ) जिसका दिरवर देश ( द्रविड़-देश ) में प्रचार 
है; लारी, जिसका लार-देश ( लाट-देश ) में प्रचार है; गोरी (गाडी) 
जिसका पूर्व-देश में प्रयोग होता है; भैच्चकी, जिसका पूर्वदेश के 
| अन्तर्गत उढुणपूर में प्रचार है । यह अन्तिम लिपि बुद्ध की हवै । 
| हिन्दू लोग अपनी पुस्तकों का आरम्भ सृष्टि के शब्द, ओम से 
करते हैं, जिस प्रकार हम लोग अपनो पुस्तकें “परमात्मा के नाम 
से” के साथ शुरू करते हैं । ओम्‌ शब्द का रूप 
यह ~ है । यह आकार अक्षरों का बना हुआ 
| नहीं; इस शब्द को प्रकट करने के लिए यह केवल एक कल्पना गढ़ी 


हिन्दुओं के स्थानीय अक्तर। 


रोम्‌ शब्द पर । 


CFP 0181 2000 / 00001 3 55 0 es CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


० अलबेरूनी का सारत । 


A 


हुई है। इसका प्रयोग लोग इस विश्वास पर करते हैं कि इससे 
उन्हें सुख की प्राप्ति होगी । ओर इसके द्वारा वे परमात्मा के एकत्व 
को स्वीकार करते हैं। यहूदी लोग भी ठीक इसी रीति से, अर्थात्‌ तीन 
इन्रानी योदों से परमात्मा का नाम लिखते हैं | तैारेत में यह शब्द 
य ह व ह (५.८०) लिखा है और अदोने बोला जाता है; कई बार 
वे यह भी कह देते हैं | अदोने शब्द, जिसका वे उच्चारण करते हैं, 
लिख कर प्रकट नहीं होता । 
जिस प्रकार हम अरबी अक्षरों का इब्रानी वर्णमाला के क्रम से 
संख्यावाचक अङ्को के लिए प्रयाग करते हैं उसी प्रकार हिन्दू अपने 
उनके सेख्यावाचक अक्षरों का प्रयोग नहीं करते | जिल प्रकार 
चिहोँ पर। भारत के भिन्न-भिन्न भागों में अक्षरों के रूप 
भिन्न-भिन्न हैं वैसे ही हिन्दसों के रूप भी, जिन्हें अङ्क कहते हैं, 
भिन्न-भिन्न हैं । जिन संख्यावाचक चिह्यों का प्रयोग 
हम करते हैं वे हिन्दू-चिह्नों के असन्त निर्मल आकारों से 
निकाले गये हैं | चिहों और आकारों से कुळ भी लाभ नहीं 
यदि लोगों को उनका अथ मालुम न हो, परन्तु काश्मीर के लोग 
अपनी पुस्तकों के इकहरे पृष्टों पर ऐसे रूपों से निशान लगाते हैं 
जोकि, चित्र या चीनी अक्षर ऐसे दिखाई देते हैं । इनके अर्थ अत्यन्त 
दीघ अभ्यास से ही मालूम हो सकते हैं । परन्तु रेत में गिनते समय 
वे इनका प्रयोग नहीं करते । 
सव जातियाँ इस विषय में सहमत हैं कि गणित में संख्याओंं 
के सभी नुक्रमों ( यथा, एक, दस, सौ, सहस्र) का दस के 
साथ एक विशेष सम्बन्ध होता है, और प्रत्येक अनुक्रम अपने से 
_ पिछले का दसवाँ भाग और अपने से पहले से दस गुना होता 
है । मैंने सब प्रकार के लोगों से, जिनसे मिलने का मुझे अवसर 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 


सोलहवाँ परिच्छेद । ४१ 


मिला है, विविध भाषाओं में संख्याओं के अबुक्रमों के नामों का 
अध्ययन किया है, और देखा है कि काई भी जाति सहस्र से आगे नहीं 
जाती । अरबी लोग भी सहस्र पर जा कर ठहर जाते हैं, और यही 
निस्सन्देह सबसे अधिक शुद्ध ओर सबसे अधिक नेसर्गिक काम है। 
मैंने इस विषय पर एक अलग प्रबन्ध लिखा हैं । 

एक हिन्दू ही ऐसे हैं कि जिनके अड्डों की गिनती, कम से कम 
गणित-परिभाषाओं में, स हस्र से आगे तक जाती है । ये परिभाषायें या 
ता उन्होंने स्वतन्त्र रीति से बना ली हैं या विशेष व्युत्पत्तियों के 
अनुसार निकाली गई हैं, या दोनों रीतियों का इकट्ठा मिला कर तैयार 
की गई हैं । वे संख्याओं के अडुक्रमों के नामों का धम्मे-सम्बन्धी 
कारणों से १८ वें दर्ज तक ले जाते हैं । इसमें वैयाकरण सब प्रकार 
की व्युत्पत्तियों के साथ गणितज्ञो को सहायता देते हैं । 

१८ वाँ दर्जा पराद्ध कहलाता है | इसका अर्थ हैं आकाश का 
आधा, या और भी यथार्थ रीति से कहें ता, उसका आधा जो कि 
ऊपर है । क्योंकि जब हिन्दू कल्पो के काल की अवधियाँ बनाते हैं 
तब इस दर्ज का मान परमेश्वर का एक दिन (अर्थात्‌ आधा अहोरात्र) 
होता है | चूँकि हमें आकाश से बडी और कोई चीज़ मालूम नहीं, 
इसलिए इसके आधे (पराद्ध) का, सब से बड़ी चीज़ का आधा होने के 
कारण, सबसे बड़े दिन के आधे के साथ उपमा दी गई है । इसको 
दुगना करने से, रात्रि को दिन के साथ मिला देने से, सबसे बड़ा 
पूरा दिन बन जाता है। इसमें कुळ भी सन्देह नही हा सकता कि 


परार्द्धं नाम को इस रीति से बताया गया है, और परा: का अर्थ 
सारा आकाश है । | 
गिनती के अठारह-दजें । संख्याओं के अठारह अनुक्रमों के नाम ये हें:- 


१. एकम्‌ । २. दशम्‌। 


. डी In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ज्यन अलबरूनी का भारत | 

३. शतम्‌ । ११. खर्च । 

४. सहस्रम्‌ । १२. निखर्व | 
४. अयुत । १३. महापद्म । 
६. लच । १४. शङ्क । 
७. प्रुत । १५. समुद्र । 
=. कोटि । १६. मध्य । 

ॐ न्यबुंद । १७. अन्त्य । 
१०. पद्म । १८. पराद्ध । 


०४ [aS पु ०० ~ 
अब से इस पद्धात क विषय में उनके कुछ एक मतभेदों का 
उल्लेख करूँगा । 
; कुछ एक हिन्दुओं का मत है कि पराद्ध' के आगे भूरि नामक एक 
ओर दर्जा है, और वही गिनती {की अन्तिम सीमा है। परन्तु वास्तव में 
~ A >. जा > फनी गद 
र इ भय रचो में गिनती सीम ३; यह इसकी सीमा केवल 
है; हानेवाR पारिभाषिक है जिसको रूढ़ि रूप से संख्याओं 
का अन्तिम अनुक्रम मान लिया गया है | ऊपर के वाक्य में गिनती 
शब्द से उनका तात्पर्य परिभाषा से मालूम हाता है, मानों ।३ ब दर्ज 
क आगे की गिनती के लिए भाषा में कोई नाम नहीं । यह मालुम है 
[a न hey 
कि इस जिका मान अर्थात्‌ एक भूरि, सबसे बड़े दिन के पाँचवें भाग 
क बराबर है; परन्तु इस विषय में उनका कोई ऐतिह्य नहीं । उनके 
एतिह्य में केवल सबसे बड़े दिन के समवाये! के ^ 
ठ वायों के चि ते हैं, जै 
“कि हम आगे चल कर बतायेंगे। इसलिए यह र 
| रुजालए यह १४ वाँ दर्जा कृत्रिम 
आर अत्यन्त सूक्ष्म है । प्र 
( = Re 
फिर कई एक के मतानुसार गिनती की सीमा कोरि है; और 
रि से आरम्भ कर के संख्याग्रों के दूजा की परम्परा कोटि, हज़ार 
४ ~ ०४ ~ ०६० 5 टु १ हे 
कड़े, दहाई होगी; क्योंकि देवताओं की संख्या काटियो में प्रकट 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। सोलहवाँ परिच्छेद । ३ 
की जाती है। उनके विशवासानुसार देवताओं की तेतीस काटियाँ 
ईँ, जिनमें से ब्रह्मा, नारायण और महादेव की ग्यारह-ग्यारह हैं । 

१८ वें दर्जे के आगे के दर्जों के नाम, जैसा कि हम पहले कह 
आये हैं, वैयाकरणो के गढ़े हुए हँ । 

इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि ५ वें दजे का प्रसिद्ध नाम 
दश सहख, और ७ वें दर्जे का दश ळच है; क्योंकि ऊपर की सूची में जा 
दा नाम (अयुत; प्रयुत) हमने दिये हैं उनका प्रचार बहुत कम है । 

कुसुमपुर के आरयैभट्ट की पुस्तक में दस से १० कोटि तक के 
द्जो के नाम ये दिये हैं:-- 


प्रयुतम्‌ | कोटिपद्म । 
नियुतम्‌ । परपद्य । 
| | 


इसके अतिरिक्त, यह वात ध्यान देने योग्य है कि अनेक लोग भिन्न- 
भिन्न नामों के बीच एक प्रकार का व्युत्पत्ति-सम्बन्ध प्रतिष्ठित करते हैं, 
इसलिए बे ५ वें दर्ज की उपसिति के अनुसार, जा कि अयुत कहलाता 
है, ६ ठे दर्जे को नियुत कहते हैं। फिर < वें दर्ज की उपसिति के 
अनुसार, जो कि न्यबुद कहलाता है, वे ८ वें को अर्बुद कहते हैं । 

निखर्व और खर्व के बीच, जा कि १२ वें ओर ११ वें दर्जो के 
नाम हैं, और शंकु तथा महाशंकु के बीच, जोकि १३ वें और १४ वें 
दर्जा' के नाम हैं, इसी प्रकार का सम्बन्ध है । इस सादृश्य के अनुसार 
पद्म के बाद शीघ्र हौ महापद्म होना चाहिए परन्तु पिछला ते १३वें 
का और पहला १० वें दर्ज का नाम है | 

उनके इन भेदों के दे! विशेष कारण इे। सकते हैं; परन्तु इनके 
अतिरिक्त अनेक ऐसे भी भेद हैं जिसका कई कारण नहीं, जिनकी 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


<४ अलबेरूनी का भारत | 


उत्पत्ति. केवल इस प्रकार हुई है कि लोग किसी निश्चित क्रम का 
ध्यान न रख कर योंही उनके नाम लेते हैं, या वे अपनी अविद्या का 
साफु कह कर कि में नहीं जानता स्वीकार करना पसन्द नहीं करते |. 
में नहीं जानता एक ऐसा शब्द है जिसका उनके लिए किसी भी सम्बन्ध 
में उच्चारण करना कठिन है । 

पोलिश सिद्धान्त संख्याओ के दर्जो' की निम्नलिखित सुची देता है। 


४. सहस्रम्‌ । ८, कोटि | 
प्‌. अयुतम्‌ । &. अर्बुदम्‌ ।. 
६. नियुतम्‌ । १०. खर्ब । 

७. प्रयुतम्‌ । 


इनके बाद कं दर्जे, ११ वें से १८ वें तक, वही हैं जोकि उपर्युक्त 
सूची में दिये गये हैं । 

हिन्दू लोग गणित में संख्यावाचक चिद्नों का प्रयोग हमारे स हश 
ही करते हैं। मैंने एक प्रवन्ध की रचना की है, जिसमें यह: 
दिखलाया है कि इस विषय में, सम्भवतः, 
हे हिन्दू हम से कितना आगे हैं | हम पहले कह 
आये हैं कि हिन्दू अपनी पुस्तकें श्लोको में बनाते हैं । अच्छा, अब यदि 
उन्हें, अपने गणित-ज्योतिष के गुटको में, विविध अनुक्रमों की कुछ 
संख्याओं को प्रकट करना होता है तो वे उन्हें ऐसे शब्दों के द्वारा प्रकटः 
करते हैं जिनका प्रयाग या ता अकेले एक ह्वी अनुक्रम को या एक ही 
साथ दो रनुक्रमों की विशेष संख्याओं के (यथा एक ऐसा शब्द जिसका 
अर्थ या ता केवल २० है या २० और २०० दोनों हैं) दिखलाने के 
लिए होता हैं । प्रत्येक संख्या के लिए उन्होंने एक सर्वथा विपुल शब्द- 
राशि नियत कर रक्खी है | इसलिए यदि छन्द में एक शब्द ठीक न 
बैठे तो आप इसे बदल कर इसकी जगह आसानी से दूसरा और ठीक: 


संख्यावाचक अङ्क। 


७ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सालहवाँ परिच्छेद । < 


आनेवाला शब्द रख सकते हैं | ब्रह्मगुप्त कहता है “यदि तुम एक 
लिखना चाहते हो तो इसको पृथ्वी, चन्द्र प्रश्रति प्रत्येक अद्वितीय वस्तु 
से प्रकट करो; दो को प्रत्येक ऐसी चीज़ से जो कि द्विगुण हो, यथा 
काळा ओर सफेद; तीन को प्रत्येक ऐसी चीज़ से जो कि त्रिगुणित हो; 
शून्य को आकाश से, ओर बारह को सूर्य के नामें से प्रकट करो।?? 
नीचे की सूची में मैंने संल्याओं के वे सव नाम मिला दिये हैं 
जो कि मैं उनसे सुना करता था; क्योंकि इनका ज्ञान उनकी गणित- 
ज्योतिष की पुस्तकों को समभने के लिए परमावश्यक है । इन शब्दों 
के सभी अर्थ मुझे मालूम हो जाने पर, यदि इश्वर की आज्ञा 
हुई! ता मैं उनको यहाँ जोड़ दूँगा । हरि 
० = शून्य और ख, दोनों का अथे बिन्दु दै। 
गगन, अर्थात्‌ आकाश । 
वियत्‌, अर्थात्‌ आकाश । 
आकाश | 
अम्बर, अर्थात्‌ आकाश । 
अश्र, अर्थात्‌ आकाश । 
१-आदि, अर्थात्‌ शुरू । | 
ES शशिम्‌ । क्‍ 
इन्दु । 
| शीता । 
| उवैरा, धरणी । 
| पितामह, अर्थात्‌ आदि-पिता ! 
| चन्द्र, अर्थात्‌ चाँद । 
| शीतांशु, अर्थात्‌ चाँद । 
। - रूप | 
७ 


nN 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ई \ 'प्रबेरूनी का भारत: 


रश्मि | 
२= यस | 
अश्विन्‌ । 
रविचन्द्र । 
लोचन, अर्थात्‌ दे आँखें । 
अक्ष । 
` ड्र्। 
यमल । - 
पच्च अर्थात्‌ मास के दा पखवाड़े । 
नेत्र, अर्थात्‌ दो आँखें । ` 
३ =त्रिकाल, अर्थात्‌ समय के तीन भाग | 
त्रिजगत्‌ । 
त्रयम्‌ | 
पावक, वैश्वानर, दहन, तपन, हुताशन, ज्वलन, अभि, अर्थात्‌ 
आग । 
| त्रिगुण, ] अर्थात्‌ तीन आदि शक्तियाँ । 
लोक, अर्थात्‌ ग्रह, पश्वो , स्वर्ग और नरक । 
त्रिकटु । 
४=वेद्‌, अर्थात उनकी पवित्र संहिता, क्योंकि उसके. चार 
भाग हैं । 
समुद्र, सागर, अर्थात्‌ पयोधि । 
अब्धि । 
द्धि | 
दिश्‌, अर्थात्‌ चार दिग्भाग । 
जलाशय | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सालहवाँ परिच्छेद । £9 


कृत । EE 
= शर । 

अर्थ । 

इन्द्रिय, श्र्थात्‌ पाँच इन्द्रियाँ । 
सायक । 

छि 

बाण । 

भूत । 

इषु । 

पाण्डव, अर्थात्‌ पाण्डु राजा के पाँच पुत्र | 
पत्रिन्‌, मार्गण । 
5 = श्स | 

अङ्ग । 

घट | 

02! (१) अर्थात्‌ वर्ष । 

ऋतु ( ) 

मासाधम्‌ । 
७ -- अग । 

महीधर । 

'पर्वेत, अर्थात्‌ पहाड़ । 
| सप्रन्‌ । 
क. नग, अर्थात्‌ पहाड । 
| आद्रि । 
[ee मुनि । * 
'८ = वसु, अष्ट । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सद प्रलबेहनी का मारंते”। ` 
' घी, मङ्गल । 
गज, नाग | PF 
दन्तिन्‌ । 
5=गो, छिद्र । 
नन्द, पवन । 
रन्ध्र, अन्तर । . 
नवं= ॐ. "पृष्ठ ८७ 
१०= दिश्‌, खेन्ठु । 
आशा, रावण-शिर्स्‌ । 
११ -- रुद्र, जगत्‌ का विनाशक । 
महादेव, अर्थात्‌ फुरिशतों का राजा । 
ईश्वर । [ 
अचौहिणी, अर्थात्‌ जितनी कुरु की सेना थी । 
१२ - सूर्य, क्योंकि सूयाँ की संख्या बारह है 
आदित्य । 
शर्क, अर्थात्‌ सूर्य । 
मास, भानु । 
हस््ांशु । 
१३८- विश्व । 
१४-- मनु जो कि चौंदह मन्वन्तरों के अधिपति हैं । 
१५= तिथि, अर्थात्‌ प्रत्येक पखवाड़े के सार दिवस । 
६ = भ्रष्टि, नृप, भूप । 
१७- अत्यष्टि | ॥ 
१८ = धृति । * | | प्रुष्ठ दद , 
१ = ग्रतिघृति । ’ (करते स्व 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सेल्नहवाँ :परिच्छेदः ।: रद्द 
किलर सबख कृति | ५. ५. 7: कि 211. 
18:7२ १ = उत्कृति ॥ : 
२२ ८ 
;२३;= i 
it RF fs 
; २५ = तत्त्व, अर्थात्‌ वे पच्चीस पदार्थ जिनके ज्ञान द्वारा मोक्ष 
की प्राप्ति होती है । 


पा तक: मैंने हिन्दुओं का देखा है, और :जहाँ तक उनके 


“विषय में सुना है वे सामान्यतः इस प्रकार से संख्यावाचक अड्डों में 
` पञ्नीसः के आगे नहीं जाते । 


..हि्हुओं के विचित्र अब हम हिन्दुओं के; कुछ;एक विचित्र रीति- 
4रीति-रिाजि। रिवाजों का इल्लेखः:करेंगे। किसी चीज़ की 
विचित्रता का आधार इस बात पर है कि यह 

एड पई ~ की > ha 
tf बहुत कम “उपस्थित होक़ी है, और हमें इसको 
देखने का अवसर बहुत कम मिलता है। यदि : यह विच्ित्रता बहुत 


बढ़: जाय्र ते फिर वह चीज़ एक अपूर्व बरन एक अल्लोक्रिक वस्तु बन 


जाती: है । यह फिर प्रकृति: के साधारणः : नियमे: के (अधीन नहीं 
रहती, और जब तक इसको साक्षात्‌ देख नहीं लिया जाता यह 


. ख़पुष्पसदृश मालूम होती है.। हिन्दुओं के अनेक रीति-रिवाज हमारे 


देश और हमारे समय के रिवाजों से इतने भिन्न हैं. कि बरे हमें सर्वथा 
विकट दीख पड़ते हैं । मनुष्य प्रायः यह समझने लगता है. कि उन्होंने 
ज्ञान्‌-बूझ कर इनको हमारे विपरीत बनाया है, क्योंकि हमारी रीतियाँ 
उनकी;रीतियों -से बिलकुल नहीं मिलती बरन उनकी: ठीक उलटी हैं; 
यदि; उनकी कोई'रीति कभी हमारी किसी रीति से मिलती भी है तो 
तिस्रय;:ही इसके सवेथा विपरीत अथ. होते: हैं । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०० अलबेरूनी का भारत। ' 


वे शरोर के काई भी बाल नहीं काटते। पहले-पहल वे गरमी 
के कारण नङ्गै फिरा करते थे, और सिर के केश न काटने से उनका 
उद्देश रोद्राघात से बचना था । 

मूछों की रक्षा के लिए वे उनके इकहरे पेच बनाते हैं । जनने- 
न्द्रिय के बाल न काटने के विषय में वे लोगों को यह समभ्काने का 
चल्न करते हैं कि वहाँ के बाल काटने से कामानल भड़कती धर 
विषय-वासना बढ़ती है । इसलिए उनमें से वे लोग जा अपने अन्दर 
ल्ली-समागम के लिए प्रबल रुचि देखते हैं बे जननेन्द्रिय के बालः 
कभी नहीं काटते। 

वे अपने नाखून बहुत लम्बे बढ़ा लेते हैं और अपने आलस्य पर 
गंव करते हैं। क्योंकि वे इनसे सिर का खरोचने और केशों में जूए 
टटोलने के सिवा अपने मधुर आलस्य के जीवन में और कोई काम 
नहीं लेते । 

हिन्दू गोबर के चौके में अकेले एक के बाद एक बैठ कर भोजन 
करते हैं । वे भाजनावशेष को नहीं खाते, और जिन थांलियों में 
उन्होने खाया हा यदि वे मिट्टो की हों ता वे उन्हें भी फेंक देते हैं | 

पान और चूने के साथ सुपारी चबाने के कारण उनके दाँत लाल 
हैते हैं । 

वे मदिरा खाली पेट पीते हैं, फिर इसके बाद खाना खाते हैं । वे 
गायों का मूत्र ता पी लैते हैं पर उनका मांस नहीं खाते। 

बे झॉँभ्मों का छड़ी से बजाते :हैं । 

पायजामें की जगह वे पगड़ियाॉँ बाँधते हैं । जो लोग. थोडी 
पोशाक रखना चाहते हैं वे एक दो अंगुल चौड़ा एक चीथड़ा लेकर उसे 
दो रस्सियों के साथ अपने कटिदेश पर बाँध लेते हैं, और इतने पर 
डी सन्तुष्ट रहते हैं । परन्तु जा ज्यादा कपड़े पसन्द करते हैं वे इंतमी- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सोलहवाँ परिच्छेद । १०१ 


अधिक रुई से भरे हुए पायजामे पहनते हैं कि उससे कई.टुलाइयाँ 
और ज्ञीन के. नमदे वन जाये । इन पायजामों में कोई (दृश्य) राह 
नहीं होती और वे इतने बड़े होते हैं कि पैर दिखाई नहीं देते । जिस 
रस्सी से पायजामा बाँधा जाता है वह पीछे की ओर होती है । 

. उनका सिदार भी ( एक वस्र जिससे सिर ओर छाती तथा 
गर्दन का उपरिभाग ठँका रहता है ) पायजामे के सदृश पीछे की 
तरफ बोतामों से बाँधा जाता है । 

6 के ( वाँहों वाली छोटी कृमीज़ें जोकि कन्धों से शरीर 
के मध्य तक होंती हैं; यह ख्यां के पहनने का वस्न है ) अअ्चलों 
.का काट दायें और बायें दोनों ओर होता है । र 

. जब तक वे जूतों को पहनने नहीं लगते तब तक उन्हें कस कर 
रखते हैं । चलने के पहले वे. पिण्डली से नीचे की ओर उलटा दिये 
जाते हैं (१) । 

.. स्नान. के समय वे पहले पेरों को धाते हैं और उसके बाद मुंह 
को.।. अपनी खियों के साथ समागम करने के पहले वे स्नान करते हैं । 
प्र ध ES ध क 

. त्याहार के दिन वे सुगंधियों के स्थान अपने शरीरों पर गोबर मलते है 

पुरुष खियों के परिच्छद की चीज़ें पहनते हैं; वे उबटना मलते 


हैं, कानों में बालियाँ, हाथों में चूड़ियाँ, ओर हाथ और पाँव की 
. हैं, . , ह याँ, हाथ और पाँव की 


उङ्गलियों में. सोने के छाप-छल्‍्ले पहनते हैं । 
तेहि द्रात्षाबल्लिस्तम्भवदुम्चिताः सन्तो यभन्ते, याषितस्तु अधस्त 


. ऊर्ध्वः निधुवनव्यग्राः सीरसऽ्चालनतत्परा इब क्षच्यन्ते, तासां घवाः 
- सर्वथा ऽचलास्तिष्टन्ति । 
.» «ते चः पायुभञ्जनकारिषु मुण्डकषु, क्लीबेषु, सुखघृतपुंध्वजचूष- 


. रेतोद्रावकेषु “ पुषण्ढिलः. इत्याख्येषु पुरुषेषु च दयामाचरन्ति । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०२ अलबेरूनी का भारत । 


ते कुझ्यमभिमुखीभूय इदन्ति येन तेषां सक्थीनि पार्श्वतो यातां 
'हृष्टिगोचरा भवन्ति | 

ते उपस्थेन्द्रयार्चायै मन्दिराणि निर्मान्ति, तत्र स्थापितं “लिङ्ग? 
महादेवलिङ्गमित्याचक्तते । 

वे ज्ञीन के बिना सवारी करते हैं, परन्तु यदि वे ज़ोन लगाते हैं तो 
घोड़े पर उसकी दाई ओर से चढ़ते हैं। सफर में वे यह पसन्द करते 
हैं कि कोई व्यक्ति घोड़े पर चढ़ा हुआ उनके पीछे आवे । 

वे कुठार का दाई ओर कमर पर वाँधते हैं । 

वे यज्ञोपवीत नामक एक पट्टी पहनते हैं जा कि बायें कन्धे से 
होकर कमर की दाई ओर जाती है । 

सभी सम्मन्त्रणारों और सड़टों में वे ख्ियों से परामर्श 
लेते हैं । जब बच्चा पैदा होता है तब लोग लड़की की अपेक्षा ^ ” 
लड़के की अधिक परवा करते हैं । 

दा वालकों में से छोटे वालक का अधिक आदर किया जाता हे 
आर यह वात देश के पूर्वीय भागों में विशेष रूप से देखी जाती है 
क्योंकि उनका मत है कि बड़े का जन्म प्रवल काम-लालसा के कारण 
होता है; परन्तु छोटे की उत्पत्ति परिपक्क चिन्तन श्रौर शान्त क्रिया 
काः फल होती है । 

हाथ मिलाते समय वे मनुष्य के हाथ को उसकी बाहरी गुलाई 
की अर्थात्‌ उलटी तरफ से पकड़ लेते हैं । ः 

वे घर में प्रवेश करते समय नहीं बरन वहाँ से जाते समय आज्ञा 
माँगते हैं । हर 

अपनी सभाओं में वे पलघी मार कर बैठते हैं । 
2० इन्हें पास बैठे हुए अपने पूजनीय बड़ों के सामने थुकने और 
नाक साफ करने में कुछ भी सङ्कोच नहीं होता, और वे उनके सामने 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सोलहदवाँ परिच्छेद । १०३ 
ही चट से जूएं मार देते हैं वे छींकने को बुरा भ्रौर पादने को 
अच्छा शकुन समभते हैं । 

वे जुलाहे को अपवित्र, परन्तु सिङ्गी लगाने ओर खाल उधेड़ने 
वाल्ले का, जो पैसे लेकर मरणासन्न पशुओं को डुवा कर या जला 
कर मार डालता है, पवित्र समभते हैं। 
पाठशालां में उनके बच्चों के पास काली तख़तियाँ होती हैं । 
इन पर वे सफु द्‌ चीज़ के साथ, चौड़ी ओर नहीं, लम्बी ओर वाये 
से दायें लिखते हैं । ऐसा मालूम होता है मानो नीचे के पद्य लेखक 
ने हिन्दुओं के लिए ही लिखे थेः-- 
“कितने ही लेखक कोयले जैसे काले कागज्ञ का उपयोग करते हैं, 
उनकी लेखनी इस पर |] सफेद रंग से लिखती है । 
लिखने से वे अँधेरी रात में उज्ज्वल दिन रख देते हैं, 
वे जुलाहे की तरह बुनते हैं, परन्तु वाना नहीं लगाते |? 
वे पुस्तक का नाम उसके आरम्भ में नहीं, वरन अन्त में 
'लिखते हैं,। 
वे अपनी आषा के विशेष्यो को ख्रीलिङ्ग देकर बढ़ाते हैं, जैसे 
अरबी लोग उन्हें लघु रूप देकर बढ़ाते हैं 
यदि उनमें से एक मनुष्य दूसरे को कोई वस्तु देता है ता वह 


ha 


यह आशा करता है कि वह चीज़ उसकी ओर फेंक दी जाय, जेसे 
हम कुत्ते को कोई चीज़ फंकते हैं । 

यदि दो मनुष्य नदे खेल्लते हैं ता एक तीसरा उनके बीच पाँसे 
'फेंकता है । वे मस्त हाथी के गालों में से निकलनेवाले रस का, जो ` 
वास्तव में घोर ठुगन्धयुक्त होता है, पसन्द करते हैं । 

शतरज् में वे हाथी को पयादे की तरह एक घर सीधा चलाते 
हैं, दूसरी दिशाओं में नहीं । चार कोनों में भी वे इसे रानी (फिजांन) 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MITTS ऋऋऋऋऋचऋऋऋऋऋऋो”ऋ ौौ. 


१०४ अलबेरूनी का भारत | 


की तरह एक बार एक घर ही चल्लाते हैं । के 
कप ८०4 ०, Ro 
कहते हैं कि ये पाँच घर ( अर्थात्‌ एक तो 
सीधा आगे आर शेष कानों पर) हाथी की सूँड़ भ्रौर चार पैरों के 
हि ड 
स्थान हैं । 


भारतीय शतरञ्ज । 


शतरज में वे दा पाँसों कं साथ--एक बार चार मनुष्य--. 
खेलते.हैँ। शतरज्ञ के तख़ते पर उनके मुहरों का क्रम इस प्रकार 


होता है:— 


रुख | घोड़ा | हाथी | बादशाह पयादा | रुख 


उ कप, लत 


| 
पयादा | पयादा | पयादा | पयादा | 


see 


पयादा | घोड़ा 


1 


पयादा | हाथी 


पयादा | बादशाह 


नन | पयादा | जनत 
| 
| | 


` हाथी 


| 
| 
| 
| 


Bs | 


घोड़ा 


पयादा 7 पयादा | पयादा 


रुख | प्रयादा | बादशाह | हाथी | घोड़ा | रुख 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha |. 


है... +m. रड पद ME. 70 छ 


सेलहवाँ परिच्छेद । १०५ 


क्योंकि इस प्रकार के शतरज का हमारे लोगों का ज्ञान 
नहीं, इसलिए इस विषय में जा कुछ सुरे मालूम है वह यहां 
लिखता हूँ । 

दनु खेलनेवाले चार व्यक्ति इस प्रकार बैठते हैं जिससे शतरज 
की बिसात (शारिपट्ट) के गिर्द एक चैकार बन जाय, और वे बारी- 
बारी से पाँसे फेंकते हैं। पाँसों की पाँच और छः संख्यायें खाली होती 
हैं (अर्थात्‌ वे गिनी नहीं जातां) । ऐसी अवस्था में, यदि पाँसे पाँच 
या छः दिखलायें ते खिलाड़ी पाँच के स्थान में एक, 
और छः के खान में चार ले लेता है, क्योंकि इन 
दोनों अङ्को के आकार इस प्रकार बनायें हुए हैं:-- 


~ 


पृष्ट &१ 


द्‌ प्‌ 
(28% 5४% २२४५ 
जिससे यह ( भारतीय चिट्ढों में ) 8 और १ के आकार के 


सहश मालूम होने लगता है । 

शाह अर्थात्‌ राजा यहाँ रानी (फिज्ञांन) का नाम हैं । 

पाँसों को प्रत्येक अङ्क से एक न एक मुहरा अपने स्थान से दूसरे 
स्थान में चला जाता है । 

१ से या ते पयादा या बादशाह अपनी जगह से चलता है। उनको 
चालें वैसी ही हैं जैसी कि साधारण शतरज् में होती हैं । बादशाह 
लिया जा सकता है, परन्तु बह अपने स्थान को नहीं छोड़ सकता । 

२ से रुख चलता है । हमारे शतरञ् में हाथी की चाल की तरह 
यह कर्ण की ओर तीसरे घर में चला जाता हैं । 


३ घोड़े को चलाता है । इसकीश्चाल साधारणतः: तिरळी दिशा 
में तीसरे घर तक होती है। 


वा? गु 


१०६ अलबेरूनीः का भारत । 


हाथी को चल्लाता है । यदि इसे रोका न जाय तो यह हमारे 
शत्तरज में सुख़ के सदृश, सीधा चलता है। यदि ऐसी अवस्था हो 
जैसा कि अनेक वार हो जाता है, तो एक पाँसा इस रुकावट को दूर 
कर देता है अर इसे आगे चलने में समर्थ कर देता है । इसकी सबसे 
छाटी चाल एक घर, आर सबसे बड़ी पन्द्रह है, क्योंकि पाँसे अनेक बार 
दा ४, या दो ६, या एक ४ और एक ६. दिखलाते हैं । इन अड्डों में से 
एक के फल से, हाथी शारिपट्ट पर किनारे के साथ-साथ समे घूमता 
हे; दूसरे अङ्क के फल से, यह पट्ट के दूसरे किनारे की दूसरी तरफ के 
_ साथ-साथ चलता है, पर शत यह है कि मार्ग में कोई रुकावट न 
हे।। इन दो संख्या्रों के परिणाम से, हाथी चलते-चल्ते कर्ण-रेखा 
के दोनों सिरों पर जा बैठता है । 
पाँसों के विशेष मूल्य होते हैं जिनके अनुसार खिलाड़ी को 
चाज्ञी का हिस्सा मिलता है, क्योंकि पाँसे लेकर खिलाड़ी के हाथों 
में दिये जाते हैं। बादशाह का मूल्य ५, हाथी का ४, घोड़े का ३, रुख 
का २ आर पयादे का १ है। जो बादशाह को ले लेता है उसे ५ मिल 
जाते हैं । यदि जीतनेवाले के पास अपना बादशाह न रहा हव तो 
दा वादशाहों के लिए उसे १०, और तीन बादशाह के लिए १५ मिल 
जाते हैं । परन्तु यदि उसके पास अव तक भी अपना बादशा 
ओर वह बाकी तीन बादशाहों को ले ले ता उसे ५४ मिल जाते हैं । 
संख्या एक ऐसी वृद्धि को दिखलाती है जिसका आधार कोई बी ज- 
गणित-सम्बन्धी नियम नहीं, वरन सार्वजनिक सम्मति है । 
यदि हिन्दू हमसे भेद रखने ओर हमारी अपेन्ता कुछ उत्तम हाने 
का दावा करते हैं, जैसा. कि हम भी अपने पक्ष में इसके विपरीत 
हिन्दू-चरित्र की सहज करते हैं, ता इस प्रश्न का निर्णय उनके लड़कों 
्रतीपता । पर किये गये एक प्रयोग के द्वारा हा सकता 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सोलहवाँ परिच्छेद ¦ १०७ 


है। मैंने काई भी ऐसा हिन्दू लड़का नहीं देखा जो मुसलमानी 
प्रदेश में हाल ही में आया हो और जो लोगों के रीति-रिवाजों 
से पूर्णतया अभिज्ञ न हों, परन्तु इसके साथ ही वह अपने 
स्वामी के सामने जूतों को विपरीत क्रम से रक्खेगा, अर्थात्‌ 
दायाँ वायें पैर के आगे और वायाँ दायें पैर के आगे; अपने 
स्वामी की पोशाक को तह करते समय उसके भीतर का ॥ 
कर देगा, और गालीचे का इसी प्रकार विछायगा जिससे उसका 
निचला भाग सबसे ऊपर रहे, ओर इस प्रकार की दूसरी वातें 
करेगा । यह सब हिन्दू-खभाव की सहज प्रतीयता का परिणाम है। 
मैं हिन्दुओं को ही उनकी असभ्य रीतियों के लिए बुरा न कहूँगा, 
क्योंकि प्रतिमा-पूजक अरबी लोग भी अपराध और अश्लीलतायें 
मूत्ति-पूजक अरवियों किया करते थे। बे रजखला और गर्भवती 
के रीतिरिवाज । ख्ियों के साथ समागम करते थे; रजोादशेन 
की एक ही अवधि में एक ही खी के साथ समागम करने के लिए 
अनेक पुरुष सहमत दो जाते थे; वे दूसरे लोगों, आगन्लुकों, ओर 
अपनी पुत्री के प्रेमी की सन्तानों का अपनी दत्तक सन्तान वना लेते 
थे; इसके अतिरिक्त वे अपनी विशेष प्रकार की पूजाओं में अपनी 
डङ्गलियों के साथ सीटी बजाते, और अपने हाथों से ताली पीटते, 
अर अपवित्र और मत पशु का मांस खाते थे । इसलाम ने अरवियों 
में से और भारत के उन भागों में से जहाँ के लोग झुसलेमान हा 
गये हैं इन सब बातों को दूर कर दिया है। जगदीश्वर का 
धन्यवाद है ! १ 


सत्रहवाँ परिच्छेद । 


जादै 
लोगों की अविद्या से उत्पन्न होनेवाले 
हिन्दू-शातरों पर । 


अभिचार का मतलव हम यह समभते हैं कि किसी प्रकार के 
अपश्च के द्वारा किसी वस्तु को इन्द्रियों के सामने ऐसा प्रकट करना 
हिन्दू जन साधारण जेसी वह वास्तव में नहीं है । इन अरथाँ में, 
में रस-विद्या । यह लोगों में बहुत फैला हुआ है। परन्तु, उन 
'अर्थो में जिनमें इसे साधारण लोग समभते हैं, अर्थात्‌ किसी 
असम्भव वस्तु के पेदा कर देने में, यह वास्तविकता की 
'सोमाओं क अन्दर नही । क्योंकि जो असम्भव है वह कभी पैदा 
नहीं किया जा सकता; सारी बात एक निबिड़ इन्द्रजाल के सिवा 
झर कुछ नहीं । इसलिए इन अथो में अभिचार का शास्त्र से कोई 
-सस्बन्ध नहीं । 
इन्द्रजाल को एक जाति रस-विद्या है, यद्यपि इसको सामान्यतः 
इस नाम से नहीं पुकारा जाता। परन्तु यदि कोई मनुष्य रुई का 
एक डुकड़ा ले कर उसे ऐसा बना दे कि वह सोने का एक टुकड़ा 
मालूम हो तो आप इसे इन्द्रजाल के सिवा और क्या कहेंगे ? यदि 
वह चाँदी के टुकड़े को सोने का रूप धारण करा देता है ते भी 
बिलकुल वही वात है। भेद केवल इतना है कि पिछली क्रिया अर्थात 
चांदी का सुनहला करना ता प्रायः प्रसिद्ध है पर पहली क्रिया अर्थात्‌ 
रूई का सोना बनाना प्रसिद्ध नहीं । 


प्रुष्ठ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सत्रहवाँ परिच्छेद । १०४ 


विशे es २००, ०, 
हिन्दू लोग रस-विद्या पर विशेष ध्यान नहीं देते; परन्तु काइ 


-जाति इससे पूर्णतया ख़ाली नहीं । किसी जाति में इसके लिए श्रधिक 


प्रवृत्ति है श्रोर किसी में कम। पर इससे उनकी बुद्धिमत्ता या अविद्या 


| ॥ ०७ CN ट्ठ ९ ~ 
-का कोई सम्बन्ध नहीँ । क्योंकि हम देखते हैं कि कई बुद्धिमान 


मनुष्य ता रस-विद्या के अनुरागी हैं, और कई मूखे इस विद्या 
और इसके पारदशियों की हँसी उडाते हैं वे बुद्धिमान्‌ लोग, 
यद्यपि अपनी विश्वास दिलानेवाल्ली विद्या पर बड़े ज्ञोर-शार से 
खुशी मनाते हैं, पर वे रस-विद्या में लीन रहने के लिए दोषी 
नहीं 'ठहंराये जा सकते, क्‍योंकि उनका प्रयोजन विपत्ति को दूर 
और सम्पत्ति को प्राप्त करने की अत्यन्त लालसा के सिवा और कुछ 
नहीं । एक बार किसी ने एक महात्मा से पूछा कि इसका क्या 
कारण है कि विद्वान्‌ तो सदा घनाढ्यो के द्वार पर दैड़े जाते हैं 
परन्तु धनाढ्य विद्वानों के यहाँ जाने की इच्छा नहीं प्रकट करते । 
महात्मा ने उत्तर दिया कि “विद्वानों को ता धन का सदुपयोग भली 
भाँति ज्ञात है परन्तु धनाळ्यों को विद्या की श्रेष्ठता का पता नहीं ।?? 
इसके विपरीत, यद्यपि मू्खों की वृत्ति सवैथा शान्त होती है ते भी 
केवल रस-विद्या से उनकी नित्रृत्ति होने के कारण ही वे प्रशंसा के 
पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि उनके प्रयोजन आपत्तिजनक, वरन 
किसी और चीज़ के बदले सहज अविद्या और मूढ़ता के व्यावहारिक 
परिणाम होते हैं । 

इस विद्या के पारदर्शी पण्डित इसे गुप्त रखने का यल्ल करते हैं 
और उन लोगों के साथ मिलने-जुलने से सङ्गोच करते हैं जिनका 
उनके साथ सम्बन्ध नहीं । इसलिए सैं हिन्दुओं से वे रीतियाँ नहीं 
सीख सका जिनका वे इस विद्या में प्रयोग करते हैं । में यह भी नहों 
जान सका कि जिस मूल पदार्थ का वे मुख्यतः प्रयोग करते हैं 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MNT SE 7  . 


११० अलबेरूनी का भारत । 


वह कोई धांतु है या जीव है या वनस्पति दै । मैंने उन्हें हड़ताल को, 
जिसे वे अपनी भाषा में तालक कहते हैं, शोधने, मारने, विश्लिष्ट करने 
ओर सोम करने की बातें करते सुना है, इससे मैं समझता हूँ कि 
उनकी प्रवृत्ति रस-विद्या की खनिज-विद्या-सम्यन्धी रीति की ओर है। 
रस-विद्या से मिलती-जुलती उनकी एक श्रौर विद्या है, जा कि 
विशेषतः डन्हों की सम्पत्ति है। वे इसे रसायन कहते 
हैं। रसायन शाब्द रस के संयोग से बना है जिसका 
अर्थ सुवर्ण है। इसका अभिप्राय एक ऐसी कला से है जो कि विशेष 
क्रियाओं, जड़ी-वूटियों, और मिश्रित ओषधियों तक, जिनमें से प्रायः 
वनस्पतियों से ली जाती हैं, परिमित है । इसके मूलतच्व उन रोगियों: 
का रोग-सुक्त कर देते हैं जिनके वचने की कोई आशा नहीं थी, वे 
जराजीणे व्यक्तियों को पुनः नवयुवक बना देते हैं । वे श्वेत केशों को 
फिर काला कर देते हैं । उनसे इन्द्रियों में पुनः बल आता है, खी 
के साथ समागम करने की शक्ति बढ़ती है, और मन में वालकोचित 
उत्साह की तरंगें उठने लगती हैं, यहाँ तक कि इस लोक में मनुष्यों 
का जीवन बहुत लम्बा हो जाता है | क्यों न हो ? क्या हम पहले ही 
पतञ्जलि के प्रमाण से नहीं कह आये कि मोच्ष-प्राप्ति का एक मार्ग 
रसायन है ? कौन ऐसा मनुष्य है जिसमें इसको सत्य मानने की 
प्रबृत्ति हो, श्रौर वह इसको सुन कर मूढ़ हष से .छलाँगे न मारने 
लगे और ऐसी अद्भुत विद्या जाननेवाले के मुँह में अपना सर्वोकिष्ट 
भाजन डाल कर उसकी प्रतिष्ठा न करने लगे ? 
इस कला का एक प्रसिद्ध प्रतिनिधि नागार्जुन था । यह सोमनाथ 
के संमीपंवर्ती देहक कोट का रहनेवाला था । उसने इस कला में 
रसायन की एक पुस्तक निपुणता प्राप्त की थी ओर एक पुस्तक रची 
का स्चयिता, नागाजुन । थी, जिसमें कि इस विषय के सारे ग्रन्थों का 


रसायन-शाक्र 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सत्रहवाँ परिच्छेद । १११ 


८21 ~ —_ CO 
सार है| यह पुस्तक बहुत दुलभ है । वह हमारे समय से कोई एक 
सौ वर्ष पूर्व हुआ है । 

राजा विक्रमादित्य के समय में, जिसके शक का उल्लेख हम आगे 
चल कर करेंगे, उज्जैन नगर में व्याडि नामक एक मनुष्य रहता ड 
| ~ ~ EN ~ © 
था । उसने इस विद्या पर पूरा ध्यान दिया था आर इसक 
कारण अपना जीवन ओर सम्पत्ति दोनों नष्ट कर डाले थे। 
परन्तु उसके सारे परिश्रम से उसे इतना लाभ भी न हुआ कि 
बह ऐसी चीज़ें ले सके जिनका लेना साधारण अवस्थाओं में भी 
बहुत सुगम होता है। हाथ के तड़ हो जाने के कारण महाराज विक्रमादित्य 
उसे उस विषय से घृणा हो गई जो कि इतने समय तक के समय में ब्याडि- 
उसके सरे ने नर प्र क्र नामक रसज्ञ । 
उसके सरे उद्यम का उद्देश बना रहा था, आर वह र 
~ a ce 
एक नदी के तट पर बैठ कर शोक और निराशा से निश्वास छाड्ने लगा । 
उसने अपने हाथ में अपना वह भेषज-संस्कार ग्रन्थ पकड़ लिया जिसमें 
८ ८ ०0 ४ रू 
से वह अपनी ओषधियों के लिए व्यवस्थापत्र लिया करता था, आर 
उसमें से एक-एक पत्र फाड़ कर जल में फेंकने लगा । उसी नदी के 
किनारे नीचे की तरफ कुछ अन्तर पर एक वेश्या बैठी थी । उसने पत्रों 
को बहते देख कर पकड़ लिया, ओर रसायन-सम्बन्धी कुछ एक पत्रों को 
बाहर निकाल लिया । व्याडि की दृष्टि उस पर उस समय पड़ी जब कि 
पुस्तक के सारे पत्रे उसके पास जा चुके थे । तव वह खी उसके पास 
आई ओर पुस्तक को फाड़ डालने का कारण पूछा । इस पर उसने 


ण्य 


&२ 


' उत्तर -दिया, “क्योंकि मुझे इससे कुछ लाभ नहीं हुआ । मुझे वह 


चीज़ नहीं मिली जोकि मुझे मिलनी चाहिए थी । मेरे पास प्रचुर 
धन था पर इसके कारण मेरा दिवाला निकल गया । इतनी देर तक 
सुख-प्राप्ति की आशा में रहने के अनन्तर अब में दुखी हूँ ।?? वेश्या 
बोली, “उस व्यापार का मत छोड़ो जिसमें तुमने अपना जीवन 


= 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


MT 0 1२ -. 


११३ __ अलबेरूनी. का भारत! 


व्यतीत किया है; उस बात के सम्भव होने में सन्देह मत करो जिसका 
तुम्हारे पूर्ववर्ती ऋषियों ने सत्य बताया है । तुम्हारी कस्पनाओं की 
सिद्धि में जो वाधा है शायद वह नैमित्तिक है जो. शायद अकस्मात्‌ 
ही दूर हो जायगी । मेरे पास बहुत सा नकृद रूपया है | आप इसे 
ले लीजिए और अपनी कल्पना-सिद्धि में लगाइए ।? इस पर व्याडि 
` ने फिर अपना काम शुरू कर दिया | 
. परन्तु इस प्रकार की पुस्तके पहेलियो के रूप में लिखी हुई हैं । 
इसलिए उससे एक ओपषधि के व्यवस्थापत्र का एक शब्द समझने ' 
में भूल हा गई । उस शब्द का अथ यह था कि तेल और नर-रक्त 
दोनों की इसके लिए आवश्यकता है। यह रक्तामल लिखा था 
जिसका अर्थ उसने लाल आमलक समझा । जब उसने ओषधि का 
प्रयोग किया तो उसका कुछ भी असर न हुश्रा। अब वह विविध 
ओषधियाँ पकाने लगा, परन्तु अझ्नि-शिखा उसके सिर से छू गई और 
उसका मस्तिष्क जल गया ।.इसलिए उसने अपनी खोपड़ी पर बहुत 
सा तेल डाल कर मला । एक दिन वह किसी काम के लिए भट्टी के 
पास से उठ कर बाहर जाने लगा। ठीक उसके सिर के ऊपर छत में 
एक मेख बाहर का निकली हुई थी । उसका सिर उसमें लगा और 
रक्त बहने लगा। पीड़ा होने के कारण वह नीचे की ओर देखने लगा। 
इससे तेल कं साथ मिले हुए रक्त के कुछ बिन्दू उसकी खोपड़ी के 
उपरिमाग से देगची में गिर पड़े, पर उसने इन्हे गिरते नहीं देखा । फिर 
जब देगची पक चुकी तो उसने और उसकी खरी ने काथ की परीक्षा 
'करन के लिए इसे अपने शरीरों पर मल लिया । इसके मलते ही वे दोनों 
वायु में उड़ने लगे। विक्रमा दित्य इस घटना को सुन कर अपने प्रासाद से 
बाहर निकला, श्रार अपनी आाँखो से उन्हें देखने के लिए चौक में 
गया। तब उस मनुष्य ने उसे आवाज़ दी, “मुँह खोल ताकि मैं उसमें 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ३ 


सत्रहवाँ परिच्छेद । ॥ ११३ 


भूं 1? राजा को इससे घृणा आई और उसने मुँह न खोला । 
इसलिए थूक दरवाजे के पास गिरा । इसके गिरते दी डेवढ़ी सोने से 
भर गई । व्याडि और उसकी स्त्री जहाँ चाहते थे उड़ कर वहाँ चले 
जाते थे | उसने इस विद्या पर प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं । लोग कहते 
हैँ कि वे दम्पति अभी तक जीवित हैं। 

इसी प्रकार की एक दूसरी कथा यह है:--मालवे की राजधानी नि 
थार नगर में, जहाँ का राजा हमारे समय में भोजदेव है, राज-भवन 

a के द्वार सें शुद्ध चाँदी का ए ऐसा अतसा 
द्वार में चाँदी के टुकड़े की टुकड़ा पड़ा है, जिसमें मनुष्य क अवयवों का 
हुडा वाह्यरेखा दिखाई देती दै । इसकी उत्पत्ति के 
विषय में निम्न कहानी त्रताई जाती हैः--प्राचोनकाल में एक बार 
एक मनुष्य उनके एक राजा के पासं एक ऐसा रसायन लेकर गया 
जिसका प्रयोग उसे अमर, विजयी, अजेय और प्रत्येक मनोवाळिनत 
कार्ये को करने में समर्थ बना सकता था । उसने राजा से 
कहा कि मेरे पास अकेले आना, और राजा ने आज्ञा दे दी 
कि उस मनुष्य को जिन-जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वे सत्र 
तैयार कर दी जाये । 

वह मनुष्य कई दिन तक तेल को उबालता रहा यहाँ तक कि 
अन्त को वह गाढ़ा हा राया । तब उसने राजा का कहा:--“ इसमें 
छलाँग मारो और मैं क्रिया को समाप्त कर दूँगा |? राजा उस दृश्य 
को देख कर बहुत डर गया था, इसलिए उसे छलाँग मरने का साहस 
न पड़ा। उस मनुष्य ने उसकी कायरता को देख कर उससे कहा :- “यदि 
आप में यथेष्ट साहस नहीं, और आप इसे अपने लिए करना नहीं 
चाहते ता क्या आप मुझे अपने लिए इसे करने की आज्ञा देते हैं १? 
राजा ने उत्तर दिया, “ जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो । अब उसने 


es 


_ In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११४ ग्रल्वेरूनी का भारत । 

हु हर हे 
ओषधियों की अनेक पुड़ियाँ निकाली, और राजा का समभा दिया 
कि जब ऐसे-ऐसे चिह प्रकट हों तब अमुक-असुक पुड्या मुझ पर 
डाल देना । तब वह मनुष्य देग कं पास जाकर उसमें कूद पड़ा, 


और क्षण भर में घुल कर उसकी लेवी सी बन गई। अब राजा 


वैसा ही करने लगा जैसा कि. उस मनुष्य ने उसे समझाया था । 
परन्तु जब वह प्रायः सारी क्रिया समाप्त कर चुक्रा, और उस काथ' 
में डालने के लिए केवल एक ही पुडिया बाकी रह गई, तब उसे चिन्ता 
उत्पन्न हुई और वह सोचने लगा कि यदि यह मनुष्य, जैसा कि ऊपर 
कह आये हैं, अमर, विजयी, और अजेय बन कर जीवित हो गया तो मेरे 
राज्य की क्या दशा होगी । इसलिए उसने यही उचित समभा कि 
अन्तिम पुड्या काथ में न डाली जाय । इसका फल यह हुआ कि 
देग ठण्डी हो गई और घुला हुआ मनुष्य चाँदी के उक्त टुकड़े के 
रूप में जम गया । 
वल्लभी नगरी के राजावल्लभ के विषय में, जिसके संवत्‌ का हमने 
किसी दूसरे परिच्छेद में वर्णन किया है, हिन्दू एक कथा सुनाते हैं । 
एक सिद्ध पुरुष ने एक चरवाहे से पूछा कि क्या तुमने कभी 
कोई ऐसी थाहर (एक पाधा जिसको तोड्ने पर उसमें से दूध निकलता 
तजा बलम और ऐ) देखी है जिसमें से दूध के स्थान लहू 
ङ्क नामक एक फल- "निकलता हा।। जब चरवाहे ने कहा क्रि हाँ मैंने 
विक्रेता की कथा |... देखी है तब उसने उसको हुक्का-तम्बाकू के लिए 
कुळ पैसे दिये अर कहा कि सुभे वह थाहर दिखलाओ । चरवाहे 
मे उसे दिखला दिया । जब सिद्ध ने वह पौधा देखा तब उसने उसमें 
आ्ग लगा दी और जलती ज्वाल्ला में चरबाहे के कुत्ते का फेंक दिया । 
"इस पर चरत्राह क्र क्रोध आया । उसने सिद्ध का पकड़ कर उसके 
“साथ वही बर्ताव किया जो कि उसने कुत्ते के साथ किया था ! 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सन्नहवाँ परिच्छेद ।: ११५ 


| | तक आग न बुक गई वह वहाँ ठहरा रहा । आग के ठण्डे हे 
जाने पर उसने देखा कि कुत्ता और मनुष्य दोनों सोने के बने 
हुए हैं। बह कुत्ते को तो अपने साथ उठा लाया, परन्तु मनुष्य का 
वहीं पड़ा रहने दिया । 

अब किसी किसान को वह मिल गया । वह उसकी एक जङ्गली 
काट कर एक फल बेचनेवाले के पास ले गया जिसका नाम कि 
रङ्कु अथात्‌ निर्धन था, क्योंकि वह बिलकुल कङ्गाल था और उसकी 
अवस्था प्रायः दिवाले निकलने तक पहुँची हुई थी | उसे जो कुछ 
खरीदने की ज़रूरत थी वह ख़रीद लेने के अनन्तर किसान फिर सोने 
के मनुष्य के पास आया, और उसने देखा कि काटी हुई उङ्गली के 
स्थान में एक और नई उङ्गली उगी हुई है | उसने इसे दुबारा काट 
“लिया और फिर उसी. फल-विक्रेता से प्रपनी आवश्यक चीज़ें खरीद 
ले गया। परन्तु जब फलविक्रेता ने उससे पूछा .कि तुमने यह 
उङ्गली कहाँ से ली है ता उसने अपनी: मूर्खता के कारण उसे बता 
दिया । तब रङ्कु सिद्ध के शरीर के पास गया और उसे गाड़ी पर 
रख कर अपने घर ले आया । वह रहने का ता अपने पुराने ही घर 
-में रहा, परन्तु उसने शनैः शने: सारा नगर मोल ले लिया । राजा वल्लभ 
उसी नगर को लेना चाहता था। उसने उससे कहा कि रुपया 
-लेकर मुभे यह दे दो, परन्तु रङ्क ने इनकार कर दिया । इस पर वह 
राजा के प्रकोप के डर से ग्रलमनसूरा के स्वामी के पास भाग गया। 
उसे उसने बहुत सा धन भेंट किया और अपनी सहायता के लिए 
-उससे सागर-सेना माँगी । अलमनसूरा के स्वामी ने - उसकी प्राथना 
को स्वीकार करके उसे सहायता दी । इस प्रकार उसने राजा वल्लभ 
“पर रात्रि-आक्रमण किया, और उसे और उसकी: प्रजा को. सार 
डाला, और उसके नगर को नष्ट कर दिया । लोग: कहते हैं कि 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११६ अल्लबेरूनी का भारत । 


अभी तक हमारे समय में भी उस देश में ऐसे निशान बाकी हैं जो 
कि उन स्थानों में मिलते हैं जे कि अचिन्तितः रात्रि-श्राक्रमण द्वारा 


नष्ट कर दिये गये थे । 


सोना बनाने के लिए मूर्ख हिन्दू राजाओं के लोभ की काई सीमाः 


नहीं । यदि उनमें से किसी एक का सोना बनाने की इच्छा हो, 
श्रौर लोग उसे यह परामश दें कि इसके लिए कुछ छोटे-छोटे सुन्दर 
बालकों का वध करना आवश्यक है ता वह राक्षस यह पाप करन 


से भी नहीं रुकेगा; वह उन्हें जलती आग में फेंक देगा । क्या ही 


अच्छा ह यदि इस बहुमूल्य रसायन-विद्या का पृथ्वी की सबसे 
अन्तिम सीमाओं में निर्वासित कर दिया जाय जहाँ कि इसे कोई 
प्राप्त न कर सके । 
ईरानी ऐतिह्य के अनुसार, कहते हैं कि इस्फुन्दियाद ने मरते 
समय ये शब्द कहे थे.।--जिस शक्ति और जिन अलौकिक वस्तुओं 
का उल्लेख घम्म-पुस्तक में है वे काऊस 


_एक इरानी ऐतिह्य। o ९ 
का दी गई थीं । अन्तत: वह जराजीश 


अवस्था में काफ पर्वत का गया । उस समय बुढ़ाप स उसका पाठ कुबड़ा 


हो रही थी । परन्तु वहाँ से वह एक. .सुडोल और बल्लवान्‌ शरीर- 
वाला युवक बन कर, परमेश्वर के आदेश से मेधों की गाड़ी में बैठ 
कर वापस आया । 

मन्त्र-जन्त्र भ्रौर' जादृ-टोने:में हिन्दुओं का दृढ़ विश्वास है। और 
साधारणतः उनका सुक्राव इनको ओर बहुत है । जिस.. पुस्तक में 


गरुड पत्ती फू I 
नारायण को सवारी का पक्षी है, बनाई हुई 


समभी जाती है। कई लोग इसका वर्णन करते हुए इसे 'सिफरिद पत्ती 
और उसके कामें से मिला देते हैं । यह मछलियों का शत्रु है, उनका 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऐसी चीज़ों का वर्णन है वह गरुड को, जोकि 


सत्रहवाँ परिच्छेद । ११७ 


पकड़ लेता दै । साधारणतः, पशु. स्वभाव से ही अपने शत्रुओं 


ड रेष रखते हैं; परन्तु यहाँ इस नियम का अपवाद है । जब यह 
पत्ती पानी के ऊपर फड़फड़ाता और तैरता है तब मळलियाँ पानी 
की गहराई से ऊपर सतह पर आ जाती हैं, जिससे वह उन्हें आसानी 
से पकड़ ले, मानों उसने उन्हें अपने जादू से बाँध लिया हो । कई 
दुसरे लोग उसमें ऐसे लक्षण बताते हैं जिनसे वह सारस मालूम 
होता है। वायुपुराण उसका रङ्ग पीला वताता है । सर्वताभावेन 
गरुड़ सिफरिद की अपेक्षा सारस से अधिक मिलता है, क्‍योंकि 
सारस भी, गरुड़ की तरह, खभाव से ही सपनाशक है । 
उनके बहुत से मन्त्र-जन्त्र साँप के डँसे लोगों के लिए हैं । इनमें 
उनके अत्यन्त विश्वास का पता उस बात से लगता हैं जोकि मैंने 
हप के काटे पर मन्त्र- एक मनुष्य के मुँह से सुनी थी । वह कहता 
जन्त्र का असर । था कि मैंने एक मृत व्यक्ति का देखा जो साँप 
के काटने खरे मर गया था । जब उस पर मन्त्र-जन्त्र का प्रयोग किया 
गया तत्र वह पुनः जी उठा, और दुसरे लोगों की तरह जीवित और 
चलता-फिरता रहा ! 

एक ओर मनुष्य से मैंने यह कहानी सुनी थी ।--उसने एक 
मनुष्य का देखा था जे। साँप के काटने से मरा था । उस पर एक मन्त्र 
का प्रयोग किया गया, जिसके असर से वह जी उठा, उसने बात- 
चीत की, मृतपत्र (बसीयत) लिखा, अपना दबाया हुआ खज़ाना 
दिखलाया, ओर उसके विषय में सारी आवश्यक जानकारी दी । 
परन्तु जब उसे भोजन की गन्ध आई तब वह मर कर पृथ्वी पर गिर 


` पड़ा, जीवन उसके अन्दर से सर्वथा जाता रहा । 


हिन्दुओं की यह रीति है कि जब किसी व्यक्ति का काई विषधर 
साँप काट खाये और वहाँ पास कोई जादूगर न हा, तब वे उस काटे - 


7: >> कक 


११८ . अलबेरूनी का भारत | 


हुए व्यक्ति का किलकों के एक गट्टे के साथ बाँध कर उस पर एक. 
पत्र रख देते हैं। पत्रं पर उस व्यक्ति के लिए आशीर्वाद लिखा 
होता है जा उसके पास अकस्मात आकर अपने जाद्‌-टोने से उसके 
प्राणों की रक्षा करेगा । 
मैं स्वयं इन चीज़ों के विषय में कुछ नहीं कह सकता क्‍योंकि 
मेरा इंनमें विश्वास नहीं। एक दफ़े एक मनुष्य ने, जिसका | 
यथाथेता में बहुत कम, और मदारियों की लीला में उससे भी कम 
विश्वास था, मुझे बताया कि मुझको विष दिया गया था और लोगों 
ने जादू-टोना करनेवाले हिन्दुओं को मेरे पास भेजा था। 
वे मेरे सामने अपने मन्त्र पढ़ते थे, जिससे मुझको शान्ति प्राप्त होती 
° थी, और जल्दी ही मैं अनुभव करने लगा कि मैं चङ्गा हेता जा 
रहा हूँ, हिन्दू इस बीच में अपने हाथों और छाडियो के साथ वायु 
में लकीरें खींचते जाते थे । 
मैंने खयं देखा है कि रंगों के शिकार में वे. उन्हें हाथ से पकड़ 
लेते हैं । एक हिन्दू ने ता यहाँ तक कहा कि मैं मुग को पकड़ने कं 
१ क बिना ही उसे अपने आगे लाकर सीधा 
रसाइ-घर में भेज सकता हूँ । परन्तु यह बात 
जैसा कि मेरा विश्वास है और मैंने मालूम कर लिया है, पशओं को 
शनैः-शनैः भ्रार अविरतं रूप से एक ही खर-संयाग का अभ्यासी 
बनाने के उपायमात्र पर अवलम्बित है ! हमारे लोग भी बांरहसिंगे . 
का शिकार करते समय, जे कि मृग से भी अधिक उच्छुङ्कल होता 
है, यही उपाय करते हैं । जत्र वे इन पश्रों का कहीं विश्राम करते 
पाते हैं तब वे एक घेरा बना कर उनके गिई घूमने लगते हैं, और 
साथ-साथ एक ही स्वर में इतनी देर तक गाते रहते हैं कि वे 
` जन्तु इस खबर के श्रभ्यासी हो जाते हैं| तब वे अपने घेरे का 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


सत्रहवाँ परिच्छेद । ११४ 


-सङ्कोण और सङ्कीर्णतर करते जाते है यहाँ तक कि वे अन्त ति 
पूण विश्राम में लेटे हुए उन जन्तुआ क इतन निकट आ पहुँचते 
“कि वहाँ से उन पर गोली चलाई जा सकती है । 


Ca 


८.3 
कता नामक पक्षियों को मारनत्राल्लाको यह रा ह [क 
हन 


१ 71 oy 
2 
नन 
८८10) 


'पन्चियाों का हाथ से पकड़ लेते हैं। परन्तु खर के बदल जाने 
सब इधर-उधर जड़ जाते हैं | ये सब बातें विशेष रीतियाँ हैं, इनका जादू 
से कोई सम्बन्ध नहीं । कई दफ हिन्दुओं का इसलिए भी 
ऐेन्द्रजालिक समभा जाता है कि वे ऊचे वाँसों पर, या कसे 
न्नए रस्सों पर चढ़ कर गोलियों से खेलते हे, परन्तु इस प्रकार क 


२ 


खेल सभी जातया स सामान्य ह । 


पृष्ठ ९६ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


आअठारहवाँ परिच्छेद । 


उनके देश, उनके नदी-नालां, ओर उनके 
महासागर पर-ओर उनके भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों तथा उनके देश की सीमाओं 
१० [at [a Ns» त्रिविध 
के बीच को दूरियां पर विविध 
टिप्पणियाँ । 


j पाठक कल्पना करें कि बसने लायक जगत पृथ्वी के उत्तरी अर्द्ध 
में है, और यदि अधिक यथार्थ रीति से कहा जाय ता वह इस अर्द्ध 
वास योग्य जगत्‌ के भौ आधे में- अर्थात्‌ प्रथ्वी के एक चौथाई 

ओर सागर । भाग में स्थित है । यह चारों ओर से एक समुद्र 

से घिरा हुआ दै, जिसको पूर्व और पश्चिम दोनों में ब्यापक कहते हैं; 
यूनानी लोग अपने देश के निकटस्थ , इसके पश्चिमीय भाग को 

, ओकियानूस ७०५७; | कहते हैँ । यह समुद्र वासयोग्य जगत्‌ का उन 
महाद्वीपों या वासयोग्य द्वीपों से जुदा करता है जा कि पूर्व और 
पश्चिम को ओर इसके परे होंगे; क्योंकि ये वायु के अन्धकार और 

जल की गाढता के कारण, किसी और दूसरे रास्ते के न मालूम होने 

से, श्रौर जाखिम जियादा तथा लाभ शून्यमात्र होने के कारण 
जद्दाज़ चलाने के योग्य नहीं । इसी लिए प्राचीन लोगों ने समुद्र तथा 

इसकं किनारों पर निशान लगा दिये हैं जिससे कोई इसमें प्रवेश न करे । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[1 परिच्छेद । १ १२१: 


* शोत के कारण वासयोग्य जगत्‌ उत्तर तक नहीँ पहुँचता । जिन 


कुछ एक स्थानों में यह उत्तर में घुसा भी है वहाँ इसका आकार 


जीभा और खाडियाँ का सा है। दक्षिण में यह सागर-तट तक पहुँच 


गया है | यह सागर पश्चिम और पूर्व में व्यापक सागर के साथ मिला 
हुआ है | यह दक्षिण सागर जहाज्ञ चल्ाने के लायक हैं। वासयाग्य 
जगत्‌ की यह दक्षिणी चरम सीमा नहीं। इसके विपरीत बसन लायक 
जगत्‌ छोटे और बड़े द्वीपों के रूप में, जिनसे सागर भरा हुआ है 
और भी आगे दक्षिण की ओर निकल गया है । इस दक्षिण प्रदेश म 
जल और स्थल का अपनी स्थिति के लिए आपस में झगडा चल रहा 
है, जिससे कहीं ता अल जल के अन्दर, और कहीं जल खल के 
अन्दर घुसता चल्ला गया है । 
पृथ्वी के पश्चिमी अर्धभाग में महाद्वीप समुद्रम दूर तक घुस 


गया है, और दक्षिण में इसक किनारे दूर तक फेल रहं . है। इस 


महाद्वोप के मैदानों में पाश्चात्य हवशी लोग रहते हैं। यहाँ से ही. 
गुलाम लाये जाते हैं । और चन्द्रमा के पर्वत हैं जिन पर नील नदी के 
स्रोत हैं । इसके किनारे पर, और किनारे के सामने के द्रीपों पर 
अश्ज्ञ की विविध जातियाँ रहती हैं । अनेक खाडियाँ हैं जो पृथ्वी केः 
इस पश्चिमी अद्धांश में महाद्वीप के अन्दर घुसी हुई हँ--यथा बबरा 
की खाड़ी, कलाईसमा ( लाल समुद्र ) की खाड़ी, और फारस की 


खाड़ी ; और इन खाडियो के बीच में पश्चिमी महाद्वीप थोड़ा-वहुत . 


महासागर में घुसा हुआ है । 

“पृथ्वी के पूर्वीय अधोंश में समुद्र मद्दाद्रीप क भौवर उतना ही 
गहरा घुस गया है जितना कि पश्चिमी अधांश में महाद्वीप दक्षिणी 
समुद्र में घुसा हुआ है, और अनेक स्थानों में इसने खाड़ियाँ और 


मुहाने बनाये हैं--खाड़ियाँ समुद्र के भाग होते हैं और मुहाने स सुद्र 


_ CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२२ अलबेरूनी. का भारत | . 


की ओर नदियों के निर्गम । यह समुद्र प्राय: अपने किसी टापृ या 
अपने इद्‌-गिदे के किनारे के नाम पर कहलाता है परन्तु यहाँ 
हमारा सम्बन्ध समुद्र के केवल उसी भाग से है जिसके किनारे 
पर भारतवर्ष स्थित है, और इसी से इसका नाम भारतीय सागर .है | 
वासयोग्य जगत्‌ के पर्वेतों के आकार के विषय सँ आप कल्पना 
कीजिए कि देवदारु की रीढ़ के जोड़ों के सदृश एक अत्युच्च पर्वत- 
एशिया और येरुप की सालो पृथ्वी के मध्यवर्ती अन्त में से, ओर 
शैल-्णाली । रेखांश में पूर्वं से पश्चिम तक, चीन, तिब्बत, 
तुको के देश, काबुल, वदखशान, तेखारिस्तान, बामियान, अलगोर, 
,खुरासान, मीडिया, भ्रज्ञरबायजान, आर्मेनिया, रोमन साम्राज्य, फ्राडू 
लोगों के देश, ओर जलालिका जाति (गलीशियन) के देश में सं 
दाती हुई फैल रही है। इस सुदीर्घ गिरिमाला की चौड़ाई भी काफ़ी 
है। इसके अतिरिक्त इसकी कई मोड़े भी हैं जिनके अन्दर आबाद 
मैदान हैं। इन मैदानों का इन पर्वतों से उत्तर और दक्षिण दोनों ओर 
बहनेवाली नदियों का जल मिलता है। इन मैदानों में से एक भासतः 
वर्ष है । इसकी दक्षिण-सीमा पर पूर्वोक्त भारतीय सागर है. और 
शेष तीन ओर ऊँचे-ऊँचे पर्वत हैं जिनका जल बह कर इसमें 
जाता है । परन्तु यदि श्राप भारत की भूमि को अपनी आंखों 
` भारत; एक नूतन से देखें और उसके स्वरूप पर विचार करें-यदि 
पुलिनमय रचना । आप उन गोल हुए पत्थरों पर ध्यान दे' जो पृथ्वी 
'के अन्दर उसको बहुत गहरा खादने पर भी मिलते हैं, जो पर्वते(के समीप 
और वहाँ बहुत बड़े हैं जहाँ नदियों का प्रवाह बहुत प्रबलः है; जो 
पर्वतां से अधिक दूरी पर और वहाँ छोटे हैं जहाँ नदियों की गति 
मन्द है; जो नदियों के मुहाने भ्र समुद्र के समीप जहाँ नदियों 
“का पानी स्थिर हने लगता है. रेत के रूप में चूरा-चूरा हुए मालम 


28 ६७ 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह परिच्छद्‌ | १२३ 


होते हैं-यदि आप इन सब बातों पर विचार करें तो आप इस 
परिणाम पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि भारत किसी समय समुद्र 
था जो कि नदियों की लाई हुई मिट्टी से शने:-शने: भर गया है 
भारत का मध्य कनोज ( कनोज ) के इद-गिद का देश है जिसे 
क्रि वे मध्य देश अर्थात्‌ राज्य का मध्यभाग कहते हैं | भूगोल-विद्या 
. कौ दृष्टि से यह मध्य या केन्द्र है क्‍योंकि 
ध्यदेश, कनोज 
माहर और थानेश्वर यह पर्वतों और समुद्र के ठीक मध्य में, शीत 
के विप्रय में प्रथम और उष्ण प्रान्तों के बीच में, और भारत क. 
Se पूर्वीय और पश्चिमीय सीमान्त प्रदेशों के मध्य में . 
स्थित है । परन्तु यह राजनैतिक केन्द्र भी है क्योंकि पूर्व समयों में 
उनके बहुत प्रसिद्ध शूरवीर आर राजागण यहा हा निवास करते थे । 
सिन्ध देश कनौज के पश्चिम में है । स्वदेश से सिन्ध मे जाने 
लिए हम नीमरोज्ञ अर्थात्‌ सिजिस्तान के देश से चलते हैं, परन्तु 
हिन्द अर्थात्‌ विशेष भारत में जाने के लिए हमें काबुल की ओर से 
जाना पड़ता है । किन्तु एक यही सम्भव माग नहीं । यदि यह मान 
लिया जाय कि आप रास्ते में पड़नेवाली बाधाओं को दूर कर सकते 
हैं तो फिर आप भारत में सब तरफों से प्रवेश कर सकते हैँ । 
भारत के पश्चिमीय सीमाप्रदेश में जो पर्वत हैं उनमें हिन्डुओं की, 
या उनसे निकट सम्बन्ध रखनेवाले लोगों की जातियाँ--द्रोही 
असभ्य जातियाँ-हैं जो कि हिन्दू जाति के दूरतम सीमा-प्रदेशों 
तक फैली हुई हैं । 
` कनौज गङ्गा के पश्चिम में एक बहुत बड़ा शहर दै, परन्तु राज- 
घानी के यहाँ से उठ कर बारी नगर में चले जाने से, जो कि गङ्गा के 
पूर्व में है, अब इसका एक बहुत वड़ा भाग खंडहर पड़ा है। इन दो 
शहरों के बीच तीन या चार दिन का रास्ता है। 


री In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२४ अलबेरूनी का भारत | 


जिस प्रकार कनौज ( कान्यकुब्ज ) पाण्डु-पुत्रों के कारण प्रसिद्ध 
“हा गया है उसी प्रकार माहूर ( मथुरा ) नगरी वासुदेव के कारण 
विख्यात है । यह जौन ( यमुना ) नदी के पूर्व में स्थित है । माहूर 
और कनौज के बीच २८ फर्सख का अन्तर है । 

तानेशर ( थानेश्वर ) दो नदियों के बीच, कनौज और माहूर 
दोनों के उत्तर में, कनौज से कोई ८० 'र्सख, और मधुरा से कोई 
५० फूर्सख के अन्तर पर स्थित है । 

गङ्गा नदी का स्रोत उन पवेतों में है जिनका उल्लेख पहले हो 
चुका है । इसका स्रोत गङ्गद्वार कहलाता हैं। इस देश को अन्य बहुत 
सी नदियों के स्रोत भी उन्हीं पर्वतों सें हैं जिनका उल्लेख हम उचित 
'स्थल पर पहले कर आये हैं । 

भारतवर्ष के विविध स्थानों के बीच की दूरियां के विषय में, 
जिन लोगों ने उनको आप साक्षात्‌ नहीं देखा उन्हें ऐतिह्य कं भरोसे 
दरिया माळूम करने रहना ज़रूरी दै । परन्तु दुर्भाग्य से ऐतिह्य का 


~ 


की हिन्दू-विधि । स्वरूप ऐसा है कि वतल्लीमूस पहले ही इसका 
प्रचार करनेवालों और. किस्सा-गोई की ओर उनकी प्रवृत्ति की अन- 
वरत रूप से शिकायत करता है। सौभाग्य से मैंने उनकी झूठी 
बातों को रोकने के लिए एक निश्चित नियम पा लिया है । हिन्दू 
प्राय: गिनते हैं कि एक वैल २००० अर ३००० मना बोझ उठा 
सकता है (जो कि उस बोझ से अनन्त गुना अधिक है जिसको एक 
बैल एक दफ़े उठा सकता है।) इसलिए वे इस बात पर बाध्य हैं कि 
काफिले का आगे ओर पीछे अनेक दिन तक--वास्तव में, उतनी देर 
तक जब तक कि बैल उस बोझ को जो कि उसके लिए नियत किया 
गया है माग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक न ले जाय, एक ही 


सफुर करने देते हैं, और तब वे उन दो स्थानों के बीच के अन्तर की . 


७0-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह 


आठारहवाँ परिच्छेद । १२५ 


उतने दिनों का कूच गिनते हैं जितने कि काफिले ने आगे अरः पीछे 
जाते में सब मिला कर लगाये हैं । बड़े उद्यम और जागरूकता के 
साथ ही हम हिन्दुओं के बयानों का किसी हद तक शुद्ध कर 
सकते हैं फिर भी, जा कुळ हम नहीं जानते उसके कारण जा 


L$ 


, कुछ हम जानते हैं उसको दबाने का संकल्प नहीं कर सकते । जहाँ 


कहीं हमारी भूल हो उसके लिए हम पाठकों से क्षमा माँगते हुए 
अव आगे चलते हैं । 

कनौज से चल कर जान ओर गङ्गा नामक दे नदियों के बीचों 
बीच दक्षिण की ओर जानेवाला मनुष्य निम्नलिखित प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 

क अनिल पक गे से गुजरेगा :— जज्मी, जो्‌ कि कनोज 
क्त तक और पूर्वीय से १९ फूसख़ है, एक फूसख़ चार सील या 
तीर उक एक करोह के बरावर होता है; अभाएरी, ८ फसंख; 
कुरह, ८ फर्स; वहंमशिळ, ८ फूर्सख; प्रयाग का व्च, १२ फुसंख 
अर्थात्‌ वह स्थान जहाँ जौन और गङ्गा का संगम है, जहाँ 
कि हिन्दू उन विविध प्रकार की यातनाश्रों से भ्रपने आप को 
व्यथित करते हैं जिनका वर्णन धामिक सम्प्रदायों की पुस्तकों में है । 
प्रयाग से उस खान का अन्तर जहाँ कि गङ्गा समुद्र में गिरती हैं 
१२ फुसंख है । 

देश के दूसरे प्रान्त प्रयाग के वृक्त से दक्षिणतः स सुद्र-तट की आर 
'फैले हुए हैं। अकु -तीथै प्रयाग से १२ फर्सख; ऊवर्यहार राज्य, ४० फस; 
समुद्र तट पर ऊदंबीशो ५० फूसख। 

वहाँ से समुद्र-तट कं साथ-साथ पूर्व की ओर वे देश हैं जो कि 
इस समय जार के अधीन हैं; पहले दरोर, ऊर्दबीशौ से ४० फुसंख; 
-काञजी ३० फूसख; मलय, ४० फुसंख; कूट, २० फर्सख, जो कि 
इस दिशा में जार के अघोन अन्तिम स्थान है । 


प्रष्ट ६८ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२६ ` अलबेरूनी का भारत | 


बारी से गङ्गा के पूर्वीय किनारे के साथ-साथ चलते हुए तुम्हें 
रास्ते में ये स्थान मिलेंग:--शजोदहा (अयोध्या); बारी से २५ फुर्सख; 

बारी से गङ्गा के प्रसिद्ध बनारसी, २५ फुसख़ । फिर वहाँ से 
मुहाने तक । ` रुख बदल कर, और दक्षिण के स्थान पूर्व की 
ओर चलने से तुम्हें ये स्थान मिलेंगे:--शरवार, बनारसी से ३४ . 
फसंख; पाटलिपुत्र, २० फ्सख; मुङ्गीरी, १५ फुर्सख; जंपा, ३० 
फर्स; दुगमपूर, ५० फसख; गङ्गासायर, ३० फसंख, जहाँ कि गङ्गा 
समुद्र में गिरी है । के 

कनौज से पूर्व की ओर चलते हुए तुम इन-इन स्थानों में आते 
हा:--बारी, १० फ्संख; वगुम , ४५ फुख़; शिळहट राज्य, १० फु्सख; 

कनान सेनीपाल में से बिहत नगर, १२ फुर्सख। आगे चल कर दाई 
हेते हुए भोटेश्वर तक। ओर का देश तिळवत, र वहाँ के लोग तरू 
कहलाते हैं । ये लोग.बहुत काले और तुको के सदृश चपटी नाकवालेः 
दते हैं। वहाँ से तुम कामरू के पर्वतों पर जा पहुँचते हो जो किः 
समुद्र तक फैले हुए हैं । 

'तिलवत के सम्मुख दाई ओर का देश नेपात्त-राज्य है । एक 
मनुष्य ने, जो उन देशों में घूम चुका था, मुझे निम्तलिखित वृत्तान्त 
सुनाया था:-- तन्वत में पहुँच कर, उसने पूर्वीय दिशा का छोड़ दिया 
और बाई ओर को मुड़ पड़ा । उसने नैपाल को कूच किया जो कि. 
४० फुसेख का मार्ग है, और जिसके बहुत से भाग में चढ़ाई दै । 
नैपाल से वह तीस दिन में भोटेश्वर पहुँचा । यह काई ८० फुर्सेख 
का रास्ता है | इसमें उतराई की अपेक्षा चढ़ाई अधिक है । फिर एक 
पानी आता है जिसको अनेक बार पुलों द्वारा पार करना पड़ता है । 
ये पुल तख्तो का रस्सों सै दा लाठियों के साथ बाँध कर बनाये जाते 
हैं | ये लाठियाँ एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक गई हुई दती हैं और 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नि 


अठारहवाँ परिच्छेद । १२७ 
इनको दोनों ओर बनाये हुए मीनारों के साथ बाँधते हैं । लोग ऐसे 
पुल पर से कन्धो पर बोझ रख कर पार ले जाते हैं, जब कि पुल के 
नीचे, १०० गज्ञ की गहराई पर, पानी हिम-सदृश श्वेत भाग 
उळालंता हुआ चट्टानों को ठुकड़े-टुकड़े कर डालने की धमकी देता 
रहता है। पुलें की दूसरी ओर जाकर बोझ को बकरियों की पीठ 
पर लाद दिया जाता है । मेरा संवाददाता सुनाता था कि मैंने 
वहाँ चार नेत्रोंवाले झग देखे थे, और यह कोई प्रकृति की आकस्मिक 
दुघटना न थी, किन्तु मगों की सारी जाति ही इसी प्रकार की थी । 

८ ज्ञारेशर तिव्वत का पहला सीमान्त प्रदेश है। वहाँ लोगों की 
भाषा, वेश, और देहाकार बदल जाते हैं। वहाँ से उच्चतम गिरिशिखर 
की दूरी २० फर्सेख है । इस पर्वत की चोटी से भारत कुहरे के नीचे 
एक काला विस्तार, चोटी के नीचे के पर्वत छोटी-छोटी पहाड़ियाँ, 
झर तिब्बत और चीन लाए मालूम हेते हैं । तिव्वत और चीन की 
तरफ का उतार एक फुसँख से कम है ।? 

कनौज से दक्तिण-पूर्व की ओर, गङ्गा के पश्चिमी किनारे के साथ- 
साथ चलते हुए, तुम जजाहूती राज्य में पहुँच जाते हो जा कि कनाज 

से ३० फर्सख है । इस नगर ओर कनोज 
क्नौजसे बनवाल तक। . , = पृष्ठ १९ 
के बीच भारत के दो परम प्रसिद्ध क्लि _ 
अर्थात्‌ ग्वालियर और कालञ्जर हैं | दहाल [-- फु्संख], एक देश है 
जिसकी राजधानी तिरी, और जिसका वर्तमान राजा गंगेय है। 
` कन्नकर-राज्य, २० फुर्सख दै। अपसूर, बनवास, समुद्र-तट पर हैं । 
कनोज से दक्षिण-पश्चिम की ओर चल कर तुम इन स्थानों में पहुँ- 
चते हो:-~आी, कनोज से १८ फर्सल; सडन्या, 
१७ फृसंख; जन्दरा, १८ फुसख़; राजौरी, १५ 
फुसंख; गुजरात-राजधानी बजान, छ, फुसंख । इस नगर को हमारे 
< 


कनेज से बजान । 


....... In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पा पय. 


१२८ अल्बेरूनी का भारत | 


लोग नारायण कहते हैं | इसके हास क अनन्तर यहाँ के निवासी 
उजड़ कर. जदूर (?) नामक एक दूसरे स्थान. में जा बसे थे | 


माहूर और कमौज के बीच उतना ही अन्तर है जितना कि 
कनोज और बज्ञान के बीच है, अर्थात्‌ २८ फू्सेख | यदि कोई मनुष्य 
माहूर से उजैन का जाय ते उसे रास्ते में ऐसे 
ग्राम सिलेंग जिनका आपस में पाँच फ्सेख और 
इससे कम अन्तर है । पैँतीस फ्सेख चलने के वाद वह दूदही नामक 
एक बड़े गाँव में पहुँचेगा; वहाँ से वामहूर; दूदही से १७ फसंख; 
भैलसा, ५ फर्सख जा कि हिन्दुओं का एक परम प्रसिद्ध खान है। 
इस खान का नाम और वहाँ की देव-सूत्ति का नाम एक ही है। 
वहाँ से अदीन, € फुसेख। जिस देव-मूत्ति का वहाँ पूजन होता है, 
उसका नाम महाकाळ है । घार, ७ फुर्सख । 


माहूर से घार तक । 


बज़ान से दक्षिण की ग्रोर चल कर तुम मेवाइ में आते हा, जो 
कि बज्ञान से २५ फर्सख है। यह एक राज्य है जिसकी राजधानी 
जन्तरोर है | इस नगर से मालवे, गार उसकी 
राजधानी घार का अन्तर २० फर्स है। 
उजैन नगर ७ फूसंख धार के पूर्व में है । 


बजान से मन्द्गिर । 


~ ४ ० ~ ~ 
उजैन से भैलसाँ तक, जो कि मालवे में ही है, १० फर्सखका 
अन्तर है । 


घार से दक्षिण की ओर चलने से ये स्थान आते हैं :--भूमिहर, 
धार से २० फूर्सख़; कण्ड, २० फुसेख , नमाइर, नर्मदा के तट पर, 
१० फ्॒सख; अलीसपुर; २० फसंखु; मन्दुगिर, गोदावरी के तट पर, 
६० फसेख। । 


७ 0-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह 


अठारहवाँ परिच्छेद | १२४ 


फिर धार से दक्षिण दिशा में चलने पर तुम्हें ये स्थान मिलेंगे: 
नमिय्य की घाटी, धार से ७ फ्सख; महरद्टा देश, 
घार से तान तक । हु न हु 
१८ फुर्सख; कुङ्कन प्रान्त और समुद्र-तट पर 
इसकी राजधानी तान, २५ फुसेख्न । 

लोग कहते हैं कि कुङ्कन के मैदानों में जे कि दानक कहलाता 
है, शरव (संस्कृत शरभ) नाम का एक जन्तु रहता है। इसके चार 
पैर होते हैं, परन्तु इसकी पीठ पर भी चार 
पैरों के सदृश कोई चीज्ञ ऊपर की ओर उठी 
हुई रहती है। इसकी एक छोटी सी सूंड और दो वड़े सींग होते 
हैं जिनसे यह हाथी पर आक्रमण करता ओर उसको चीर कर दो 
कर देता है। इसका आकार भैंस का सा होता है पर यह गेंडे 
सें बड़ा होता है। लोगों में प्रसिद्ध है कि कभी-कभी यह किसी 
एक जन्तु का अपने सांगों में फॅसा कर इसे या इसके. एक अंश को 
अपनी पीठ पर ऊपर की टाँगों के बल रख लेता है। वहाँ उसके 
सड़ने से कीड़े पड़ जाते है और वे इसकी पीठ में घुस जाते हैं । 
इसलिए यह वृक्षों के साथ अपने शरीर का लगातार रगड़ता रहता 
है, और अन्त को यह मर जाता है। इसी जन्तु के विषय में कहते 
हैं कि जब बादल गरजता है तो यह समभता है कि कोई जन्तु 
बोल रहा है। तब यह झट इस कल्पित शत्रु पर आक्रमण करने के 
| लिए भागता है; उसके पीछे भागते हुए यह पर्वतां की चोटियां पर 
चढ़ जाता है और वहाँ से उसकी ओर छलाँग मारता है। इसका 
| अनिवार्य परिणाम यह होता है कि यह गहरे गढ़ों में गिर “कर 
चकनाचूर हो जाता है । 
| भारत में, विशेषत: गङ्गा के आस पास, गैंडा एक बड़ी संख्या 
में पाया जाता हैं | इसकी वनावट भैंस की सी, खाल काली छिलके- 


भारत के बिविध जन्तु । 


i _ CC-0.In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३० अलबेरुनी का भारत । 


दार और ठोड़ी के नीचे लटकती हुई चद्दर होती है । इसके प्रत्येक 
पैर पर तीन पीले सुम होते हैं, इनमें से सबसे बड़ा आगे की ओर, 
और बाको दे! दोनों ओर होते हैं ! पूँछ लम्बी नहीं होती; दूसरे 
जन्तुओं की अपेक्षा इसकी आंखें गालों के बहुत नीचे घेसी हुई होती 
ट्व । नाक की चोटी पर एक सांग होता है जे कि ऊपर की ओर झुका 
रहता है| ब्राह्मणों को गैंडे का मांस खाने का विशेष 
अधिकार है । एक तरुण गेंडे का सामने आनेवाले हाथी 
पर आक्रमण करते मैंने स्वयं देखा है। गेंडे ने अपने सींग के द्वारा 
हाथी के एक अगले पाँव को आहत करके उसे मुह के बल 
गिरा दिया । 
मैं समझता था कि गैंडे का ही कर्कदन्न कहते हैं; परन्तु एक '| 
मनुष्य ने, जा हबशियों के देश के अन्तर्गत सुफाला नामक स्थान 
को देख आया था, मुझे बताया कि कर्केदन्न की अपेक्षा कर्क जिसकी 
इबशी लोग इम्पीला कहते हैं और जिसके सींग के हमारे चाङुग्रों के 
दस्ते बनते हूँ गेंडे से अधिक मिलता है | इसके अनेक रङ्ग होते हैं | 
इसकी खोपड़ी पर गाजर की शकल का एक सींग होता है। यह 
जड़ पर चौडा होता है और बहुत ऊंचा नहीं होता । सींग का डण्डा 
( तीर ) अन्दर से काला और बाको. सब जगह सफूद होता है। 
माथे पर इसी प्रकारका एक दूसरा और अधिक लम्बा सींग होता है। 
ज्योंही यह जन्तु सांग से किसी को मारना चाहता है योँही यह 
सीधा हो जाता है । यह इस सींग को चट्टानों से रगड़ कर काटने 
और चुभाने के लिए तेज़ कर लेता है | इसके सुम होते हैं और एक 
गधे की सी बालोंबाली पूछ होती है । 
नील नदी के सदृश भारत की नदियों में भी घड़ियाल होते हैं | 
इसी से अल्प-बुद्धि अलजाहिज़ ने, नदियों के मार्गो और सागर के 


एष्ट १०० 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। | “परिच्छेद । १३१ 


आकार को न जानने के कारण, यह समझ लिया था कि मुहरान 


की नदी ( सिन्धु नदी.) नील की एक शाखा है । इसके अतिरिक्त 


भारत की नदियों में मगर की जाति के कई दूसरे अद्भुत जीव होते 
हैं । ये विचित्र प्रकार की मछलियाँ होती हैं । ओर एक चर्म के थैल्ल 
जैसा जन्तु होता है जे कि जहाज़ में से दिखाई देता है और तैर-तैर 
कर खेलता है। इसको ड्ल (सूसमार ?) कहते हैं। मैं समभता हूँ कि 
यह डोज्ञफिन या डोलफिन की कोई जाति है। लोग कहते हैं कि इसके 
सर में डोलफिन की तरह साँस लेने के लिए एक छिद्र होता है । 

दक्षिणीय भारत की नदियों में एक जन्तु रहता है जिसके 
ग्राह, जळतन्तु और तन्दुश्रा आदि अनेक नाम हैं। यह पतला परन्तु 
बहुत लम्बा होता है । लोग कहते हैं कि यह छिप कर घात में पड़ा 
रहता है, ज्योंही कोई मनुष्य या जन्तु जल में घुस कर खड़ा होता है, 
यह एकदम उस पर आक्रमण कर देता है। पहले यह कुछ दूरी से 
ही अपने शिकार के गिदे चक्कर डालता रहता है यहाँ तक कि इसकी 
लम्बाई समाप्त हो जाती है। तब यह अपने आप को इकट्ठा करता, और 
शिकार के पाँव के गिदे गाँठ की तरह लिपट जाता है, जिससे वह 
गिर कर मर जाता है। एक मनुष्य ने, जिसने इस जन्तु का देखा 
था, मुझै बताया कि इसका सिर कुत्ते का होता है, और एक पूँछ 
होती है जिसके साथ अनेक लम्बी-लम्बो आकर्षणियाँ लगी रहती 
हैं । जिस अवस्था में शिकार काफी थका नहीं रहता यह अपनी इन 
आकर्षणियों से उसे जकड़ लेता है | इन तारों से यह शिकार को 
अपनी पूँछ के पास खींच लाता है जब बह जन्तु एक वार पूँछ की 
ढ़ लपेट में आ जाता है तब फिर वह बच नहीं सकता। _ 


इस अप्रस्तुत विषय को छोड़ कर अब इम प्रस्तुत विषय की ओर 
आते हैं । - 


१३२ गलबेरूनी का भारत । 


बज़ाना से दक्षिण-पश्चिम की ओर कूच करने पर तुमः 
जाना से तेसनाथ अनहिळवाड़ा में, जा बज्ञाना से ६० फुसंख है,: 
तक 1... और समुद्र-तट पर सोमनाथ में, जी कि ५० 
फसंख हैं, पहुँच जाते हो । | 
अनहिलवाड़ा से दक्षिण दिशा में चलने पर ये स्थान मिलते हैं :- 
ळारदेश, इस देश की बिहरोज और रिहज्जूर नामक दो राजधानियाँ, जा 
अनहिलवाड़ा ते कि अनहिलवाड़ा से ४२ फृसंख हैं। ये दोनो 
लोहरानी तक। . तान से पूर्व की ओर सागर-तट पर हैं । 


बज़ाना से पश्चिम की ओर चलने से ये स्थान मिलते हैं:-- 
मूलवान, बज्ञाना से ५० फुसंख ; भाती, १५ फूर्सख । 
भाती से दक्षिण-पश्चिम की ओर सफर करने से ये स्थान मिलते 
हैं:--अरोर, भाती से १५ फर्सख, जा कि सिन्धु नदी की दा शाखाओं 
के बीच एक पोत-सदृश नगर है; बमहनवा ्रलमनसूरा, २० फर्सख ; 
लोहरानी, सिन्धु नदी के मुहाने पर, ३० फसख । 
कनौज से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में जाने पर ये स्थान रास्ते में 
आते हैं:-शिरशारह, कनौज से ५० फुसँख; पिज्ञौर," १८ फर्सख, पर्वतो 
पर स्थित है, इसके सामने मैदान में तानेशर 
( थानेश्वर) नगर है; दहदमाल, जालन्धर की 
राजधानी, पर्वताँ के तल में, १८ फुसेख; बछावर, १० फर्सख; यहाँ 
से पश्चिम की आर चलने पर छदद, १३ फुसंख; राजगिरि का किला, 
८ फृसँख; वहाँ से उत्तर की ओर कूच करने पर काश्मीर, २५ फूर्सख़ । 
कनौज से पश्चिम की अर सफर करने से ये स्थान मिलते हैं:-- 
दियामो, कनौज से १० फुर्सख;. कुती, 
१० फसख; नार, १० “फुसंख; मीरत, 


कनोज से कश्मीर । ' 


पृष्ठ १०१ 


कनीज से गजनी । 


७ 0-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[| परिच्छद । १३३ 


१० फसख; पानीपत, १० फुसख् । पिळले दा स्थानां क मध्य म जान 
( यमुना ) नदा बहता है; कबीतळ, १० फसख; सुन्नाम, १० फुसख । 

वहाँ से उत्तर-पश्चिम की ओर चलने से ये स्थान आते हैं:-- 
आदित्तहार, ॐ फसख़; जञ्जनीर, ६ फूसख़; मन्दड्क्र, जो कि इराव 
नदी के पूर्व लाहावुर की राजधानी है, ८ फुर्सख़ ; चन्द्राह नदी, 
१२ फर्सख ; जैळम नदी, जो कि बियत्त नदी के पश्चिम में है, ८ फ्संख; 
कन्धार की राजधानी वैहिन्द, जो सिन्धु नदी के पश्चिम में है, 
२० फुर्सख; पुरशावर, १४ फर्सखः; दुनपूः, १५ फुर्सख; काइळ, १२ फर्स; 
ग़ज़न ( गजनी ) १७ फुसंख । | 

कशमीर एक ऐसी समस्थली पर स्थित है जिसका . चारों ओर 
से अगम्य पर्वत घेरे हुए हैं । इस देश का दक्षिण और पूर्व हिन्दुओं 
के पास है, पश्चिम वोर शाह और शुगनान 
शाह आदि विविध राजाओं के पास, और 
उससे भी परे के भाग वदखशान की सीमान्त-रखा तक बखान शाह 
के पास हैं । इस देश का उत्तर ओर कुछ पूर्वीय भाग खुतन और 
तिब्चत के तुको कं पास हैं। भोटेशर-शिखर से कशमीर तक की 
दूरी, तिव्वत के रास्त, कोई ३०० फूसंख है । 

. कशमी री लोग पयादे हैं, उनके पास न कोई सवारी का जानवर 
ओर न कोई हाथी है । उनमें से जो धनी हैं वे कत्त नामक पालकियों 
में चढ़ते हैं, जिनका मनुष्य कन्धों पर उठाते हैं । उन्हें अपने देश 
की प्राकृतिक शक्ति की विशेष चिन्ता रहती है, इसलिए वे अपने 
देश के प्रवेश-ट्रारों और सड़कों पर सदा कड़ा पहरा रखते हैं, जिससे 
उनके साथ किसी प्रकार का व्यापार करना बड़ा ही कठिन है। 
प्राचीन समयों में वे एक-दो विदेशियों, विशेषत: यहूदियों का अपने 
देश में प्रवेश करने की आज्ञा दें दिया करते थे, परन्तु अब वे, विदे- 


कशमीर का वृत्तान्त । 


१३४ अलबेरूनी का भारत । 


. शियो का ते कहना ही क्या, उस हिन्दू को भी नहीं जाने देते 
जिसका उनसे व्यक्तिगत परिचय न हो । 


कशमीर में प्रवेश करने का सबसे प्रसिद्ध मार्ग बन्रहान नगर से 
है । यह नगर सिन्धु और जैलम नासक नदियों के ठीक मध्य में है। 
वहाँ से नदी पर के उस पुल को जाते हैं जहाँ कि कुएनारी के पानी 
में महवी का पानी आ कर मिला है । ये दोनों शमीलान के पर्वतों से 
निकल कर जैलम ( झेलम ) में मिलती हैं । यह दूरी ८ फसंख है । 

वहाँ से तुम पाँच दिन में उस कन्दरा में पहुँच जाते हो जहाँ से 
कि औैलम नदी निकलती है | इस दरी के दूसरे सिरे पर, जेलम नदी 
के दोनों तरफ द्वार की चौकी है । वहाँ से, कन्दरा को छोड़ कर, तुम 
मैदान में आते हो, झर दो ओर दिनों में, कशमीर की राजधानी 
अददिष्टान में पहुँच जाते हो । रास्ते में ऊशकारा नामक गाँव आता है | 
यह बारामूला की तरह उपत्यका के दोनों ओर स्थित है । 


कशमीर का नगर ४ फूर्सख भूमि में जेलम नदी के दोनों किनारों 
के साथ-साथ बना हुआ है । ये दोनों किनारे पुलों और नावों द्वारा 
आपस में मिले हुए हैं। जैलम का स्रोत हरमकोट के पहाड़ों में है। 
गङ्गा भी इन्हीं पर्वतों से निकलती है । ये अत्यन्त शीतल, मेय प्रदेश 
हैं जहाँ हिम सदा जमी रहती है। इनके पीछे महाचीन है । पर्वतों 
को छोड़ने के वाद दो दिन के मार्ग पर जेलम भ्रद्वष्टान में पहुँच 
जाती है। चार फुर्सख़ आगे जाकर यह एक वर्ग फुर्सख दलदल में 
जा गिरती है । इस दलदल के किनारों पर और इसके ऐसे भागों पर 
जिनको वे दुरुस्त कर सके हैं लोगों ने आबादी बसाई है । इस दल- 
दल को छोड़ कर जैलम ऊशकारा नगर के पास से शुज्ञरती है ; और 
फिर उपयुक्त दरी में जा घुसती दै । 


=CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RR 


अठारहवाँ परिच्छेद । १३५ 

सिन्धु नदी तुर्को के प्रदेश कं अन्तर्गत युनङ्ग पर्वतो से निकलती 

है । वहाँ तुम इस रीति से पहुँच सकते हो : --जिस दरी से तुमने 

सिन्धु नदी की उपरि कशमीर में प्रवेश किया है उसे छोड़ने के वाद 

उ नी नर समखली में आइए । अब तुम्हारे वाये' हाथ 

सीमान्त प्रदेश । और दो दिन के रास्ते पर बाल्लोर आर शमि- 

ल्लान नामक दो तुर्क जातियों के पहाड़ हैं। ये जातियाँ भत्तवयनि 

कहलाती हैं। इनके राजा की उपाधि भत्त शाह है । गिलगित, असविरा 

और शिलतास उनके नगर हैं और तुर्की उनकी बोली है | उनके 

अ्राक्रमणों से कशमीर की बहुत हानि होती है। नदी की बाई आर 

के साथ-साथ चलने से तुम सदा बनी हुई भूमि में 

से गुज़र कर राजधानी में पहुँच जाते “हो ; दाई ओर 

चलने से तुम ग्रामों में से गुज़रते हो जो कि राजधानी के दक्षिण में 

इक्-दूसरे के पास-पास हैं, और वहाँ से तुम कुलाजेक पवेत 

पर पहुँच जाते हो जो कि दुम्बावन्द पर्वत की तरह एक गुम्बज़ के 

सहृश है । वहाँ हिम कभी नहीं पिघलता । ताकेशर और लौहावर 

| के प्रदेश से यह सदा दिखाई देता है। इस शिखर और कशमीर 

| की समस्थली के बीच दे! फर्सख का अन्तर है | राजगिरि का किला 

। इसके दक्षिण में और लहर का किला इसके पश्चिम में है। मैंने 

| इन ऐसी मज़बूत जगह कभी नहीं देखीं । राजावाड़ी का शहर इस 

| चोटी से तीन फ्संख है । यही दूरतम खान है जहाँ तक कि हमारे 
| 
| 
| 
| 


पुष्ठ १०२ 


व्यापारी व्यापार करते हैं । इसके परे वे कभी नहों जाते । 


उत्तर में भारत का सीमान्त प्रदेश यही है । 


भारत के पश्चिमी सीमान्त पवेतों में अफृगानों की विविध जातिया 
रहती हैं, और वे सिन्धु की उपयका के पड़ोस तक फैली हुई हैं । 


१३६ ्रलबेरूनी का भारत । 


भारत की दक्तिणोय सीमा पर समुद्र है । भारत का समुद्र-तटः 
मकरान की राजधानी तीज्ञ से आरम्भ होता हे, और वहाँ से दच्चिण-. 
.. भारत से पश्चिमीय पूर्वे दिशा सें, अलदेवल-प्रदेश की ओर ४० फर्स 
ऑर दत्तिणीय सीमान्त . खे रे, लाई 
प्रदेश । से अधिक दूरी तक फेल्ला हुआ है। इन दोनों 
स्थानों के बोच तूरान की खाड़ी है । खाड़ी पानी के एक कोने या टेढ़ी- 
मेढ़ी रेखा के सद्टश सागर से भूखण्ड में घुसी होती है, और 
विशेषतः अ्यारभाटे के कारण जहाज्ञों के आने-जाने कं लिए भयानक 
होती है । कोल या मुहाना भी कुछ-कुछ खाड़ी के ही सदृश होता 
है परन्तु यह सागर के भूखण्ड में घ्ूसने से नहीं वनता । यह वहते 
पानी के फेल्लाव से बनता है, जो कि वहाँ जाकर खड़े पानी में परि- 
वर्तित और ससुट्र के साथ संयुक्त हो जाता है । ये काल भी जहाज़ों 
के लिए भयानक हैं क्योंकि उनका पानी मीठा होता है और भारी 
वस्तुओं को वैसी अच्छी तरह नहीं उठा सकता जैसी अच्छी तरह से 
खारी पानी उठाता हे ।. 


उपयुक्त खाड़ी कं वाद छोटा मुँह, बडा मुँह, फिर बवारिज अर्थात्‌ 
कच्छ ओर सामनाथ के समुद्रो लुटेरे आते हैं । उनका यह नाम 
इसलिए हैं कि वे बीर नामक जहाजों में बैठ कर समुद्र में लूट और 
डकेती करते हँ ) सागर-तट पर ये स्थान हैं :---तवल्लेंशर , दैवल से 
५० फुसंख ; लाहरानी, १२ फसख ; बग, १२ फर्सख कच्छ, जहाँ 
कि मुछ वृत्त होता है, और बारोई ६ फसख; सोमनाथ, १४ फुसख ; 
कम्बायत, ३० फुस; असविल, दो दिन ; ब्रिहरोज, ३० फर्सख (?) ; 
सन्दान, ५० फुसंख ; सूवार, द फसेख; तान, ५ फुसंख | 


वहाँ से तीर-रेखा लारान देशकी ओर आती है जिसमें कि जीमूर 
शहर दै, भार वहाँ से बलभ, काञ्जी, द्वद को जाती दै । इसके उप” 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RS 


अठारहवाँ परिच्छद । "१३७ 


रान्त एक बडी खाड़ी है जिसमें कि सिङ्गलदीव अथात्‌ सरानदाव का 


टापू (लङा) है । खाडी के गिट्‌ पञ्जचयावर नगर स्थित है । जब यह नगर 


उजड गया था तो जौर राजा ने, इसक खान पश्चिम को आर 


सागर-तट पर पदनार नामक एक नवीन नगर बसाया था | 
समुद्र-तट पर अगला स्थान उम्मळनार हे, फिर रामशेर (रामेश्वर ?) 
लङ्का के सामने; इन दोनों में समुद्र की दूरी १९ फुसख़ है। पञ्ज- 
यार से रामशेर का अन्तर ४० फसंख, आर रामशर र सेठबंध का 
अन्तर २ फर्सख है । सेतुबंध का अर्थ सुद्ध का छळ है । यह दशरथ 
के पत्र राम का बाँधा है जाकि उन्होंने भूखण्ड से लकर लङ्का के क्ले 
तक बनाया था | इस समय इसमें अलग-अलग पहाड़ ही रह गय ह 
जिनमें से समुद्र वहता दै । सेतुबंध से सोलह फसख पूर्व की ओर 
वानरे कं किहकिन्द नामक पर्वत हैं | बानरों का राजा प्रतिदिन अपनी 


कक 


सेना कं साथ जङ्गल से निकलता है और वे उनके लिए बने हुए 


विशेष स्थानों पर बैठ जाते हैं। उस प्रदेश के लोग उनके लिए चावल 
पकाते और पत्तों पर रख कर उनके पास लाते हँ । चावल खाने क 
वाद्‌ वे फिर जङ्गल में लौट जाते हैं । यदि उन्हें चावल न सिलं तो 
सारे देश का सर्वनाश हो जाता है क्योंकि वे न केवल संख्या में ही 


२ ~ PN कं ~ 
बहुत हैं बरन वे हिंस और अत्याचारी भी हैं। लोगों का विश्वास 


है कि वे मनुष्यों की ही एक जाति है जोकि वदल कर बन्दर 
बन गई है; राक्तसों के साथ युद्ध में राम की सहायता करने के कारण 
उन्होंने उनको ये प्राम दान दिये हुए हैं। जब कोई मनुष्य उन्हें 
मिल जाता है तब वह उन्हें रामायण की कविता सुनाता और राम के 
मन्त्र बोलता वे उन्हें शान्तिपू्वेक सुनते हैं; बरन यदि वह रास्ते 


से भटक गया हो तो वे उसे सीधे मार्ग पर डाल देते हैं, ओर उसे 


खान-पान के द्रव्य देते हैं । ये बातें लोकविश्वास के अनुसार हैं । 


रु By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३८ अलबेरूनी का भारत | 


यदि इसमें सत्य का कुछ अंश है तो यह ज़रूर स्वरसंयाग का 
प्रभाव होगा, जैसा कि हम पहले झृगों के शिकार के सम्बन्ध में 
कह आये हैं । 
इस सागर के पूर्वीय द्रोप जो भारत की अपेक्षा चीन के अधिक 
निकट हैं वे जाबज के टापृ हैं जिनका हिन्दू सुदर्ण द्वीप अर्थात्‌ सोने 
भारतीय और चीनी के टापू कहते हैं। इस सागर के पश्चिम में 
समदरों केर! जन (हवशियों) के टापू हैं, ओर मध्य में रम्म 
और दीव ट्रीप ( मालेदीव और लक्कादीव ) हैं जिनके साथ कि कुमैर 
द्वोप भी हैं । दीत्र नामक टापुओं का यह विशेष रुण है कि वे हैले- | 
हौले समुद्र से बाहर निकलते हैं; पहले-पहल समुद्र-तल के ऊपर एफ | 
रेतीला देश प्रकट होता है; यह अधिक और अधिकतर उठता जाता | 
) है और सव दिशाओं में फैज्ञता है यहाँ तक कि यह एक कठिन | 
भूमि बन जाता है | इसके साथ ही एक दूसरे ट्रोप का हास होने ' 
'लगता है श्रौर वह गल कर समुद्र में विलीन हो जाता है। वहाँ 
के निवासियों को ज्योंही इस हास-क्रिया का पता लगता है त्योंही 
वे किसी दूसरे अधिक उपजाऊ द्वीप की तलाश करते हैं; अपने 
'नारियल और खजूर के पेड़ों, अनाजें, और घर के सामान केर उठा 
कर वहाँ ले जाते हैं । ये ट्रीप अपनी उपज के अनुसार दो श्रेणियों में 
'विभक्त हैं | एक ते दीव-कूढ अर्थात्‌ कौड़ियों के द्रोप, क्योंकि वहाँ वे 
अपने समुद्र में बोये हुए नारियल के वृक्षों की शाखाओं से कोडियाँ 
इकट्ठी करते हैं | दूसरे दीव कँबार, अर्थात्‌ नारियल की छाल के 
रस्सों क द्रोप | ये रस्से जहाज्ों के तख्तों के बाधने के काम 
आते हैं । 
अल्वाकृव्राक का टापू कुमैर द्वीपो में है । कुमैर जैता कि साधारण 
“लोग समभते हैं, किसी ऐसे पेड़ का नाम नंहीं जिपमें फल के स्थान 


र्ठ १०३ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Oe Se SS हिका be कट 


SS 


अठारहवाँ परिच्छे । १२४ 


में मनुष्यों के चिल्लाते हुए सिर लगते हैं, वरन एक गोरे रङ्ग की 
जाति का नाम है जिसके लोगों का कद छोटा ओर वनावट ठुकाँ की 
सी होती है।वे हिन्दू-धम्मानुयायी ह और उनमें कानों को छेद्ने 
की रीति है। वाकवाक द्वीप के कुछ अधिवासी काले रङ्ग के हैं । हमारे 
देश में दासों के रूप में उनकी बड़ी माँग है । लोग वहाँ से आवनूस 
की काली लकड़ी लाते हैं; यह एक पेड़ का गूदा होता है जिसके 
दूसरे भाग फेंक दिये जाते हैं । सुलम्मा, शौहत, ओर पीला सन्दल 
नामक लकड़ियाँ ज़ (हबशियों) के देश से लाई जाती हैं । 
पहले समयो में सराँदीब (लङ्का) की खाड़ी में मोतियों के तट 
होते थे, परन्तु इस समय वे उजड़े हुए हैं । जब से सराँदीव के 
मोतिया का लोप हुआ तब से ज्ञ देश के अन्तर्गत सुफाला में 
दूसरे मोती मिलने लगे हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि सराँदीव के 
मोती यहाँ से उजड़ कर सुफाला में चले गये हैं । 
भारत में बड़ी वर्षाएँ ग्रोष्म में, जिसे कि वर्षाकाल कहते हैं, हाती 
हैं । भारत का कोई प्रान्त जितना अधिक उत्तर की ओर होता है 
ह गैर जितना कम उसको गिरि-मालायें काटती हैं वहाँ 
भारत मेंजल-बट। . .___-. RR Fos 
ये मेंह उतने ही विपुल होते आर उतनी ही जियादा 
| देर तक रहते हैं । सुलतान के लोग मुझे वताया करते थे कि हमारे 
| यहाँ वर्षाकाल नहीं होता, परन्तु पर्वेतों के निकटतर अधिक उत्तरीय 
प्रान्तो में वर्षाकाल होता है । भातळ और इन्द्रवेदी में इसका आरम्भ 
| | आषाढ़ मास में होता है, और चार मास तक लगातार इस प्रकार 
| वर्षा होती है मानें पानी के डोल भर-भर कर गिराये जा रहे हा । 
। और अधिक उत्तरीय प्रान्तों में, दुनपूर और बशावर के बीच कशमीर 
| के पर्वतों के इद-गिर्द जूदरी की चोटी तक श्रावण मास से आरम्भ होकर 
| ढाई मास पर्यन्त विपुल जल-ब्रष्टि होती है । परन्तु इस चोटी के 


७७७४ In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


"१४० अल्लबेरुनी का भारत । 


दूसरी ओर मेंह बिलकुल नहीं वरसता, क्योंकि उत्तर में मेघ बहुत 
भारी होते हैं और उपरिंतल से बहुत ज़ियादा ऊपर नहीं उठते | फिर 
जब वे पर्वेतों के पास पहुँचते हैं तब उनके साथ टकरा कर अँगूर या 
जैतून की तरह दब जाते हैं | इससे वर्षारूपी रस नीचे गिरता है और 
वे पर्वतों के पार कभी नहीं जाते। इसलिए कशमीर में वर्षाकाल नहीं 
होता, परन्तु माघ मास से शुरू होकर ढाई महीनों तक बराबर तुषार- 
पात होता है । फिर चैत्र के मध्य के शीघ्र ही पश्चात कुछ दिन तक 
निरन्तर जलवृष्टि हाती है जिससे तुषार गल जाता है और प्रथ्वी साफ 
है। जाती है | इस नियम का अपवाद बहुत कम होता है; परन्तु भारत 
के प्रत्येक प्रान्त में कुछ एक ऐसी असाधारण ऋतु-सम्बन्धी घटनायें 
) पाई जाती हैं जो दूसरे प्रान्तों में नहीं होतीं । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उन्नीसवाँ परिच्छेद । 
PIES 
यहे, राशि-चक्र की राशियों, चंद्रस्थानों 
और तत्सम्बन्धी चीज़ें के नासां पर । 
हम पुस्तक के आरम्भ के निकट ही कह आये हैं कि हिन्दुओं की 
आषा में मौलिक ओर व्युत्पन्न दोनों प्रकार के शब्दों का वहुत एट १०४ 
बड़ा भाण्डार है, यहाँ तक कि एक द्ष्टान्त में वे एक चीज़ को अनेक 


भिन्न-भिन्न नामा से पुकारते हैं । मैंने उन्हें कहत सुना है कि हमारी 


भाषा में एक सूर्य के लिए एक स हस्र नाम हैं; और इसमें कुछ भी सन्देह 


ती न ० 0 ~ YS ~ ~ £ क्योंकि 
नहीं कि प्रत्येक मह के भी इतने या इतने के कृरीब ही नाम हैं, क्योंकि 


(छन्द-रचना के लिए) इनसे कम में उनका काम नहीं चल सकता | 
जिस प्रकार फारसी में शम्बिह शब्द सप्राह-दिवस को संख्या 
( दूशम्बिह, सिहशम्बिह, इत्यादि ) के पश्चात्‌ आता है, उसी प्रकार 
सप्ताह के दिलों क नाम नक्षत्रों के परम प्रसिद्ध 
नामों के बाद वार शब्द जोड़ कर तनाय हुए 
हैं । वे इस प्रकार कहते हैं 
आदित्य वार, अर्थात्‌ सूर्य का दिन या यकशम्विह 
सोम वार, अर्थात्‌ चन्द्र का दिन या दूशम्बिह । 
मङ्गल वार, अथात्‌ मङ्गल का दिन या सिहशस्विह 
बुध वार, अर्थात्‌ बुध का दिन या चहारशम्बिह । 
बृहस्पति वार, अर्थात्‌ बृहस्पति का दिन या परत्वशम्बिह । 
शुक्र वार, अर्थात्‌ शुक्र का दिन या जुसा । 
शनैश्वर चार, अर्थात्‌ शम्बिह । 


सप्ताह कें दिनों के नाम | 


MO In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ 


शक 


१४४ 


अलबेरूनी का भारत । 


' नीचे की तालिका में सात ग्रहों के बहुत ही प्रसिद्ध नाम दिये गये ह: 


मह 


भारतीय भाषा में उनके नाम । 2 १०१ 


ब्रहस्पति 


। 
हान 
| 
| 


| 
ति 


आदित्य, सूर्य, भाइ, अर्क, दिवाकर, रवि, बिबता 
(१), हे 

साम. चन्द्र, इन्द्र, हिसगु, शीतरश्मि, हिमरश्मि 
शीतांशु, शीतादीधिति, हिसमयूख । 

मङ्गल, भाग्य, कुज, आर, वक्र, आवनेय, माहेय, 
क्रराक्षि ( ? ), रक्त 

बुध, सौम्य, चान्द्र, ज्ञ, बोधन, वित्त (! ), हेस । 
बृहस्पति,गुरु, जीव, देवेज्य, देवपुराहित, देवमन्त्रिन्‌; 
अङ्गिरस्‌, सूरि, देवपिता । 

शुक्र, शगु, सित, भागेव, आवति ( ? ), दानवगुरु, 
भ्रुगुपुत्र, आर्फुजित (१ ) । 
शनैश्चर, मन्द ,भ्रसित,कान,आदित्यपुत्र,सार , आकि, 
सूर्यपुत्र । 


सूर्य के बहुत से नाम हाने के कारण ही धर्स-पण्डितां ने अनेक 
सूयं मान लिये हैं । उनके मतानुसार बारह सुर्य हैं, जिनमें से प्रत्येक 


बारह सुर्य । 


एक विशेष मास में चढ़ता है । विष्छु-धर्म 
नामक पुस्तक कहती हे--- विष्णु अथात्‌ नाण- 


यण ने, जे कि अनादि और अनन्त है, अपने आप को देवताओं के 
लिए बारह भागों में विसक्त किया, जोकि कश्यप क पुत्र बन गये | एक” 
एक मास में चढ़नेवाले सूर्य यही हैं।” परन्तु जा लोग यह नहीं सानतं 
कि नामो की बहुतायत के कारण ही सूयाँ की वहुतायत को यह 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उ शल्‍शणशणशनशातररि 


उन्नीसवाँ परिच्छेद । १४५ 


कल्पना हुई है, वे कहते हैं कि दूसरे प्रहों के भी अनेक नाम हैं परन्तु 
प्रत्येक का शरीर केवल एक ही है, और इसके अतिरिक्त सूय के वारह 
ही नास नहों, प्रत्युत इससे बहुत ज़ियादा हैं। ये नाम व्यापक अर्था- 
वाले शब्दों से व्युत्पन्न हुए हैं; यथा आदित्य अर्थात्‌ आदि; क्योकि 
सूर्य सबका आदि मूल है। सवित का अर्थ है सन्तति रखनेवाली 
चीज, क्योंकि संसार में सारी सन्तति सूर्य के साथ पैदा होती है 
इसलिए वह सचिव कहलाता है । फिर सूर्य का नाम रवि इसलिए 
क्योंकि वह गीली वस्तुओं को सुखा देता है । पेड़ों के अन्दर का द्रव 
रस कहलाता है, और जा इसको उनमें से निकाल्नता है वह रवि है । 

सूर्य के साथी चाँद के भी अनेक नास हैं, यथा सोम, हि नस 
क्योंकि वह शुभ हैं। और प्रत्येक शुभ वस्तु सोमग्रह, प्रत्येक | ७ 
अशुभ वस्तु पापग्रह कहलाती है। फिर इसके नाम 
निशेश, अर्थात रात का स्वामी, नच्चत्रनाथ, अर्थात्‌ 
नचत्रो का स्वामी, हिजेश्वर, भर्थात्‌ ब्राह्मणों का स्वामी, शीतांश, अर्थात्‌ 
ठंडी किरणवाला है, क्योंकि चाँद का गोला जलीय है, जो कि पृथ्वी 
के लिए एक अलुग्रह है। जब सूर्य की किरण चाँद पर पड़ती है तो 
वह चाँद के सदृश ही ठंडी हा जाती है, तब वहाँ से प्रतिफलित 
होकर यह अंधकार को आलोकित करती, रात को ठण्डा करती, और 
सुर्य के उत्पन्न किये सब तरह के हानिकारक दाह को शान्त करती ' 
| है| इसी प्रकार चाँद का नाम चन्द्र भी है जिस का अर्थ नारायण की बाई" 
। आख है, क्योंकि सूर्य उसकी दाई आँख है। 

नीचे की तालिका महीनों के नामां को दिखलाती है! इन 
ज्ञामां की सूचियो में भिन्नताओं ओर संक्षोभों के कारणां का 
उल्लेख हम भिन्न-भिन्न लोकों का वर्णन करते 
समय करेंगे । 


चन्द्रमा के नाम । 


महीने के नाम 1 


ke | In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosa. 


१४४ अल्बेरुनी का भारत । 


' नीचे की तालिका में सात महो के बहुत ही प्रसिद्ध नाम दिये गये हैं: 


ग्रहं | भारतीय भाषा में उनके नाम । १४ १५४ 
| आदित्य, सूर्य, भालु, अर्क, दिवाकर, रवि, विबता 
स्‌ | (१), हेलि । 
८ सोम, चन्द्र, इन्दु, हिसगु, शीतरश्मि, हिमरश्मि, 
उ । शीतांशु, शीतादीधिति, हिससयूख । 
सङ्गल, भाम्य, कुज, आर, वक्र, आवनेय, माहेय, 
VR | क्रराक्षि ( ? ), रक्त । 
बुध. बुध, सौम्य, चान्द्र, ज्ञ, वाधन, बित्त (? ), हेम । 
| हस्पति,गुरु, जीव, देवेज्य , देवपुराहित, देवमन्त्रिन्‌, 
| इहस्पति | अङ्गिरस्‌, सूरि, देवपिता । 
शुक्र, श्रगु, सित, भागेव, आवति ( ? ), दानवणुरु, 
(यह | अगुपुत्र, आस्फुजित (? ) । 
शनैश्चर,मन्द,श्रसित,कान,आद्त्यपुत्र,सार,आर्कि, 
८“ | सूर्यपुत्र । 


सूये के वहुत से नाम हाने के कारण ही धर्स-पण्डितां ने अनेक 
सूयं सान लिये हैं । उनके मतानुसार बारह सूर्य हैं, जिनमें से प्रत्येक 
एक विशेष मास में चढ़ता है । विघए-धर्म 
नामक पुस्तक कहती है-- “विष्णु अर्थात्‌ नारा- 
यण ने, जो कि श्रनादि और अनन्त है, अपने आप को देवताओं के 
लिए बारह भागों में विभक्त किया, जोकि कश्यप के पुत्र बन गये । एक- 
एक मास में चढ़नेवाले सूर्य यही हैं।? परन्तु जा लोग यह नहीं मानते 
कि नामों की बहुतायत के कारण ही सूयाँ की बहुतायत की यह 


बारह सुर्य । 


CC-0. MELFORT GES 0 0 लत 001 20407 2 Fee Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ड 


उन्नीसवाँ परिच्छेद । १४५ 
कह्पना हुई है, वे कहते हैं कि दूसरे ग्रहों के भी अनेक नाम हैं परन्तु 
प्रत्येक का शरीर केवल एक ही है, और इसके अतिरिक्त सुर्य के वारह 
ही नाम नहां, प्रत्युत इससे बहुत ज़ियादा हैं। ये नाम व्यापक अथाँ- 
बाले शब्दों से व्युत्पन्न हुए हैं; यथा आदित्य अर्थात्‌ आदि; क्योंकि 
सूर्य सबका आदि मूल है। सवित का अर्थ है सन्तति रखनेवाली 
चीज़, क्योंकि संसार में सारी सन्तति सूर्य के साथ पैदा होती है 
इसलिए वह सवित कहलाता है । फिर सूर्य का नाम रवि इसलिए है 
क्योंकि वह गीली वस्तुओं को सुखा देता है । पेड़ों के अन्दर का ट्रव 
रस कहलाता है, और जा इसको उनमें से निकलता है वह रवि है। 

सूर्य के साथी चाँद के भी अनेक नाम हैं, यथा सोम, 
क्योंकि वह शुभ है । और प्रत्येक शुभ वस्तु सोमग्रह, प्रत्येक 
अशुभ वस्तु पापग्रह कहलाती है। फिर इस के नाम 
निशेश, अर्थात रात का स्वामी, नच्चत्रनाथ, अर्थात्‌ 
'नक्नत्रों का स्वामी, दविजेश्‍वर, अर्थात्‌ ब्राह्मणों का स्वामी, शीतां, अर्थात्‌ 
उंडी किरणवाला है, क्योंकि चाँद का गोला जळीय है, जो कि पृथ्वी 
के लिए एक अनुग्रह है। जब सूर्य की किरण चाँद पर पड़ती है ता 
वह चाँद के सदृश ही ठंडी हो जाती है, तब वहाँ से प्रतिफलित 
होकर यह अंधकार को आलोकित करती, रात को ठण्डा करती, और 


इड १०६ 


चन्द्रमा के नाम । 


सुर्य के उत्पन्न किये सब तरह के हानिकारक दाह को शान्त करती : 


है| इसी प्रकार चाँद का नास चन्द्र भी है जिस का अर्थ नारायण की बाई" 
आँख है, क्योंकि सूर्य उसकी दाई आँख हे । 

नीचे की तालिका महीनों के नामां को दिखलाती है। इन 
लामो की सूचियों में भिन्नताओं ओर संक्षोभों के कारणों का 
उल्लेख इम भिन्न-भिन्न लोकां का वर्णन करते 


महीने के नाम 1 हट 1 
५ समय करगे । 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° : 4 


2 


का भारत । 


a2 


अलबेरूनी 


१४६ 


: ब्रा? 


10४५ Ihlb-bhlb 1५ hah Be Wj 1010 
| rk} 1५ Puls 
| है 1220. bhII 210 214212 20 1129218 22 


। ट्टै दु 12४५४ 2112 ३ 1५) 2 


“न +++ | IBlEprw IbklRh 2b |? jb 


5 । LPL LD} 


2७: 1212 BIR] 1५98 
8 ४ nk} hs । 112112210 21९६ छः ह 802 1५ 11£11212) 


pol 
Ss 


। 112२ 210 1512. 


19४ 8 An) छ IPR bles thls 2४ Eh Rb | 


**' | 24 0४७४४ 2132 2138 [7 /813116: 


1 Rte | रुट | |; 
| »५)॥०२| Dek 
| ters kh] |" 
। 291२ 1200 |" 
| 120 wk | "°" 
। 7122 218 |° 
| nk 528 
| phere hsb} 
| 2180२] | डॉट | `" 
। 2113 Bik 
| 191) ब 105 
। kj> | 2248 |” 
in th २५92 
| 111 8 17] 
फट है कप 


| gt ५ 1811 bs 10९18 ५ brisk} 


MR स 
५) ४ 2 । 8 19)४४०:४७ 1५०७ 9२ ड bie 
® 


SN | pexjs 1५२ Mh ‘nln 


29७२ | ४७०५७ 
ike bik 
bhb 910 
kh} त ए७७ 
218 | while 
४22 | wks 
Dkk | 20219 
[सुन °| Mel 
Bre 21012 
bak3kk} Bhs 
bhkr | Blk 
Tsk) kk 
bh bs 
klhBre ५ ४1७ 
पती 


CC-0. In Public 11300 0 0 50 10000 ७10 01/20/1112 0 CSI न लाम By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उन्नोसवाँ परिच्छेद । १४७ 


विष्णु-धम्मै में दिये हुए सूर्यो के नामों के क्रम के विषय में लोगों 
का विचार है कि यह ठीक और सुव्यवस्थित है; क्योंकि प्रत्येक 
मास में वासुदेव का अलग-अलग नाम होता न्‌च्नत्रा के नामों से 
है; और उसके उपासक महीनों को मागंशीष निकाले हुए मासें के 

से आरम्भ करते हैं । इस मास में "' ' 

उसका नाम केशव होता है। यदि तुम उसके नामों का एक- 
दूसरे के बाद गिनते जाओ ता तुम उसका वह नाम मालूम कर लोगे 
जोकि, विष्णु-धर्स के ऐतिह्य के अनुसार, चैत्र सास में हाता हैं। 
यह नाम विष्णु है । 

वासुदेव ने गीता में फिर कहा है कि वष की छः ऋतुओं में मैं 
वसन्त हूँ । 

महीनों के नामों का नक्षत्रों के नामों से सम्बन्ध है। क्योंकि 
प्रत्येक मास का दे या तीन नचत्रो से सम्वन्ध होता है इसलिए महीने 
'का नाम उनमें से किसी एक से लिया जाता है। नीचे की तालिका 
में हमने ये विशेष नक्षत्र लाल स्याही के साथ ( इस अनुवाद में+ 
चिह्न के साथ ) लिखे हैं जिससे महीनों के नामों के साथ उनका 
सम्बन्ध प्रकट हा जाय। 

जब किसी नञत्र में बृहस्पति चमकता है तब जिस मास के साथ 


परंष्ठ १०७ 


'उस नक्षत्र का सम्बन्ध होता है वह मास वप का अधिष्ठाता समझा _ 


जाता है, और सारा वष उसी मास के नाम से पुकारा जाता है । 

यदि इस तालिका में दिये मास के नामों में उन नामों से, जिनका 
इसके पहले व्यवहार हाता रहा है, किसी प्रकार का भेद दा ता 
“पाठको को जानना चाहिए कि जिन नामों का हस अब तक प्रयोग 
करते रहे हैं वे देशीय या ग्राम्य हैं; परन्तु इस तालिका में दिये नामः 
सस्कृत या श्रेष्ठ हैं। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४८ अलबेरूनी का भारत । 
सा” 
मास नचत्र मास | नक्षत्र 
३ | कृत्तिका।+ | , | १६| विशाखा । + 
त | ४ | रोहियी। | णाल । १७ | अनुराधा । 
५ | मृगशीष । + | | १८ | ज्येष्ठा । + 
वै | | ६ | आहं । ज्येष्ठ | १४ | मूल । 
| ७ | पुनवेसु । २० | पूर्वाषाढा । + 
| ¦ ८ | पुष्य । + झाई | २१ | उत्तराषाढा । 
| < | आश्लेषा । २२ | श्रवणा । + 
| १०| मघा।+ | शय | २३ | धनिष्ठा । 
FE | १ पूर्वफाल्गुनी। + [| २४,| शतभिषज । 
॥ | १२ उत्तरफाल्गुनी। भाद्रपद< | २५ | पूर्वभाद्रपदा। + 
(| १३ | हस्त । (| २६ | उत्तरभाद्रपदा। 
[| २७ | रेवती । 
१७ | चित्रा ।+ आश्वयुजी | १ | अखिनी । + 
१५ स्वाती । ॥ २ | भरणी । 
राशियों के नाम उन मूत्तियों के नामों के अनुरूप हैं जिनको वे 


दिखल्लाती हैं । ये मूत्ति याँ हिन्दुओं आर अन्य जातियों में एक 


राशियों के नाम | 


सी मिलती हैं । तीसरी राशि 
हते हैं, जिसका अर्थ एक लड़के आर एक 
_ लड़की का जोड़ा है; वास्तव में, यह इस राशि की परम 
प्रसिद्ध मूत्तिं है । 


1 मिथुन 


जन्मपत्रिकाश्रों की बड़ी पुस्तक में वराहमिद्दिर कहता है कि 


CC-0. In EUBISD OSI 2 03222 12.21 SIS SITS 02 CS Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha नि ही 


उन्नीसवाँ परिच्छेद । १४४ 


इस शब्द का प्रयाग हाथ में गदा और वीणा लिये हुए मनुष्य के 
लिए होता है । इससे मेरा ख़याल है कि उसने मिथुन को मगशिरस्‌ 
(अलजब्बार) के साथ मिला दिया दै । और प्रायः सवेसाधारण 
की यह सम्मति यहाँ तक है कि इस नक्षत्र को (मिथुन के स्थान में) 
श्रल्जाज़ा समभा जाता है, यद्यपि अलजौज़ा का सम्बन्ध इस राशि 
की मूत्ति के साथ नहीं । 
वही लेखक छठी राशि की मूत्ति को एक जहाज और उसके हाथ में 
अनाज की एक बाळ बताता है। में समझता हूँ इस स्थान में हमारी 
हस्तलिखित प्रति में किसी शब्द का दीमक चाट गई है, क्‍योंकि 
जहाज का कोई हाथ नहीं होता । हिन्दू इस राशि को कन्या अर्थात्‌ 
कुंवारी लड़की कहते हैं; ओर शायद प्रस्तुत वाक्य वास्तव में इ 
प्रकार था :--- जहाज में एक कन्या हाथ में अनाज की बाल लिये हुए ।?? 
यह अलसिमाकुटअजल नामक चान्द्र स्थान दै । जहाज शब्द से ऐसा 
खयाल होता है कि लेखक का तात्पर्य अल्श्रव्वा (31०2 कन्याराशि) 
नामक चान्द्र स्थान से है, क्योंकि अलअव्वा के तारे एक पंक्ति 
बनाते हैं जिसका सिरा (जहाज के पेंदे की बीचवाली लकड़ी के सदृश) 
एक उेढ़ी लकीर है । 
सातवीं राशि की मूत्तिं बह आग बताता है। इसको तुळा = 

तराजू कहते हैं | दसवीं राशि के विषय में वराहमिहिर कहता है कि 
इसका सुख बकरी का और शेष भाग मकर है । परन्तु इस राशि का 
मकर के साथ मुकाबला करने के बाद, वह इसके साथ बकरी का 
मुँह लगाने की तकलीफ से वच गया होगा । केवल यूनानियों का ही 
पिछले वर्णन की आवश्यकता है क्योंकि वे इस राशि को दो जन्तुं 
का बना समझते हैं; अर्थात्‌ छाती से ऊपर का भाग बकरी का और 
डससे निचला भाग मछली का । परन्तु मकर नामक जल-जन्तु को, 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Se oC se “nM ISIS MS 0 


र ४ 


१५० अलबेरूनी का भारत । 
जैसा कि लोग इसे बताते हैं, दो जन्तुओं का वना हुआ कह कर वर्णन 
करने की आवश्यकता नही । 

ग्यारहवीं राशि की सूत्ति वह डोल की बताता है और कुम्भ नाम 
इस वणेन के अनुरूप है । परन्तु यदि वे कभी इस राशि की या इसके 
किसी अंशा की मानव आकारो में गिनती करते हैं, ते इससे यह प्रमा- 
शित होता है कि वे, यूनानियों के दृष्टान्त का अनुकरण करते हुए, 
इसमें कुम्भराशि को देखते हैं । 

राशियों के प्रसिद्ध नामों के अतिरिक्त, वराहमिहिर कुछ ऐसे 
भारतीय नामों का भी उल्लेख करता है जिनको लोग प्राय: कम 
जानते हैं । नीचे की तालिका में हमने दोनों को सिल्ला दिया है: 


[ उनके प्रसिद्ध | उनके अप्रः 


7 'उनके प्रसिद्ध उनकै अप्र- 


| 
¢ नाम । | चलित नास। | द । नाम। | चलित नाम | 
Fe, | र | ;। a | | हरी 
०. | सेष।  |.क्रिः। 2? विज तुला । | जूग। 
१ | दृषन्‌ । | ताम्विरु । | ७ वृश्चिक । | कौरव । 
२ | मिथुन। | जितुम। | =! घनु। | तौक्तिक । 
३ | ककंट। ' कुलीर । । < | मकर । | अगेकीरु । 
४ ' सिंह। ¦ लियय। १० | कुम्भ। ` उदुवग | 
४ | कन्या | , पार्तीन। ११ | मीत | {| अन्त,साथ ही, 


| 
| { | जीठु भी | 
Fe Fh काका! |e TIS 3 sl 
हिन्दुओं की यह रीति है कि वे राशियों को गिनते समय मेष के 
लिए ० और वृषभ के लिए १ के साथ आरम्भ न करके मेष के 
लिए १ और वृषभ के लिए २, इत्यादि के साथ शुरू करते हैं, जिससे 
मीनराशि के लिए १२ की संख्या आ जाती है। 


CC-0. In EubligomeinDigizeuiBySIddNa IIS 2100 SYS OS Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha____ _ 


बीसवाँ परिच्छेद । 
(RE 
ब्रह्माण्ड पर । 
ब्रह्माण्ड का अर्थ है ब्रह्मा का अण्डा | इसका प्रयोग सारे आकाश 
के लिए, उसकी गोलाई ओर उसको विशेष प्रकार को गति क कारण, 
होता है । इस शब्द का प्रयाग सारे जगत्‌ के 


त्रा का अण्डा 
और उसका जल से बाहर लिए भी होता है, क्योंकि यह ऊपर क भाग 
निकलना | और नीचे के भाग में बटा हुआ है | जब वे 


1 


आकाशों की गिनती करते हैं ते वे उनके जेड़फल को त्रह्माण्ड 
कहते हैं । परन्तु हिन्दू लोग ज्योतिष की शिक्षा से शुन्य हूँ, 
और उनमें ज्योतिष-सम्बन्धी शुद्ध भावनायें बिल्कुल नहीं । इसलिए 
उनका मत है कि प्रथ्वो खड़ी है, विशेषतः जव वे, स्वर्ग के आनन्द 
को सांसारिक सुख क सद्दश कोई चीज़ बताते हुए, पृथ्वी का नाना 
प्रकार के देवताओं, देवदूतों, इत्यादि का निवास-स्थान बनाते हैं । 
इन देवताओं में वे गमन-शक्ति का आरोप करते हैं आर उनका गांत 
ऊपर के लोकों से नीचे के लोकां की ओर सानते हैं । 
उनके पुराण के गूढ़ाथे-वर्णनों के अनुसार, सब पदार्था क 
हले जल था और सारे संसार का शून्य इसी से भरा हुआ था । में 
उनका मतलब यह समझता कि यह बात आत्मा के दिन 
( पुरुषाहोरात्र ) के आरम्भ में ओर संयोग आर रचना क आदि में 
थी । फिर, वे कहते हैं कि पानी झाग उछालता आर लहर मार रहा 


०३ 


-था । तब पानी से कोई सफेद सी चीज़ निकली, जिससे स्रष्टा ने ब्रह्मा 
का अण्डा बना दिया । अव कई एक का मत है कि वह अण्डा टूट 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha EE F 
~ —— जडटिजहिमिएि 7 रत उ 


१५२ अलबेरूनी का भारत । 


गया; उससे त्रह्म निकला । अण्डे का आधा भाग आकाश बन गयाः 
और दूसरा आधा पृथ्वी, और दोनों आधों के बीच के दूरे हुए टुकड़े 
मेंह बन गये । यदि वे मेंह के स्थान में पहाड़ कह देते ता बात अधिक 
सद्याभासी हो जाती। दूसरों के मतानुसा र, परमेश्वर ने ब्रह्मा से कहा-- 
(झै एक अण्डा पैदा करता हुँ जिसको मैं तेरा वास बनाता हूँ ।?” 
उसने इसको उपयुक्त जल की भाग से बनाया था परन्तु जब जल 
नीचे डतर गया तब अण्डे के टूट कर दे आधे-आथे टुकड़े हो गये । 
वैद्यक के आविष्कारक अस्छोपियस के विषय में प्राचीन यूनानियों 
की भी ऐसी ही सम्मतियाँ थीं; क्योंकि, जालीनूस के अनुसार, 
वे उसका हाथ में एक अण्डा पकड़े हुए 

यूनानी तुल्यता; अस्क्रौपियस । ट 3 
( बयान करते हे, जिससे उनका उद्देश यह 


दिखलाने का है कि प्रथ्वी गाल है, अण्डा ब्रह्माण्ड की प्रतिमूत्ति है, . 


आर समग्र जगत्‌ का चिकित्साशाम्न का प्रयोजन है । यूनानियों में 
अस्क्रीपियस की पदवी हिन्दुओं में ब्रह्मा की पदवी से निम्नतर नहीं, 
क्योंकि वे कहते हैं कि वह एक दिव्य शक्ति दै, और उसका नाम 
इसके कर्म से अर्थात्‌ शष्कता से बचाने से निकला है, जिसका अर्थ 
मृत्यु है; क्योंकि जव शुष्कता और शीत का प्रचार होता है तब मत्यु 
हे! जाती है । उसके जन्म के विषय में वे कहते हैं कि वह अपोलो 
का पुत्र, अपोलो फ्लेग्यास (? )- का पुत्र, और फ्लेग्यास क्रोनोस 
अर्थात शनि का पुत्र है। सख्यसम्बन्ध की इस रीति से उनका उददेश 
उसमें एक तिगुने देवता की शक्ति ठहराना है | 

हिन्दुओं के इस सिद्धान्तका आधार कि सकल सृष्टि के पूर्वं जल 
था इस बात पर है कि जल प्रत्येक वस्तु के परमाणुओं की संहति, 

खुडि का आदि तत्त प्रत्येक वस्तु की वृद्धि, और प्रत्येक सजीव वस्तु 


जल्न हे। ब्रह्मा के अगडे का .. , A 
टूट कर दोआघेबन जाना। में जीवन की संस्थिति का कारण है। इस 


CC-0. In Public 81109 23101 2020 220 0/991160519 _ 


बीसवाँ परिच्छेद । १५३ 


प्रकार जब स्रष्टा प्रकृति से किसी चीज़ का सृष्टि करना चाहता 
ॐ तब यह जल उसके हाथ में एक साधन होता है। इसी 
प्रकार की एक कल्पना का प्रतिपादन कुरान, ११, 5, म॑ किया गया 
है-- और उस (परमेश्वर ) का सिंहासन जळ पर था |? चाहे आप 
इसका वर्णन इस नाम से पुकारी जानेवाली एक व्यक्तिगत वस्तु क 
रूप में बाह्य रीति से करें, जिसकी पूजा की आज्ञा हम परसश्वर दता 
है, या चाहे आप इसका रे राज्य अर्थात्‌ ईश्वरीय राज्य निकालें या 
इसी प्रकार का कोई और अर्थ बतावें; पर प्रत्येक अवस्था में, इसका 
तात्पर्य यह है कि उस समय परमेश्वर के अतिरिक्त जल और उसके 
सिंहासन के सिवाओर कुछ न था । यदि हमारी यह पुस्तक एक हा 
जाति की कल्पनाओं तक परिमित न होती ता हम प्राचीन काल म 
बेबल में और उसके इदे-गिदे निवास करनेवाली जातियों के विश्वास 
से ब्रह्मा के अण्डे के सदृश वरन उससे भौ अधिक मूढ़ और निरथक 
कल्पनायें उपस्थित करते । 
अण्डे के दा आधों में विभाग का सिद्धान्त यह प्रमाणित करता 
है कि इसका बनानेवाला वैज्ञानिक पुरुष न था, वह यह नहा जानता 
था कि जिस प्रकार ब्रह्मा के अण्डे के अन्दर उसको जर्दी भी शामिल 
डे उसी प्रकार आकाश के अन्दर पृथ्वी भी आ जाती है । उसने पृथ्वी 
की कल्पना नीचे, और आकाशा की पृथ्वी से छः दिशाओं में से केवल 
एक में अर्थात प्रथ्वी के ऊपर की है। यदि उसे सत्य का ज्ञान होता ता 
वह अण्डे के टूटने का सिद्धान्त न गढ़ता । परन्तु वह इस सिद्धान्त से 
अण्डे के एक आधे को प्रथ्वी के रूप में बिछा हुआ और दूसरे आधे 
के! उस पर शिखर-मण्डल की तरह रक्खा हुआ बताना 
चाहता है । इसमें वह गोले के सम-मण्डलाकार निरूपण 
में टोलमी से बढ्ने का निष्फल यत्न करता है। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan KoSha 


प्रष्ठ ११०. 


१५६ अलवेरूनी का भारत । 


-योजन का वर्णन दूरी के माप के रूप में हमने पहले ही परिमाण-विद्या 


वाल्ले परिच्छेद में कर दिया है । ब्रह्मगुप्त की जिस गणना का उल्लेख 


अभी हुआ है उसे हमने श्रपने ऊपर कोई उत्तरदायित्व न लेते हुए, 


उसी के शब्दों में दे दिया है, क्योंकि उसने यह नहीं बताया कि 
इसका आधारभूत कारण क्या है। वसिष्ठ कहता है कि ब्रह्माण्ड के 
अन्दर नचत्र हैं, और ऊपर की संख्यायें ब्रह्माण्ड का माप हैं, क्योंकि 
-राशि-मण्डल इसके साथ संयुक्त है | टीकाकार बलभद्र कहता है-- 
“हम इन संख्याओं को आकाश का मान नहीं मानते, क्योंकि हम 
उसकी विशालता को सीमाबद्ध नहीं कर सकते, परन्तु हम इनको 
“वह दूरतम सीमा समझते हैं जहाँ तक मनुष्य की दृष्टि पहुँच 
सकती है । इसके ऊपर मानव-उपलव्धि के जाने की कोइ सम्भावना 
'नहों; परन्तु दूसरे लोक छुटाई और बड़ाई के कारण एक दूसरे से 
।भिन्न हैं जिससे वे विविध अंशों में दिखाई देते हैं |? : 

आर्यभट्ट के अनुयायी कहते हैं--' "हमारे लिए उस शून्य देश को 
'ही जान लेना पर्याप्त है जिसमें सूर्य की किरणें जाती हैं। एड १११ 
हमें उस शून्य देश की आवश्यकता नहीं जिसमें सूर्य को किरणें नहीं 
पहुँचतां, चाहे उसका विस्तार बहुत बड़ा ही क्यों न हो । जहाँ 
-रश्मियाँ नही पहुँचतीं, वहाँ इन्द्रियों की उपलब्धि भी नहीं पहुँचती, 
और जहाँ उपलब्धि नहीं पहुँचती वह अज्ञेय है ।?? 

आश्रा, अब हम इन लेखकों के शब्दों की परीक्षा करें | बसिष्ट 


“के शब्द यह प्रमाणित करते हैं कि त्रह्माण्ड एक रोला है जिसके 


भिन्न भन्न सिद्धान्ता अन्तर्गत. आठवाँ या इस नाम का राशि- 
का गुण-दोष-विवेचन । मण्डल है, ओर स्थिर तारकायें स्थापित की 
नवम मयडल्ल का प्रश । गई हैं। वे यह भी सिद्ध करते हैं कि दे! 
-मण्डल एक-दूसरे को स्पशे करते हैं । अब जा हमारी बात पूछे! तो 


CC-0. In EubiCRomeinDigiizedEygsiddhaniaeGangoii Gyan os I री Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ , 


बीसवाँ परिच्छेद । १५७ 


ऋम पहले ही एक आठवाँ सण्डल ग्रहण करने पर बाध्य थे, परन्तु 
नवाँ मण्डल मानने के लिए हमारे पास कोई युक्ति नहीं । 


इस विषय पर लोगों का मत-भेद है । कई लोग नवम ग्रह के 
अस्तित्व को, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने के कारण, जहाँ तक यह 
इस दिशा में चलता है और अपने अन्तगत प्रत्येक वस्तु का उसी 
दिशा में चलने के लिए वाध्य करता है, एक आवश्यकता समभतते 
कई दूसरे लोग नवें प्रह का इसी गति के कारण मानते ह, परन्तु वे 
इसे अपने आप में गतिहीन समभते हैं । ह 


पहली कहपना के प्रतिनिधियों की प्रवृत्ति पूणतया स्पष्ट हैं । परन्तु 
अरस्तू ने यह प्रमाणित किया है कि प्रत्येक घूमनेवाली वस्तु का 
कोई दूसरी घुमनेवाली वस्तु, जो स्वयम्‌ उसके अन्द्र नहीं हैं, गात 
देती है । इसलिए इस नवें गोह्ले का भाव पहले इसके वाहर इसक 
सन्चालक के अस्तित्व की कल्पना कर लेता है। परन्तु इस सञ्चालक का 
कन सी चीज़ नवे मण्डल की मध्यवतिता क विना आठ मण्डलों 
को गति देने से रोक सकती दै? ॥ 
दसरे मत के प्रतिनिधियों के विषय सं ऐसा समक पड़ता हं [कि 
उन्हें अरस्तू के उन शब्दों का ज्ञान था जिनकी हमने उद्धृत किया 
अर घोल, देशभर वे यह भी जत थ ति 
वैधाकरणा जोहनीज्‌ । ल्लक निश्चल है; क्योंकि वे नवें मण्डल को निश्चल 
और पूर्व से पश्चिम घूमने का आदि कारण प्रकट करते हैं। परन्तु 
अरस्तू ने भी यह बात प्रमाणित को हैं कि पहला सञ्चालक कोइ वस्तु 
नहीं. पर यदि वे उसे एक गोला, एक मण्डल, आर अपने अन्दर 
किसी दूसरी चीज़ का शामिल रखनवाला तथा निश्चल वताते हैं तो 
इसका एक वस्तु होना अत्यावश्यक है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क 


१५८ अलबेरूनी का भारत । 


इस प्रकार नवें मण्डल की कल्पना असम्भाव्य सिद्ध होती है। | 
अपनी अळमजस्ट नामक पुस्तक की भूमिका में टोलमी के ये शब्द भी 
इसी आशय को लिये हुए हँ-- विश्व की पहली गति का पहला | 
कारण, यदि इम स्वयं गति पर ही विचार करें, हमारी सम्मति के : 
अनुसार एक अदृश्य और निश्चल देवता है, ओर इस विषय.के | 
अध्ययन का हम एक दिव्य अध्ययन कहते हैं । हम उसकी क्रिया को | 
जगत्‌ की उच्चतम उँचाइयों में देखते हैं, पर बह क्रिया उन वस्तुओं |. 
की क्रिया से सर्वथा भिन्न है जिनकी उपलव्धि इन्द्रियों-द्रारा हो 
सकती है |”? 


ये शब्द नवम मण्डल के किसी लक्षण से रहित, आदि सञ्चालक 
के विषय में टोलमी के कहे हुए हैं | परन्तु नवम मण्डल का उल्नेख 
वैयाकरण जोहनीज्ञ ने अपने प्रोझल के खण्डन में किया है । वह 
कहता है-- अफलात को नवें तारारहित मण्डल का ज्ञान न था ।” 
और, जोइनीज्ञ के अनुसार, टोलमी का अभिप्राय इसी से अर्थात्‌ 
नवम मण्डल के निषेध से ही था । 

अन्ततः कई दूसरे लोग ऐसे भी हैं जिनका सत यह है कि गति 
को अन्तिम सीमा के पीछे एक अनन्त निश्चल वस्तु, या अनन्त शून्य, 
या कोई ऐसी चीज़ है जिसके विषय में वे कहते हैं कि बह न शूल्तर 
ही है और न परिपूर्ण ही। परन्तु हमारे विषय के साथ इन वादों का 
कोई सम्बन्ध नहीं । 


बलभद्र की बातों से यह जान पड़ता है कि वह उन लोगों से 
सहमत है जो यह समभते हैं कि एक व्योम या अनेक व्योम एक 
दृढ वस्तु है जो कि सारे भारी पिण्डों का समता में रखती श्र उन्हें 
उठा कर ले जाती है, और मण्डलों से ऊपर है। बलभद्र के लिए 


CC-0. In FUNCIPONEOPES SHOES SEREN EEE Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha > 


बीसवाँ परिच्छेद । १५४ 
ऐतिल्व को चल्लु-दृष्टि से अच्छा समझना उतना ही सुगम है जितना 
कि हमारे लिए सन्देह को स्पष्ट प्रमाण से अच्छा समझना कठिन है। 


सचाई सर्वथा आर्यभट्ट के अनुयायियों के साथ है जा हमें 
वस्तुतः विज्ञान के बड़े पण्डित जान पड़ते हैं। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि 
ब्रह्माण्ड का अर्थ आकाश (इथर) और उसके अन्तर्गत सृष्टि की सारी ' 
उपज है । 


११ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इक्कीसवो परिच्छेद । 


\ 


सा नष्ट 


हिन्दुओं के धार्मिक विचारानुसार आकाश ओर. 


एथ्वो का कशन जिसका आवार उनका 
पाराणक साहत्य ह । 


जिन लोगों का उल्लेख हमने पिछले परिच्छेद में किया है उनका 
सत है कि सात ढक्कनाँ की तरह एक दूसरे के ऊपर सात एथ्वियाँ 
। सबसे ऊपर की पृथ्वी का वे सात | 
भागों सें विभक्त करते हैं। इस वात 
में फारसी और हमारे ज्योतिषियों से उनका भेद है। क्योंकि 
फारस के ज्योतिषी उसको किशवर में और हमारे उसे देशों में विभक्त 
करते हैं। इम इसके अनन्तर उनके धाम्सिक नियम के प्रधान 
प्राणों से निकाली हुई कल्पनाओं का एक स्पष्ट विवरण उपस्थित 
करेंगे जिससे इस विषय की निर्व्याज आलोचना हो सके । यदिं 
इसमें कोई बात हमें विचित्र मालूम हो कि जिसके लिए व्याख्या का 
प्रयोजन हो, या यदि हम दूसरों के साथ कोई अनुरूपता देखें, अथवा 
यदि दोनों दल भी निशाने से चूक गये हो, ता हम केवल विषय को 
पाठक के सामने रख देंगे, हिन्दुओं पर आक्षेप करने या उनका 
निन्दा करने के उद्देश से नहीं, बरन केवल उन लोगों के मनों का 
तीच्ण करने के लिए जो कि इन वादों का अध्ययन करते हैं । 


सात प्रथ्वियों पर । प्रु ११२. 


०० 


CC-0. In FUN SEIDEN 100 10104 4210 10/58/0031 री By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha क 


इक्कोसवाँ परिच्छेद । १६१ 


पृश्वियोँ की संख्या तथा ऊपर की पृथ्वी के भागों की संख्या के 
विषय में उनका आपस में कोई मत-भेद नहीं, परन्तु उनके नामों 
वर्क अत्ते और इन नामों के अक्रम के विषय में उनका 
भेद जिसका कारण भाष। मत-भेद है । में समझता हूँ इस भेद का कारण 
की विपुलता उनकी भाषा का महा वाग्प्रपञ्च है, क्योंकि 
चे एक ही वस्तु को बहुत से नामों से पुकारते हैं । उदाहरणाथ, उनके 
अपने ही कथन के अनुसार, वे सूर्य को एक सहस्र भिन्न-भिन्न नामों 
से पुकारते हैं, जिस प्रकार अरवियों में सिंह के लिए प्रायः उतने ही 
नाम हैं । इनमें से कुछ नाम तो मौलिक हैं, ओर कुछ उसके जीवन 
या उसके कामें और कार्यशक्तियां की बदलती रहनेवाली अवस्थाश्रों 
से लिये गये हैं | हिन्दू और उनके सदृश दूसरे लोग इस विपुलता 
पर गर्व करते हैं परन्तु वास्तव में भाषा का यह एक भारी दोष है । 
क्याँकि भाषा का यह काम हैं कि वह सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आर 
उसके कार्यों का एक नाम रक्खे । यह नाम सर्वसम्मति से रक्खा 
जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इसको दूसरे के मुख से सुन कर 
बोलनेवाले के आशय को समझ जाय । इसलिए यदि एक ही नाम 
या शब्द का अ्रथ विविध प्रकार की बस्तुयें हां ता इससे भाषा का 
दोष प्रकट होता है और सुननेवाले का मजबूर होकर बोलनेवाले 
से पूछना पड़ता है कि तुम्हारे शब्द का मतलब क्या है। और इस 
प्रकार प्रस्तुत शब्द को निकाल करं उसके खान सें उसके सदृश 
किसी दूसरे पर्याप्त स्पष्ट अर्थवाले शब्द का, या वास्तविक अर्थों को 
बयान करनेवाले किसी विशेषण को रखने का प्रयोजन होता है । 
यदि एक ही चीज़ को अनेक नामां से पुकारा जाता हो, अर इसका 
कारण यह न हो कि मनुष्यों की प्रत्येक जाति या श्रेणी अलग-अलग 
शब्द का व्यवहार करती है, और, वास्तव में, एक ही शब्द पर्याप्त 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६२ अल्बेरूनी का भारत | 


हा, तो इस एक शब्द को छोड़कर शेष सब शब्द केवल निर्थक, 


लोगों का अन्धकार में रखने के साधन, और विषय को रहस्यमय 
बनाने की चेष्टा के सिवा ग्रौर कुछ नहीं । चाहे कुछ हो, इर हालत 
में यह विपुलता उन लोगों के मार्ग में टुःखदायक कठिनतायें उपस्थित 
करती है जो कि सारी भाषा को सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहः 
सर्वथा निष्प्रयोजन है, और इसका परिणाम केवल समय का 
नाश है । 


मेरे मन में अनेक वार यह विचार उत्पन्न दाता है कि ग्रन्थों के 
रचयिताग्रों ओर ऐतिह्य के सञ्चालकों का एक निश्चित परिपाटी में 
पृथ्चियां का उल्लेख करना पसन्द नहीं; वे उनके नामों का उल्लेख 
करके ही बसे कर देते हैं या पुस्तकों की नकुल करमेवालों ने ही 
स्वेच्छया पाठ को बदल दिया है। क्‍योंकि जिन लोगों ने मेरे लिए पाठ 
का अनुवाद किया था और मुझे उसकी व्याख्या समझाई थी वे भाषा 
के पूर्ण ज्ञाता थे, ओर वे ऐसे व्यक्ति न थे जो स्वेच्छया कपट करने के 
लिए प्रसिद्ध हों । 


नीचे की तालिका में प्रृश्बियों के नाम, जहाँ तक वे मुझे मालूम 
हैं, दिये जाते हैं हमारा बड़ा भरोसा उस सूची पर है जो कि 
आदित्यपुराण के आदित्यपुराण से ली गई है, क्योंकि यह प्रत्यक 
अवार शन्विं। अलग पृथ्वी और आकाश को सूर्य के अवयवों 
के एक अलग अवयव के साथ सिल्लाती हुई एक निश्चित नियम का 


अनुसरण करती है । आकाशो का खोपड़ी से लेकर गर्भाशय तक कं. 


अवयवों के साथ, श्रौर प्रथ्वियो को नाभि से लेकर पैर तक के भागों 
के साथ जोड़ा गया है । मिलान की यह रीति उनके अनुक्रम को 
प्रकाशित करती हे,-्।र इसे गड़बड़ से वचाती है:--- 


COO IRUIGROMSIT DIS 0 000) 1.10 008 0,226 20 2०226 /01 ् In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दि x ( Reh ) ® 3 

| Rls | BIR | RhlRh | bhbyjrle RIbrkars | (}) Its | ४112 1४४ छठ 
ँ CUE 8. 5 3 
। Leah । Leah | Leah । Leah | leak |. । [४5४ | | 1४७४ 1५२ ह 
४ ४ छ 
(५४ 102 Iw 28 19% Ieih| Rl BIR BDksss | ७४ PRL 
५ र है अक" र र ~ है. < `. || 100 ० 
फु BIB ता मी | bins | Biss hos | Blot | 1014 ५० | &॑ ह 
_ |‘pe-peR | Re-lnry Hjkrmihlh wjke-nlp | 100० | wees | njftmse | र 
« ७ 5 
रपट Blblh RR 101४ | Bk | फेरो) | (4) 1४३४ | Ells | | 1112 bs ८. 
= >> बट: eee Se El क” हक हा छ क |; | ण थू 4 पि TS BIN छ 
i (ous | Beh (b) nna 00४३७ Be | Bhs Bhs | mlxhMsk] ह 
45 त 
| 0121102 | Bue (0) 2116£0 (0)211812 Biplb | ४१४७ 2112 | nib फन | =p 5 
| lb 3 IBID] ११५ 6 3 
| 1292 फशड०0) | . ४४४ ४५० IB a 2 
Rs | 535 | 1121९] 8900] ५: 1७२६ < | म्पु 11 bu] wih a र 
छ है छ RI न बसी | f , 3 छ | उँ छ? क ७१ 
क 21 6 

७ 3 के & टर डे } | 1०9 1५ [2558] 8 


१६४ अलबेरूनी का भारत । 


वायु-पुराण के अनुसार सात प्ृथ्वियों पर 
रहनेवाले आध्यात्मिक प्राणी । 


दानवों में से--नसुचि, शङ्क, कबंध (१), निष्कुकाद (१) 
शुलदन्त, लोहित, कलिङ्ग, श्वापद; और सपोँ का खामी--धनखय, 
कालिया दैत्यों में से--सुरक्षस्‌, महाजम्भ, हयग्रीव, कृष्ण, जनते (१) 
शाङ्खाखष, गोमुख; और राक्षसों में से--नील, मेघ, क्रथनक, महो- 
ष्शीष, कम्बल, अश्वतर, तन्तक । 

दानबों में से--रद (?) अनुह्राद, अग्निमुख, तारकाक्ष, त्रिशिरा 
शिशुमार; ओर राक्षसो में से--च्यवन, नन्द, विशाल आर इस 
लोक में अनेक नगर हैं। 

दैत्यां में से-कालनेमि, गजके, उज्जर (?); ओर राक्षसों में 

से-_सुमालि, मुज, वृकवक्त्र, और गरुड़ नामक बड़े-बड़े पत्ती । दैत्यों 
विरोचन, जयन्त (?), अग्निजिह, हिरण्या्व; आर राक्षसं 
विद्युजिह, महामेघ, कर्मार साँप, स्वस्तिकजय । 


छठ ११४ 


से 
से 


देत्यों में से--कस रि; और राक्षसें में से--ऊर्ध्वकुज (१), शत- 
शीर्ष, अर्थात्‌ सौ सिरवाला, जे कि इन्द्र का मित्र है; वासुकि साँप । 
राजा बलि; ऑर दैत्यो में से मुचुकुन्द । इस लोक में राचसों के 
लिए अनेक घर हैं, और विष्णु वहाँ रहता है, थर सांपों का स्वामी शेष | 
प्रथ्वियों के बाद आकाश हैं। ये एक दूसरे के ऊपर सात 
मंज्ञिलों कं सदृश स्थित हैं। इनको लेक कहते हैं जिसका अर्थ 
सात आकाशों पर । “एकत्र होने का स्थान” है । इसी प्रकार यूनानी 
Fi ह पगा भी आकाशों को एकत्र होने के स्थान 
प्रमाण । समभा करते थे । . वैयाकरण जाहनीज़ परोस 
के खण्डन में कहता है; “कई तच्ववेत्ता यह समझते थे कि गल्लकस- 


CC-0. In Public POMEIDPEESe SEEN SEER By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha i 


इक्को सवाँ परिच्छेद । १६५ 


यास अर्थात दूध नामक व्योम, जिससे उनका तात्पय आकाश-गङ्गा 
से हाता था, सज्ञान आत्माओं का निवास-स्थान है ।” कवि होमर 
कहता है--“तूने निर्मल आकाश को देवताओं का सनातन वास 
खान बनाया है। हवायें उसे हिलाती नहा, मह उस भिगोते नहीं 
र वफ उसे नष्ट नहीं करती । क्योकि उसमें ढकने वाले मेघ से 
रहित एक समुज्वल प्रकाश है ।? 
अफलातू कहता है- “परमेश्वर ने सात ग्रहा से कहा, तुम दवो 
के देव हा और में कम्मों का जनक जिसने तुम्हें ऐसा 
बनाया कि कोई प्रलय सम्भव नहीं; क्योंकि वाँधी हुई वस्तु 
यद्यपि खुल सकती है पर जव तक इसकी व्यवस्था उत्तम बना ह 
रहती है इसका नाश नहीं हे! सकता है |? 
अरिस्टाटल (अरस्तू) सिकन्दर क नाम अपना एक चिट्ठी मं 
कहता है--'“जगत्‌ सारी सृष्टि की व्यवस्था है। जा जगत्‌ क ऊपर ह 
और जो उसके पाश्वों को घेरे हुए है, वह देवताओं का वास-स्थान 
है। आकाश देवताओं से परिपूण हे। इन देवताओं का हस तारागण 
कहते हैं |!” उसी पुस्तक के किसी दूसरे स्थक्ष में वह कहता है-- 
“पृथ्वी का जल, जल का वायु, वायु का अग्नि, और अग्नि को आकाश 
घर) घेरे हुए है । इसलिए सबसे ऊँचा खान देवता का वास- 
खान है, और सबसे नीचा जल-जन्तुओं का घर है |? 
वायु-पुराण में भी इसी प्रकार का एक वाक्य है कि प्रथ्वी को 
जल, जल के! शुद्ध अग्नि, अग्नि को वायु, वायु का आकाश, आर 
आकाश को उसका स्वामी थामे हुए 
पृथ्वियों के नामों के सदृश लोकों के नामों में भेद नहीं है। 
केवल उनके क्रम के विषय में ही मतभेद है । हम इन लोकों के नामों 
को पहली के सद्दश एक तालिका में प्रकट करते हं । 


१५ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६६ अलबेरूनी का भारत । 
rs -, 
आदित्य-पुराण के ft आदित्य, वायु और 
'आकाशों को संख्या । | सार वे सूर्य के किन | विष्णु-पुराश के अनु 
अङ्गा का दिखलाते है। | सार उनके नाम । 


आसाशय | भूलोक 
रे छाती सुवलोक 
El ' सुह स्वर्लोक 
5 Veni . | सहरलोक 
प साथा जनलोक 
द्‌ | ( साथे के ऊपर ) | तपोलोक 
७ | खोपडी | सत्यलोक 


एक पतञ्जलि की पुस्तक के टीकाकार को छोड़ कर वाको सब 

पतञ्जलि के टीका- हिन्दुओं की प्रथ्वियों के विषय में यही कल्पना है। 
कार की आलोचना। उसने सुना था कि पितरों या बापों के एकत्र होने 
का स्थान चन्द्रमा के मण्डल में है।यह ऐतिह्य ज्योतिषियां के 
सिद्धान्तों पर बना है| फलतं: उसने चन्द्रमण्डल को पहला 
आकाश बनाया जब कि उसे चाहिए था कि इसको भूर्लोक से अभिन्न 
समभता । क्योंकि इस रोति से एक ही आकाश बहुत ज़ियादा हो 
जाते थे, इसलिए उसने फल के स्थान, स्वर्लोक, को छोड़ दिया | 

इसके अतिरिक्त यही लेखक एक ओर वात सें भी मतभेद रखता 
है । उसने ब्रह्मलोक को सत्यल्लोक के ऊपर रक्खा है क्योंकि सातवें 
लोक अर्थात्‌ सयलोक को पुराणों में ब्रह्मलोक भी कहा गया है, जब कि 
यह समभन्रा बहुत. अधिक युक्तिसङ्गत हाता कि इस सम्बन्ध में 
एक ही चीज़ को दो भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा गया है । पिठूलोक 


११६ 


ye] 
छ 


CC-0. In FEE POTENCIES 2 ५7210 0५2 2501 0 51 2 Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha se 


इक्कोसवाँ परिच्छेद । १६७ 
को भूर्लोक से अभिन्न दिखलाने के लिए उसे चाहिए था कि स्वर्लोक 
के खान में ब्रह्मतोक को छोड़ देता । 

यह तो सात प्रथ्वियों और सात आकाशों की वात हुई । अब हम 
सबसे ऊपर की पृथ्वी के विभाग और तत्सम्बन्धी विषयों का वर्णत करेंगे। 
दीप (द्वीप) दापू का भारतीय नाम है। सङ्गल दीप (सिंहल द्वीप) 
जिसको हम सरान्दीव कहते हैं, और दीबजात ( मालदीव आर 
द्वोपों और समुद्रो लंकादाव ) इसी प्रकार के शब्द हैं। दावजात 


'की पद्धति । बहुसंख्यक टापू हैं, ये जीणे हो जाते हैं, घुल्ल 


जाते और चपटे हो जाते हैं, और अन्त को जल के नीचे अन्तरद्धान हो 
जाते हैं, इसके साथ ही उसी प्रकार की दूसरी रचनायें रेत की धारी 
के सहश पानी के ऊपर प्रकट हेने लगती हैं। यह धारी निरन्तर बढ़ती 
उठती, और फैलती रहती है। पहले टापू के अधिवासी अपने घरा का 
छाड कर नये टापू पर जा वसते ओर उसे आवाद कर देत 
हिन्दुओं के धाम्मिक ऐतिह्यों के अनुसार, जिस पृथ्वी पर हम रहते 
हैं बह गोल और समुद्र से घिरी हुई है । इस समुद्र पर काल्लर के सद्दश 
एक पृथ्वी स्थित है, और इस प्रथ्वी पर फिर एक गोल समुद्र कालर 
की तरह है । शुष्क कालरों की संख्या, जिनको द्वीप कहा जाता है, 
सात है, और इसी प्रकार समुट्रों की संख्या है । द्वोपों आर समुद्रों का 
परिमाण ऐसी श्रेढी से बढ़ता है कि प्रत्येक द्वीप अपने पूर्ववर्ती द्वीप से 
दुगना, ओर प्रत्येक समुद्र अपने पूर्ववर्ती समुद्र से ठुगना है अर्थात्‌ 
दाने की शक्तियों,की-श्रेढी में है। यदि मध्यवर्ती प्रथिवी का एक गिना 
जाय तो सारी सात प्ृथ्वियों का परिमाण कालरों के तार पर प्रकट करते 
हुए १२७ है । यदि मध्यवर्ती प्रथ्वी का घेरनेवाले समुद्र को एक गिना 
जाय ते सारे सात समुद्र का परिमाण कालरों के रूप में प्रकट करते हुए 
१२७ है । प्रथ्वियों और समुद्रो दोनों का सम्पूर्ण परिमाण २५४ है। 


००-०. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६८ अलबेरूनी का भारत । 


पतञ्जलि को पुस्तक के टीकाकार ने मध्यवर्ती प्रथ्वी का परिमाण 
१००००० योजन लिया है । इसके अनुसार सारी प्रथ्वियां का 
बायुपुराण और परिमाण १२७००००० योजन होगा । इसके 
Ue अतिरिक्त वह मध्यवर्ती प्रथ्वी को घेरनेवाल्ले 
समुद्रों का परिमाण । समुद्र का परिमाण २००००० योजन लेता है। 
तद्नुसार सारे समुट्रों का परिमाण २५४००००० योजन और सारी 
पृथ्वियों और सारे समुद्रों का सम्पूर्ण परिमाण ३८१००००० योजन 
होगा । परन्तु खुद ग्रन्थकार ने ये सङ्कलन नहीं किये | इस लिए हम उसके 
अङ्क का अपने अङ्गां के साथ मिलान नहीं कर सकते । परन्तु वायु- 
पुराण कहता है कि सम्पूर्ण पृथ्चियों और समुद्रो का व्यास ३७४००००० 
योजन है । यह संख्या उपर्युक्त ३८१००००० योजनों के साथ नहीं 
मिलती । जब तक हम यह न मानलें कि प्ृथ्वियों की संख्या केवल 
छः है और श्रेढी २ के खान में ४ से आरम्भ होती है तब तक इसका 
कोई कारण नहीं बताया जा सकता । समुद्रों की ऐसी संख्या सम्भ- 
वतः इस प्रकार बताई जा सकती है कि सातवाँ समुद्र छोड़ दिया 
गया है, क्योंकि ग्रन्थकार केवल भूखण्डों के परिमाण को ही जानना 
चाहता था, इसीने उसको घेरनेवाले अन्तिम समुद्र का गिनती में से 
छोड़ देने के लिए प्रवृत्त किया । परन्तु यदि उसने एक वार भूखण्डों 
का उल्लेख किया है ता उसे उनको घेरने वाले सारे समुद्रों का भी 
ज़िक्र करना चाहिए था । उसने २ के स्थान में श्रेटी का ४ से क्यों 
आरम्भ किया है इसका कारण मैं परिगणना के प्रतिपादित नियमों 
से कुछ नहीं बवा सकता । 
प्रत्येक द्वीप और समुद्र का जुदा-जुदा नाम है। जहाँ तक हमें 
मालुम है हमं उनको पाठकों के सन्मुख नीचे की तालिका में रखते 
हैं, और आशा करते हैं कि पाठक हमें इसके लिए क्षमा करेंगे। 


CC-0. In ERG PONE SIUENIE SEINE EERIE Be Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° ब 


क | 1000 les | 1 ४1४ Ip BE । i it 1 |. 
uy । 0010 | UA | pnts ५०४४ wh 2490 | 1218) wees | | 1002-04 | ० 
के । ३ | । ४12 1% BE । 92 1५ ® 
। 2३ | । a । 1011७ मरि wh ‘ls | plats PIRI । *18-४७॥७ | ऐ 
| 1121210 19 2281 
| 3 गर £:-1911122112: 
। 0111218]£. | 12,921 । We eyes 142 । 1912 ‘els 121181& hlE-Rjhals | दे 
| । beh | । Me 1% ४७ | | । १६ 
। Fb hte 11५४ NA 5 नि त Fs Biol 
Sl ks | | 018 ‘hyn xh “ir | | 12116 8 सु LEI 
4 ज । EIR | । 111): 1% DE ५२0 । ) Mbreb: Rs 
छ I | Hare INR ५8]४७॥॥४ | | 1210 8110२ ॥118-00% | है 
हि । 1112 1% Bf || । B® 
) ) । १, ! Be 
कटु । BB :9२11; । Be 12]1816 कट hh 91200 1 ९ 1812 ५२२10112 । 11:£-4:110 ट 
ग | । ple 1112 1५: BE || । ५४१९ ८ 0 
४5५15 1 ७ ॥ < Eels 
। YR ४४७ बि ॥ plats DD ५२० ‘Exe | Pils 0२2२ ॥ ०१९ 
दद | 
क क हनि की की | क्र 
> 2. त 
12 bl 12123 1. ble | FA?) hte 9 2 
७8 के ह जक रे हि FE 
। 90. 1 पपतल ~ 
DEORE MIR 1% RJENh 135] 
ङ 0१) कि 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७० अलबेरूनी का भारत । 


इस तालिका में जो भेद दिखाई देते हैं उनका कोई भी यक्ति 
सङ्गत कारण नहीं बताया जा सकता | परिगणना के स्वच्छन्द 
नेमित्तिक परिवतनों के सिवा इनकी उत्पत्ति आर किसी दूसरे 
स्रोत से नहीँ हा सकती । इन ऐतिह्यों में से सबसे अधिक 
योग्य मत्स्य-पुराण का ऐतिह्य है, क्योंकि यह ट्वीपों और समुद्रो की 
गिनती एक-दूसरे के बाद एक नियत क्रस से करता है, अर्थात्‌ ट्रीप 
के इदे-गि्द समुद्र और समुद्र के इदे-गिद ट्रीप, और परिगणना 
केन्द्र से चलकर परिधि की ओर जाती है । 

अब हम यहाँ कुछ सजाति विषयों का उल्लेख करेंगे, यद्यपि 
पुस्तक के किसी दूसरे स्थल में उनका वर्णन करना शायद अधिक 
दुरुस्त हाता । 

पतञ्जलि की पुस्तक का टीकाकार, जगत्‌ के परिमाण को निश्चय 
करने की इच्छा से, (अपनी गणना) नीचे से आरम्भ करता है और 

पतज्ञलि के टीकाकार कहता है--“श्रन्धकार का परिमाण एक कोटि 
के प्रमाण । और ८५ लक्त योजन, अर्थात्‌ १८०००००० 


एष्ट ११८ 


-योजन है । 

“इसके बाद नरक हैं जिनका परिमाण १३ कोटि और १२ लच 
अर्थात्‌ १३१२००००० योजन है । 

“इसके बाद एक लक्ष, अर्थात्‌ १००००० योजन का अन्धः 
कार है। 

“इसके ऊपर ३४००० योजन की वञ्जभूमि है। इसका यह 
नाम इसकी कठिनता के कारण है | क्योंकि वज शब्द का अर्थ 
हीरा है 

“इसके ऊपर ६०००० योजन की गर्भ नामक मध्यवर्ती पृथ्वी है। 

“इसके ऊपर ३०००० योजन की स्वर्ण-भूमि नामक प्रथ्वी है । 


CC-0. In Public POWERFUL 80 2131 90220 22 0 20251 0 03118 न By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ब 


इकीसवाँ परिच्छेद । १७१ 

“इसके ऊपर सात पृथ्वियाँ हूँ । इनमें से प्रत्येक १०००० 
याजन की है, जिससे सम्पूर्ण संख्या ७०००० योजन वनती है । इनमें 
से ऊपर की पृथ्वी वह है जिसमें द्रीप और समुद्र हैं। 

“मीठे पानी के समुद्र के पीछे लाकालाक है जिसका अर्थ है 
न इकट्टो होने का स्थान, अर्थात्‌ सभ्यता और अधिवासियों से 
शून्य जगह ।?” 

“इसके बाद एक कोटि अर्थात्‌ १००००००० की सोने की भूमि 
है; इसके ऊपर ६१३४००० याजन का पिठ्लाक हैँ । 

“<न सात लोकों के साकल्य, जिसे ब्रह्माण्ड कहते हैं, का 
परिमाण १५ कोटि अर्थात्‌ १५००००००० योजन है । रौर इसके 
ऊपर सबसे नीचे के अन्धकार के सदृश १८५००००० याजन का 
तमसू अर्थात्‌ अन्धकार है |? 

हमें ता सातों समुद्रो-सहित सातों पुथ्त्ियाँ का गिनना पहले 
ही से कठिन मालूम होता था, और अब यह प्रन्थकार समझता है 
कि हमारी पहले ही की गिनाई हुई प्रथ्वियाँ के नीचे कुछ और नई 
पृथ्वियाँ निकाल कर बह इस विषय को हमारे लिए अधिक सुगम और 
रुचिकर बना सकता है ! 

सहश विषयों का वर्णन करते हुए विष्णु-पुराण कहता है--' सबसे 
निचली -सातत्रीं प्रथ्वो के नीचे एक सप है | इसका नाम शोषाख्य है, 
जञा आध्यात्मिक प्राणियों में पृज्य है । इसे अनन्त भी कहते हैं । इसके 
एक सहस्र सिर हैं रौर यह प्रथ्वियों का उठाये हुए है, परन्तु 
उनके भारी वज़न इसको व्यथित नहीं करते । ये प्रथ्वियाँ, जा एक- 
दुसरे के ऊपर ढेर की तरह रक्खी हुई हैं, सुख और उत्तम पदार्थों 
से सम्पन्न, मंणि-मुक्ताओं से अलंकृत, अर सूये तथा चन्द्र की रश्मियों 
से नहीं बल्कि अपनी ही रश्मियों से आलोकित हैं । ये सूर्य और चन्द्र 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७० अलबेरूनी का भारत । 


इस तालिका में जो भेद दिखाई देते हैं उनका कोई भी युक्ति- 
सङ्गत कारण नहों बताया जा सकता । परिगणना के स्वच्छन्द, 
नेमित्तिक परिवर्तनों के सिवा इनकी उत्पत्ति और किसी दूसरे 
स्रोत से नहीं हो सकती । इन ऐतिह्यों में से सबसे अधिक 
योग्य सत्स्य-पुराण का ऐतिह्य है, क्योकि यह द्वीपों और समुद्रो की 
गिनती एक-दूसरे के बाद एक नियत क्रस से करता है, अर्थात्‌ ट्रीप 
के इदे-गिदे समुद्र और समुद्र के इदे-गिदे ट्रीप, और परिगणना 
केन्द्र से चलकर परिधि की ओर जाती है । 

अब हस यहाँ कुछ सजाति विषयों का उल्लेख करेंगे, यद्यपि 
पुस्तक के किसी दूसरे स्थल में उनका वर्णन करना शायद अधिक 
दुरुस्त हाता । 

पतञ्जलि की पुस्तक का टीकाकार, जगत्‌ के परिमाण को निश्चय 
करने की इच्छा से, (अपनी गणना) नीचे से आरम्भ करता है और 
_ पतञ्जलि के टीकाकार कहता है--“अन्धकार का परिमाण एक कोटि 
क सा)! और ८५ लक्ष योजन, अर्थात १८०००००० 

2 ~ 


शष्ठ ११८ 


योजन है । 
tt के ~ 
दसक बाद नरक हं जिनका परिमाण १३ कोटि और १२ लक्ष 
अर्थात्‌ १३१२००००० योजन हे | 
tt 
इसके बाद एक लक्ष, अर्थात्‌ १००००० योजन का अन्ध- 
कार है । 
Ctra गे | 
इसके ऊपर ३४००० योजन की वञ्रभूमि है। इसका यह 
नाम इसकी कठिनता के कारण है। क्योंकि 
हीरा है । 
८६ के ५ ~ ७ 
ह ऊपर ६०००० योजन की गर्भ नामक मध्यवर्ती पृथ्वी है। 
इसक ऊपर २०००० योजन की स्वर्ण-भूमि नामक पृथ्वी है | 


वज्र शब्द का अर्थ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इकीसवाँ परिच्छेद । १७१ 


“इसके ऊपर सात प्रृथ्वियाँ हँ । इनमें से प्रत्येक १००००. 
याजन की है, जिससे सम्पूर्ण संख्या ७०००० योजन वनती है । इनमें 
से ऊपर की पृथ्वी वह है जिसमें ट्रीप और समुद्र हैं । 

मीठे पानी के समुद्र के पीछे लेकालेक है जिसका अर्थ है 
न इकट्ठ होने का स्थान, अर्थात्‌ सभ्यता और अधिवासियों से 
शून्य जगह ।? 

“इसके बाद एक कोटि अर्थात्‌ १००००००० की सोने की भूमि 
है; इसके ऊपर ६१३४००० योजन का पितृलोक है 

“इन सात लोकों के साकल्य, जिसे ब्रह्माण्ड क हैं, का 
परिमाण १५ कोटि अर्थात्‌ १५००००००० योजन है | और इसके 
ऊपर सबसे नीचे के अन्धकार के सदृश १८५००००० योजन का 
तमस्‌ अर्थात्‌ अन्धकार है |? 

हमें ता सातो समुद्रों-लहित सातों प्रथ्त्रिया का गिनना पहले 
ही से कठिन मालूम होता था, और अब यह ग्रन्थकार समभता है. 
कि हमारी पहले ही की गिनाई हुई पृथ्वियां के नीचे कुछ और नई 
प्रथ्वियाँ निकाल कर वह इस विषय को हमारे लिए अधिक सुगम आर 
रुचिकर बना सकता है! 

सहश विषयों का वशेन करते हुए विष्णु-पुराण कहता है-'“सबसेः 
निचली -सातत्रीं प्रृथ्वो के नीचे एक सर्प है । इसका नाम शेषाख्य है, 
जा आध्यात्मिक प्राणियों में पुज्य है । इसे अनन्त भी कहते हैं । इसके 
एक सहस्र सिर हैं श्रार यह प्रथ्वियां का उठाये हुए है, परन्तु 
उनके भारी वज़न इसको व्यथित नहीं करते । य प्रृथ्वियाँ, जा एक- 
दूसरे के ऊपर ढेर की तरह रक्खी हुई हैं, सुख और उत्तम पदार्थों 
से सम्पन्न, मंणि-मुक्ताओं से अलंकृत, ओर सूर्य तथा चन्द्र की रश्मियों 
से नहीं वल्कि अपनी ही रश्मियां से आलोकित हैं ये सुर्य और चन्द्र 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७२ अलबेरूनी का भारत । 


उनमें नहीं उदय होते । इसलिए उनका ताप सदा समान रहता है, 
उनमें चिरस्थायी सुगन्धित फूल, पेड़ों के कुसुम और फल हैं; उनके 
अधिवासियों में समय की कोई कल्पना नहीं, क्योंकि गतियों को 
'गिनने से उन्हें इनका ज्ञान नहीं हाता । उनका परिमाण ७०००० 
योजन, और उनमें से प्रत्येक का १०००० योजन है । नारद ऋषि 
इनको देखने ओर इनमें बसनेवाले दो प्रकार के प्राणियों, देयो 
और दानवों, से परिचय लाभ करने के लिए नीचे आया । जव उसने 
यहाँ आकर खगे के आनन्द्‌ को इन प्रथ्वियों के आनन्द के सामने 
तुच्छ पाया ता उसने देवताओं के पास जाकर अपना वृत्तान्त सुनाया, 
ओर अपने वर्णन से उनकी प्रशंसा का जागृत किया |? 
इसके आगे यह वाक्य है:--““मीठे पानी के समुद्र के पीछे स्वर्ण- 
भूमि है । यह सारे ट्रीपों और समुद्रों से दुगनी है, पर इसमें न मानव 
हो रहते हैं आर न दानव ही । इसके पीछे लोकालेक नामक 
१०००० याजन ऊँचा आर उतना ही चोडा पर्वत है। इसका 
सारा परिमाण ५० कोटि अर्थात्‌ ५०००००००० योजन 
है | » इस समस्ति का हिन्दुओं की भाषा में कई दफे धातृ अर्थात्‌ 
सब वस्तुओं को धारण किये हुए, और कई द्फे विधात गत्‌ सब 
वस्तुओं को छोड़े हुए कहा गया ड क दसी प्राणी ड न कि 
भा कहलाता है । इनके अतिरिक्त इसके और भी विविध नाम हैं | 
ये नाम भी उसी तरह भिन्न हैं जैसे शून्य के विषय में लोगों की राय 
एक-दूसरे से भिन्न है । जिन लोगों का शुन्य में विश्वास है वे उसको 
वस्तुओं के इसकी ओर खिंच आने का कारण बनाते हैं, और जो 
शून्य से इन्कार करते हैं वे कहते हैं कि यह आकर्षण का कारण 
नहीं है । 
` इंसक बाद विष्ण-पुराण का रचयिता लोकों की ओर आता है 


Uys 


एड ११६ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इक्कोसवाँ परिच्छेद । - १७३ 


और कहता है-- प्रत्येक वस्तु, जिस पर पैर रक्खा जा सकता है 
झर जिसमें जहाज़ तैर सकता है, भूर्लोक है 1? यह सबसे ऊपर 
की पृथ्वी के उपरितल का आकार मालूम होता है। वह वायु, जो कि 
सूर्य और प्रृथ्वी के बीच है, जिसमें सिद्ध, मुनि, और गानेवाले 
गन्धर्वं इधर-उधर विचरते हैं, झुवर्लोक दै । ये सारी तीन भूमियाँ 
तीन प्रथ्चियाँ कहलाती हैं | जो इनके ऊपर है व ह व्यास-मण्डल 
अर्थात्‌ व्यास का राज्य है | पृथ्वी और सूर्य के वीच का अन्तर 
१००००० योजन है और सूर्य तथा चन्द्र के वीच की दूरी भी इतनी 
ही है । चन्द्र आर बुध के वीच का अन्तर दो लक्ष अर्थात्‌ २००००० 
योजन है, और बुध और शुक्र के वीच भी इतना ही अन्तर है। शुक्र 
और मङ्गल के बीच, मङ्गल और दृहस्पति के बीच, बृहस्पति और 
शनैश्वर के बीच के अन्तर बरावर-बराबर हैं | इनमें से प्रत्येक २००००० 
योजन है । शनैश्चर और सप्षषि के वीच १००००० योजन का, और 
सप्तर्षि और ध्रुव के बीच १००० योजव का अन्तर है । इसके ऊपर 
२ करोड़ योजन की दूरी प्र महलोक है; उसके ऊपर ८ करोड़ की 
दूरी पर जनःलोक है; उसके ऊपर ४८ करोड़ के अन्तर पर पिठ्लोक 
है; उसके ऊपर सत्यलोक है। 

परन्तु यह संख्या पतञ्जलि की पुस्तक के टीकाकार क प्रमाण से 
बताई हुई हमारी पहली संख्या, अर्थात्‌ १५०००० योजन से तिगुती 
से भी अधिक है । परन्तु प्रत्येक जाति के लिपिकारों और लेखकों की 
ऐसी ही रीति है, और मैं पुराणों के अध्येताओं को इस देशष से 
रहित नहीं कह सकता क्योंकि उनका पाण्डित्य शुद्ध नहीं । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७ ७09 ८२" ७०९ 
बाइसवा पारच्छद । 
SDS ES 
घ्रुवप्रदेश के विषय में ऐलिझ । 


हिन्दुओं को भाषा में .कुत्व को ध्रुव और धुरी का शलाक कहते 
हैं । हिन्दुओं में, उनके ज्येतिषियां का छोड़ कर बाकी सभी लोग 
पा कस सदा एक ही ध्रुव कहते हैं। इसका कारण, 
की कया [ जसा कि हम पहले वता आये हैं, उनका 
आकाश के गुम्बज्‌ में विश्वास है । वायु-पुराण के अनुसार आकाश ध्रुव 
के गि कुम्हार के चक्के की तरह घूमता है, ओर ध्रव, अपने शात 
का विना बदले, अपने इ्द-गिरद धूमता है । यह परिश्रमश ३० ुहूत्त 
अर्थात्‌ एक दिन-रात में समाप्त होता है। 


दक्षिणाश्रुव के विषय में मैंने उनसे एक ही कथा या ऐतिद्य 
सुना है और वह यह है। एक समय सोमदत्त र 
राजा था। अपने पुण्य-कम्मों के कारण वह स्त्रर्ग का अधिकारी बन 
गया था; परन्तु वह यह पसन्द नहीं करता था कि दूसरे लोक में 
जात समय उसके शारीर का उसकी आत्मा से चीर कर अलग कर 
दिया जाय । श्रब उसने वसिष्ठ ऋषि का बुलाकर कहा कि मुझे अपने 
शरीर«से बहुत मोह है और मैं इससे अलग होना नहीं चाहता । 
परन्तु ऋषि ने उसे उत्तर दिया कि मनुष्य के लिए अपने भौतिक 
शरीर क साथ स्वर्गे में प्रविष्ट होना असम्भव है | इस पर उसने अपनी 
इच्छा का वसिष्ठ के पुत्रों के सामने प्रकट किया; परन्तु इन्होंने उसके 
सुह पर थूक दिया, उसका तिरस्कार किया, और उसे चाण्डाल 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ' 


वाईसवाँ परिच्छेद । १७५ 


के रूप में बदल दिया जिसके कानों में बालियाँ और तन पर कुरत 
( अर्थात्‌ एक छोटी कृमीज्ञ जिसको खियाँ कन्धों के गिर्द पहनती 
हैं और जो शरीर के मध्य भाग तक आती दै ) था । जब इस दशा 
, में वह विश्वामित्र ऋषि के पास आया तो ऋषि ने उसे एक छृशोत्पा- 
दक दृश्य पाया और पूछा कि इस रूप का कारण क्या है ? इस पर 
सोमदत्त ने उसे सारी कथा कह सुनाई । यह वृत्तान्त सुन कर विश्वा- 
मित्र को वड़ा क्रोध आया । उसने एक भारी यज्ञ करने के लिए 
ब्राह्मणों को अपने पास बुलाया । उनमें वसिष्ठ के पुत्र भी थे । 
वह उनसे बोला “मैं इस धर्म्मात्मा राजा के लिए एक 
नया जगत्‌, एक नया स्वग बनाना चाहता हूँ, जिससे इसकी मनः- 
कामना पूर्ण हो जाय |? 

इस पर उसने दक्षिण में धव और सप्तषि बनाना. आरम्भ कर 
दिया, परन्तु राजा इन्द्र और देवता लोग उससे डरने लगे | वे उसके 
पास गये, और उससे विनयपूर्वक प्रार्थना की कि आप इस काम 
को जाने दीजिए, हम सोमदत्त को उसके इसी शरीर में स्वग में ले 
जाते हैं | बे उसे उसी तरह ही खग में ले गये जिससे ऋषि 
दूसरा लोक बनाना छाड दिया, परन्तु जितना वह उस समय तक बना 
चुका था वह वैसा का वैसा वना रहा । 

यह वात सब कोई जानता है कि हम उत्तर ध्रुव को सप्तषि और 
दक्षिण धुव को सुहैल ( Canopus ) कहते हैं। परन्तु हमारे लोगों 
( झुसलिम ) में से कुछ लोग, जो अशिक्षित जनसमुदाय से ऊपर 
नहीं उठते, यह समभते हैं कि आकाश के दक्षिण सें भी उत्तरीय 
सप्तषि के आकार का एक सप्तर्षि है जो कि दक्षिणी ध्रुव के गिर्द 


घूमता है । 
ऐसी बात असम्भव, बल्कि विचित्र भी न होती यदि इसका 


१२ 


प्रु १२० 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७६ अलबेरूनी का भारत । 


ति ७५ 
संवाद काई ऐसा विश्वस्त मनुष्य लाता जिसने कि लम्बी-लम्बी सागरः 
बाजाएँ की दत । निश्चय ही दक्षिशी प्रदेशों में ऐसे-ऐसे तारे देखे 
जाते हं जिनको इम अपने अच्तों में नहीं देखते । 
७ रर NN ९७ क) ~ ००० 
श्रापाल कहता है कि सुलतान के लोगों को ग्रीष्म ऋतु मेँ सुहेल 
(31०१1७ ) की उध्वंसीमा के कुछ नीचे एक लाल तारा दिखाई 
अक) जहार | 
र हरा देता है। इसको वे शूल अर्थात्‌ सूली का शहतीर 
ही । जस पर कहते हैं और हिन्दू इसे अशुभ समभते हैं। 
लजहनी को राय | शिशु- इस न भाद्रपद में दाता छै 
ns इसलिए जब चन्द्रमा पूवेभाद्रपद्‌ में हाता है ते 
: हिन्दू दक्षिण कौ ओर सफर नहीं करते, क्‍योंकि 
यह तारा रास्ते में होता है । । 
च (०२ ७ ~ ~ 
अलजेहानो अपनी “रास्तों की पुस्तक में कहता है कि लड़बालूस 
टापू पर एक बड़ खाई . देता है ल उधर 
rs T MT दिखाई : देता है जिसको कि ज्वर तारा 
७ ह । गहे शरद ऋतु में प्रातः उपा-काल के करीब पूर्व दिशा सें 
खजूर क पड़ जसा ऊंचा दिखाई देता है । इसका आकार छोटे रीछ 
(i B९7) की पूँछ और उसकी पीठ का, और वहाँ स्थित कई 
छोटे-छोटे तारे कावना हु आयत होता है।यह चक्को का बसूळा 
कहलाता है । बह्मगुप्त मीन के सम्वन्ध: में इसका उल्लेख करता है | 
42 लोग उस रूप का वर्णन करते समय जिसमें कि बे तारकाओं 
इस चक्र को प्रकट करते हैं डः च सनाते ॐ 
नता करते हैं, असङ्गत कहानियाँ सुनाते हैं । इस 
८०१ द क रूप एक चतुष्पाद जल-जन्तु के सरश बताया जाता 
२, अर वे इसे शकवर ओर शिशुमार कहते हँ । में समझता हे यह 
~ LS EN ~ ~ & (2 
जन्तु बढी छिपकली है, क्‍योंकि फारस देश में इसे सूसमार कहते हैं 


९5 


जिसकी अव री 
22७० | ब्याज कि सती शब्द शिशुमार के सदृश है। इस प्रकार 
तजु को घड़ियाल और मगर के सहश एक जलज जाति भी 


है । उन कहानियों में से एक यह है | 


Ee CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


6. ७ ०७५ 
बाइसवाँ परिच्छेद । १७७ 


जब ब्रह्मा को मानव जाति के उत्पन्न करने की इच्छा हुई ते 
उसने अपने-आप को दे अधंभागों में विभक्त कर दिया । इनमें से 
दायाँ भाग विरज ओर बायाँ मड कहल्लाया | 
मजु वह व्यक्ति है जिससे कालावधि-विशेष का 
नाम मन्वन्तर कहलाता है। मनु के दो पुत्र थे, प्रियत्रत और उत्तान- 
पाद, अथात्‌ धन्रुष क सरश टाँगों वाला राजा । उत्तानपाद के ध्रव 
नामक एक पुत्र था । वह अपनी सेतेली माता से अनादृत हुआ था। 
इस कारण उसे सव तारकाओ्रों को अपनी इच्छा के अबुसार घुमाने 
की शक्ति मिली थी । वह सबसे पहले सन्वन्तर, स्वायम्भव के मन्व- 
न्तर, में प्रकट हुआ था, और सदा अपने ही खान में स्थित 
रहा है। 

वायु-पुराण कहता हैः-- वायु तारकाग्रों को ध्रव के गिदे दाडाती 
है । ये तारका ध्रव के साथ मनुष्य को न दिखाइ देनेवाले वन्धनों 
. वायुपुरंण और सै वंधी हुई वे कोल्हू के लट्रे के सदृश 
विष्श धम के प्रमाण । गिदाँगिद घूमती हैँ, क्योंकि इस लट्टे का 
पैदा, एक प्रकार से, निश्चल खड़ा है, पर इसका सिरा गिर्दागिदे 
घूमता रहता है |? १ 

विष्णु-धर्म्म कहता है;--“नारणयण के भाई बलभद्र के पुत्र बज्र 
ने मार्कण्डेय ऋषि से ध्रुव का हाल पूछा, ता उसने उत्तर में LA 
कहा:--जब परमेश्वर ने जगत्‌ का उत्पन्न किया तो यह. 
तमोमय शार निर्जल था । इस पर उसने सूर्य के गोले को प्रकाशमान 
झर नक्षत्रों के गोलो का जलमय बनाया | ये नचत्र सूर्य के उस 
पाश्वे से प्रकाश लेते हैं जिसको कि वह उनकी ओर फेरता है । इन 
ताराभ्रॉं में से चौदह को उसने शिशुमार के रूप में ध्रुव के इदे-गिदे 
रख दिया । ये शिशुमार दूसरे नक्षत्रों को ध्रुव के गिदांगिद घुमाते हैं । 


धुव की कथा । 


Ri CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जज . | अलबेरूनी का भारत । 


उनमें से एक, ध्रुव के उत्तर में, उच्चतम ठोड़ी पर, उत्तानपाद है, नीच- 
तम ठोडी पर यज्ञ, सिर पर धम्म, छाती पर नारायण, दोनों हाथो! पर 
पूर्व की ओर दा तारे अर्थात्‌ अश्चिनी वैद्य, दोनों पैराँ पर वरुण, ओर 
पश्चिम की ओर अर्यमन्‌, लिङ्ग पर संवत्सर, पीठ पर मित्र, पूछ पर 
अझि, महेन्द्र, मरीचि, और कश्यप हैं |? 

स्वयम्‌ ध्रुव स्वगं के अधिवांसियों का राजा विष्णु है; इसके 
अतिरिक्त वह समय पर प्रकट होनेवाल्ला, बढ़नेवाला, बूढा होने 
वाला और लोप हो जानेवाला है । 

विष्णु-धस्मं और कहता है:--' यदि सनुष्य इसे पढे भर यथार्थ 
रूप में जान ले तो परमेश्वर उसके उस दिन के पाप क्षमा कर देता है 
और उसकी आयु में जिसकी लम्बाई पहले से नियत होती है अ 
वष और बढ़ा दिये जाते हैं |? 

वे लोग कितने भोले हैं! हम लोगों में ऐसे अ 
श्रोर १०३० के अन्दर अन्दर तारों को EE स 
केवल अपने तारों के ज्ञान के कारण ही परमेश्वर से हन अर जीवन 
जा ण और जीवन 

सभी तार घूमते हैं 
ही होा। 

यदि मुझे काई ऐसा हिन्दू मिल जाता जो उ क्गली के भे 

` इकहरे तारों को दिखला सकता ता मैं उन्हें यून कहा. 
प्रसिद्ध नक्षत्र-आकारों के साथ या कता a 
होते तो भी पड़ोस के तारों के रह सि रे (९७ हर 
दु » मिलाने सें समर्थ हा जाता ! 


१ चाइ उनक सम्बन्ध में धुव की स्थिति कुछ 


७ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेईसवाँ परिच्छेद । 


पुराण-कत्ताओं गरर दूसरे लागों के विश्वासाबुसार 
मेरु प्त का वशीन । 


हम इस पर्वत के वर्णन से आरम्भ करते हैं, क्योंकि यह द्वीपों 

ओर सझुद्रों का, और, साथ ही, जम्बू-द्रोप का केन्द्र है । ब्रह्मगुप्त 
हता है-*प्रथ्वी और मेरु पर्वत के वर्णन के न्ती और मेर पर्वत 

विषय में लोगों को, विशेषत: जो लोग पुराणों १२ हह्मगुत की राव । 
र धास्मिक साहिल का अध्ययन करते हैं, अनेक सम्मतियाँ 
हैं | कई लोग इस पर्वत को प्रथ्वी से बहुत ऊँचा उठा हुआ बताते 
हैं। यह ध्रुव के नीचे स्थित है और तारे इसके पाँव के गिद घूमते 
हैं, जिससे उदय और अस्त होना मेरू पर अवलम्बित है । यह मेरू 
इसलिए कहल्लाता है क्योंकि इसमें यह करने की शक्ति है, और 
क्योंकि सूर्य और चन्द्र का दिखाई देना केवल इसकी चोटी के 
प्रभाव पर आश्रित है । मेरु पर निवास करने वाले देवताओं का दिन 
छः मासों का और रात भी छः मासों की होती है ।” 

ब्रह्मगुप्त जिन अर्थात्‌ बुद्ध की पुस्तक से यह वाक्य उद्धृत करता 
हे— 'मेरु पर्वत चतुर्भुज है, गोल नहीं ।? 

टीकाकार बलभद्र कहता है--“'कई लोग कहते हैं कि पृथ्वी 
चिपटी है, ओर मेरू पर्वत एक प्रकाशमान तथा उत्ती विषय पर बल्ल- 
आलोक देनेवाला पिण्ड है । परन्तु यदि ऐसी ' की राय । 
अवस्था होती तो ग्रह मेरु के अधिवासियों के दिङमण्डल् के गिर्द न 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८० अलबेरूनी का भारत । 


घूमते, और यदि यह प्रकाशमान होता ता यह अपनी उँचाई के 
कारण दिखाई देता, जिस प्रकार कि इसके ऊपर प्रब दिखाई देता है। 
कुछ लाग सरु का सुवण का आर अन्य दूसरे इसे मणियों कां बना 
बताते ह । आयभट्ट समकता है कि इसकी कोई असीम उचाइ नई 
श्रत्युत यह कवल एक याजन ऊँचा है, चतुभुज नहीं बल्कि 
गोल है, यह देवताओं का देश है; प्रकाशमान होते हए 
यह अदृश्य हं क्योंकि यह आवादी से बहुत दर, सर्वथा उत्तर 
के शातल-सण्डल स, अर नन्दन वन नामक जड़ल में हि 
परन्तु यदि इसकी उँचाई बहुत होती, तो ६६ वें भ्रत्तांश पर 
ककवृत्त का दिखाई देना, और कभी हुए विना सदा दृष्टिगोचर 
हान क कारण सूथ का उसके गिदे घूमना कभी सम्भव ही न हेता |? 
बलभद्र का सारा लेख, विषय और शब्द दानां सं, निःसार हें 
) ` र सुकत पता नहीं लगता कि जब उसके पास लिखंने के लिए 
„ अन्धकार वलमद्र उत्तम वात ही न थी ता उसे टीका लिखने 
का आल्वाचना करता हं। का शोक ही क्यों हुआ | 
चाद वह पृथ्वी के चिपटी होने की कल्पना का सेरु के दिङ- 
ति 


fe 


ए १२१ 


All |p 


मण्डल के रिद नक्षत्रों के चमन सं खण्डन करने का यत्न करता 
उसका यह युक्ति इस कल्पना के खण्डन करने के स्थान में उल्टा ड्‌ 
प्रमाणत करती है | क्योंकि यदि 


इथ्वो एक सम विस्तार हो ओर क र 


श्थ्वी पर की प्रत्येक ऊँची वस्तु oF १७ हट 
की लम्बरूप उच्चता के समान ट्वा ता 2 
yt १ 
दिङसण्डल में काई परिवर्तन न होगा & | 
और एक ही दिङमण्डल प्रथ्वी पर के # 
सभी स्थानों के लिए विषुव होगा | 2 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क री ७ यि 
तेइसवाँ परिच्छेद । १८१ 
बलभद्र द्वारा उद्धृत आर्यभट्ट के शब्दों पर हम निम्नलिखित 
LN ~ सह ~ ~ ०७ (> ~ 
टिप्पणी करते हैं । क ख को केन्द्र ह के गिर्द एक चक्र मान लीजिए | 
अन्धकर्ता आय्यमद्ग रैंसके अतिरिक्त क पृथ्वी पर ६६ वें अचांश में 
के त्रयानें की पड़ताल एक स्थान है। हम इस चक्र में से सब से बड़े 
करता हैं ) & हु 
है झुकाव के बरावर क ख़ बृत्तांश काट लेते हैं । 
तब ख वह स्थान है जिसके ख मध्य में कि ध्रव स्थित है । 
फिर, हम क बिन्दु पर गोले को स्पशी करती हुई क ग रेखा 
खींचते हैं । यह रेखा, जहाँ तक मनुष्य की आँख प्रृथ्वी के गिर्द 
पहुँचती है, दिङमण्डल के सनततेत्र में है । 
021 ~ कप 25 ~ ~ सि ० सह 
हम क आर ह बिन्दुओं का एक-दूसरे से मिल्लाते हैं, और ह ख 
ग रेखा खींचते हैं जिससे ग पर इसके साथ क ग रेखा आ मिलती 
हैं। फिर हम ह गपरक ट लम्बक गिराते हैं । अव यह स्पष्ट. है कि-- 
क ट सब से वड़े फुकाव को ज्या है; 
ट ख सब से बड़े झुक्राव की निचली ज्या है; 
ट ह सब से बड़े झुक्राव के पूरक की ज्या है । 
» = x © त = 
अर क्योंकि हम यहाँ पर आयभट्ट से सहसत हँ, इसलिए हम, 
उसकी पद्धति के अनुसार, ज्याओं को कढेजात में वदल देंगे । उसके 


अनुसार 
क ट= १३५७. 
टह= २१४०. 
ख ट= २४: 


[2 


“क्योंकि ह क ग समकोण है इसलिए समीकरण यह है 
हटःटक=टक:ःटग. 
और क ट का वर्ग १४५१६०४ है । यदि हम इसे ट ह पर बाटें 
ता भागफल +६२२ निकलता है | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८२ अलबेरूनी का भारत | 


इस संख्या और ट ख में ३२४ का भेद है जाकि ख ग है । और 
ख ग का ख ह के साथ वही अनुपात है जैसा कि ख ग के योजने! को 
संख्या का ख ह के योजनों के साथ है ।ख ह पूरी ज्या (sinus totus) 
होने से ३४३८ के बराबर है ख ह के योजनो की संख्या, आर्यभट्ट 
के अनुसार, ८०० है । यदि इसको ऊपर कहे ३२४ के भेद से गुणें 
ता गुशाकार २५७२०० होता है। अब यदि इस संख्या को पूर्ण ज्या 
पर बाटें तो भागफल ७५ निकलता है, जोकि ख ग के योजनो! की 
संख्या है । यह ६०० मील या २०० फसेख के बरावर है । 
यदि किसी पर्वत का लम्बक २०० फुर्सख़ है ता उसकी चढ़ाई 
इससे कोई दुगनी होगी । चाहे मेरु पर्वत की ऐसी उँचाइ हो नाइ 
न हे, ६६ वें अ्क्षांश से इसका कुछ भी दिखाई नहीं दे सकष 
हर कर्क में इसका कोई भी अंश नहीं हा सकता ( जिससे सु 
FE ee): और चर 
३ रु दिङ्मण्डल के नीचे है तो 
ह उनसे कम श्त क सभी स्थानों के लिए भी दिङमण्डल के नीचे 
दै । यदि तुम मेरु को सूर्य जैसे प्रकाशमान पिण्ड से तुलना दो 
ता उम जानते हो कि सूर्य पृथ्वी के नीचे अस्त और अन्तर्घान हा 
जाता है । वास्तव में मेरु को प्रथ्वी से तुलना दी त 
हमें दिखाई न देने का कारण यह नहीं ow 
ह नहीं कि यह सुदूर शीतल 


प्र ~ ०० S वहि 
दशाम शित है वल्कि यह दिङमण्डल क नीचे है, और पथ्वी 
एक गोला है, जिसके केन्द्र 


i १ की ओर प्रत्येक गुरु पदार्थ खिंच 


Re इसके हि, आर्यमट्र इस बात से कि कर्कवृत्त उन स्थानों में 
खाई दता है जिनका रक्त कि सवसे बड़े झुकाव के पूरक 


( Compl के 
plement ) के वराबर है, यह प्रमाणित करने का यत्न करता 


पृष्ठ १२२ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
I ___ जि se 


तेईसबाँ परिच्छेद । १८३ 
है कि मेरु पर्वत की उँचाई केवल्ल मध्यम है | हमें यह कहना पडता है कि 
यह युक्ति सयुक्तिक नहीं, क्योंकि उन देशों में अक्त और अन्य वृत्तों 
की अवस्थां को हम केवल वितर्कथ द्वारा ही जानते हैं, प्रत्यक्ष 
दशेन या ऐतिद्य द्वारा नहीं, क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं, और 
उनके मार्ग अगम्य हैं । 

यदि उन देशों से कोई मनुष्य आर्यभट्ट के पास आया होता 
और उससे आकर कहता कि उस अन्त में कर्क-रेखा दिखाई देती है, 
ता हम उसके सुकावले में यह कह सकते थे कि हमारे पास भी उसी 
प्रदेश खे एक मनुष्य आया है जो कहता है कि वहाँ उसका एक 
भाग दिखाई नहीं देता । क्क-वृत्त को ढॅकने वाली एक मात्र वस्तु 
मेरु पर्वत है। यदि मेरु न होता तो सारी अयनसीमा दिखाई 
देती । कान ऐसा मनुष्य है जे यह बता सके कि इन दो समाचारों 
में से कौनसा सबसे अधिक विश्वास के योग्य है ? 
कुसुमपुर के आर्यभट्ट की पुस्तक में लिखा है कि मेरु पर्वत 
हिमवन्त अर्थात्‌ ठण्डे प्रदेश में है और एक योजन से श्रधिक ऊँचा 
हीं । परन्तु अनुवाद में यह इस प्रकार बदल दिया गया है कि 
उसका मतलब यह निकलता है कि यह हिमवन्त से एक योजन से 
अधिक ऊंचा नहीं । 
यह प्रन्थकर्त्ता बड़े आर्यभट्ट से भिन्न है और उसके अनुयायियों 
में से एक है, क्योंकि वह उसके प्रमाण देता और उसके उदाहरण 
का अनुकरण करता है । मैं नहीं जानता कि इन दो समनामधारियों 
में से बलंभद्र का तात्पर्य किससे है । 
सामान्यतः, इस पर्वत के स्थान की अऋवस्थाओं के विषय में 
“हम जो कुछ भी जानते हैं वह केवल वितर्क द्वारा ही जानते हैं । 
स्वयम्‌ पर्वत के विषय में उनके यहाँ अनेक ऐतिह्य हैं | कई उसे एक 


_CC-0.In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ' 


१८४ अलबेरूनी का भारत । 


योजन ऊचा बताते हैं और कई इससे अधिक; कुछ लोग उसे चतुमुँज 
समभते हैं और कुछ अष्टक्षाण | अब हम इस पर्वत के विषय में 
ऋषियों को शिक्षा पाठकों के सम्मुख रखते हैं । 
मत्य-पुराण कहता है---“यह सोने का है और उस आग की 
तरह चमक रहा ह जो धुंबें से तेजाहीन नहीं । इसके चारों पाश्वों 
24७ हे री ह न पर इसके चार सिन्न-भिन्न रङ्ग हैं । पूर्वी पाइ 
पुराण का कथन । का रङ्ग त्राह्मणो क रङ्ग क सदृश सफ़ेद हैं, 
उत्तरी पाश्व का क्षत्रियों के रङ्ग के सदृश लाल है, दक्षिणी पार्श्व का 
वेश्यां के सदृश पीला है, और पश्चिमी पार्श्व का शूद्रों के सदृश 
काला है ८६००० योजन उचा है, और इन योजनों में से 
१६००० पृथ्वी के भीतर हैं। इसके चार पाश्वों में से प्रत्येक ३४००० 
साजन है। इसमें मीठे पानी की नदियाँ बहती हैं, और सेमे क 
खुन्दर घर बने हुए है जिनमें देवगण, उनके गवैये गन्ध रोर उनकी 
वाराङ्गना अप्सराए प्रश्नति आध्यात्मिक प्राणी निवास करते हैं। 
यहा असुर, देय श्र राक्षस भी रहते हैं । इस पवत के गिदे मानस 
सरावर है, आर उसके चारों ओर लोकपाल अथात्‌ जगत्‌ और उसके 
अधिवासियो के रक्षक हैं। मेरु पर्वत को सात ग्रन्थियाँ अर्थात्‌ बड़े- 
बड़े पहाड़ हैं | उनके नाम ये हैं--महेन्ट मलय, सह्य, शुक्तिबाम 
( ? ), ऋक्वाम्‌ ( ? ), विन्ध्य पारियात्र। छोटे-छोटे पहाड प्राय 
असल्य ह; ये वे पहाड़ हैं जिन पर मानव जाति निवास करती है । 
मरु के गिद बड़े पहाड ये ¬ दिमवन्त जो सदा हिम से 
ढ्कार आर जिस पर राक्षस पिशाच, और यक्ष निवास 
करते हैं । हेमकूट, जा सानइला है और जिस पर गन्धर्व और अप्सः 
राय रहती हैं । निषाध, जिस पर नाग अर्थात्‌ साँप रहते हैं | इन ` 
नागों के ये सात राजे है अनन्त, वासुकि, तक्षक, कोटक, महापद्म, 


न 


CC-0. In Public Coon Pubic DomainDigiized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


फन्बक्ष, आर अश्वतर । नीक्ष, जो मोर के सदृश अनेक रङ्गाँ का है, 
जिस पर सिद्ध रौर ब्रह्मपिं रहते हैं । श्वेत पर्वत, जिस पर देल 

आर दानव रहते है । श््ृङ्गवन्त पर्वत, जिस पर पितर अर्थात 
देवाँ क पिता आर पितामह निवास करते हैं । इस पर्वत के समीप 
हा उत्तर को आर रत्नों आर कर्प पर्यन्त रहनेवाले वृक्षों से भरी 
हुई पहाड़ी दरियाँ हैं। और इन पर्वतां के मध्य में सबसे ऊँचा 
इलाइत है । यह सारा पुरुषपर्वंत कहलाता है । हिमवन्त और खड़- 
वन्त क बीच का प्रदेश केलास कहलाता है, और यह राक्षसों और 
अप्सराओं का क्रीडा-स्थल है |? 


छु १२४ 


विष्णु-पुराण कहता है-- मध्य पृथ्वी के बड़े-बड़े पहाड़ ये हैं 
i वः न्त विन ध्य्‌ ॥ ०1 [os ~ 
मलय पवत, माल्यवन्त, विन्ध्य, त्रिकूट, त्रिपुरान्तिक और कैल्ास । 
विष्णु, वायु और आदित्य- उचके अधिवासी नदियों का जल पीते हैं और 
पुराण क अवतरण | नित्य आनन्द सें रहते त्‌ 172 


वायु-पुराण में भी मेरु की उँचाई और उसके चार पार्श्वो के 
विषय. में ऐसे ही वर्णन हैं जैसे कि उन पुराणों में हैं जिनके अवतरण 
अभी दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त, यह पुराण कहता है कि इसके 
प्रत्येक पाश्व पर एक चतुर्भुज पर्वत दै, पूर्व में माल्यवन्त, उत्तर में 
आनील, पश्चिम में गन्धमादन, और दक्षिण में निषाध । आदित्य- 
पुराण इसके चार पाश्वों में से प्रत्येक के विषय में वैसा ही वर्णन 
देता है जैसा कि हमने मत्स्य-पुराण से उद्धृत किया है, पर मैने 
इसमें मेरु की उँचाई के विषय का कोई वर्णन नहीं देखा । इस पुराण 
के अनुसार इसका पूर्वीय पाश्व॑ सुवर्ण का, पश्चिमी चाँदी का, दक्षिणी 
पद्मराग का, और उत्तरी भिन्न भिन्न मणियों का दै | 


मेरु के परिमाशों की अतिमात्र कल्पनायें असम्भव थी, यदि. 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८६ अलबेरूनी का भारत । 
पृथ्वी के विषय सें भी उनकी वैसी ही अतिमात्र कल्पनायें न होतीं, 
८२ ha [aN जन्य 
इती बिषय पर पत- आर यदि अनुमान का सीमा के भीतर नन 
जल की टाककार।. रक्‍्खा जाय तो यह अनुमान बिना किसी रोक 
के बढ़ कर कूठ का रूप धारण कर सकता है। उदाहरणार्थ पतञ्ञल्लि 
को पुस्तक का टीकाकार सेरु को न केवल चतुर्भुज ही, प्रत्युत आयत 
भी बनाता है। वह एक पाश्व की लम्बाई १५ कोटि अर्थात 
१५००००००० योजन स्थिर करता है, पर बह बाकी तीन पाश्यों को 
Oe ~ NS 
लम्बाइ कवल इसका तीसरा भाग अर्थात्‌ ५ कोटि निश्चित करता है। 
सरु को चार दिशाओं के विषय में बह कहता है कि पूर्व में मालव 
॥% ~ EN ८ _८९ 
पवेत आर सागर है, और उनके बीच अद्राश्व नामक राज्य | उत्तर में 
ठ सीता, शङ्गादरि, और समुद्र, और उनके बीच रम्यक, 
रण्यमय, आर कुरु के राज्य । पश्चिम सें वत श्र 
सें गनः 
सागर, और उनके बीच के रि से रद 
WE च कुमाल राज्य । दक्षिण में रावले (?), 
निषाध, देमकूट, हिमगिरि, और सागर, और उनके बीच भारतवर्ष, 
किम्पुरुष, और हरिवर्ष । 
el ~ ~ रे ० ७ $ 
Ri (ह में. में हिन्दुओं का केवल इतना ही ऐतिह्य पा 
सका हूं । मुझे कभी कोई वौद्ध मन्थ नहीं मिल्ला अर 
न मुझे कोई ऐसा बौद्ध ही लः ; डों का मत 
द्ध ही मालूम था में इ 
विषय पर उनकी कल्पनाभ्रों को सी ह भ फ 
xed ख जता, इसलिए उनके विषय 
कक कर रा है वह कवल अल्लेरान शहरी के प्रमाण 
सकता हूँ, यद्य हृदय कहता $ डि म 
: Fd है, य ४ हदय कहता है कि उसके वृत्तान्त में 
नहीं > 
7 ०) नार न वह एक ऐसे व्यक्ति ही का संवाद 
सका इस विषय का शास्रीय ज्ञान हे 
बै हा । उसके अनुसार, 
द्ध मानते हैं कि मेरु चार प्रधा रं में 
> न दिशाओं में चार ल्लोकं के बीच 
`` कै यह जड़-पर वर्ग और चोटी पर गोल न 
ल है; इसकी लम्बाई 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेईस वाँ परिच्छेद । १८७. 


८०००० योजन है, जिसमें से आधी आकाश में और आधी प्रथ्वी 
के भीतर चली गई है । इसका जो पार्श्व हमारे लोक के साथ मिलता 
है वह नीले नीलकान्तों का वना है। इसी से आकाश हमें नीला 
दिखाई देता है । बाकी पार्श्व पद्मराग, पीली और सफेद मणियों 
के बने हैं । इस प्रकार मेरु पृथ्वी का केन्द्र है । 

जिस पर्वत को हमारे सर्वसाधारण काफ कहते हैं हिन्दओं 

हि 

लोकालोक से मेरु की ओर घूमता है और उसके केवल “` 
भ्रभ्यन्तरीय उत्तरी पार्श्वं को आलोकित करता है। 

सोगदियाना के जढुश्तियाँ के भी ऐसे ही विचार हैं, अर्थात वे 
समभते हैं कि अर्दिया जगत्‌ के गिर्दागिद है; कि इस के वाहर खोम 
है, जा कि आँख की पुतली के सदृश है, तेगदियाना के जदु रितियें 
जिसमें प्रत्येक चीज़ का कुछ न कुछ है, का ऐतिहा । 
ओर इसके पीछे शून्य है । जगत्‌ के मध्य में गिरनगर पर्वत है, हमारे 
देश ( अकृलीम ) और छः दूसरे देशों के बीच, आकाश का 
सिंहासन है । प्रत्येक दो के बीच जलती हुई रेत है, जिस पर पैर 
नहीं ठहर सकता । देशों ( अकालीस ) में आकाश ( फलक ) 
चक्कियां की तरह घूमते हैं, परन्तु हमारे देश में उनका परिश्रमण-पथ 
झुका हुआ है, क्योंकि हमारा देश जिस पर मनुष्य बसते हैं, 
सबसे ऊपर दै । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चोबीसवाँ परिच्छेद । 
सात ठ्रीपो में से प्रत्येक के विषय में 
पोराशिक ऐतिद्य । 


हमारा पाठकों से निवेदन है कि यदि उन्हे प्रस्तुत परिच्छेद के 
~ बद्‌ EN Q ° [a 
सभी शव्द आर अथ उनके सदृश अरबी शब्दों और अथो से सर्वथा 
भिन्न देख पड़े तो वे बुरा न मानें । शब्दों की. मध्य और बिष्णु, 
सिता का कारण तो आसानी से प्राय: नव जल 
०७ N CO 
भाओ को भिन्नता बताया जा सकता है; बाकी रही अथो की 
भिन्नता, सो उसका उल्न्ञे झे सको 
पु हे हि जल हम केत या ता एक ऐसी कल्पना की 
के ए ० ० ए 2 न le 
न ति १ करतं है जा कि एक मुसलिम का भी 
“१ भालस हा) था एक ऐसी वस्तु के युक्तिविरुद्ध के 
त र युक्तविरुद्ध स्वरूप के 
ए, जिसका कि अपने अन्दर कुछ भी हौं 

उही 0. 0) वे Me ऑल. 
३ मध्य में उसके उपान्तों का वर्णन करते 

मध्यवर्ती द्वीप का ज़िक्र कर आये हैं। इसमें उगे 
छ एक वृक्ष के कारण यह जम्बू-द्रीप कहलाता. ?- जोप । 


हुए हम पहले ही। 


८0 
हा टल का शाखायें १०० योजन में फैली हुई हैं। किसी अगले 
प्‌ ०७ ० व > 
म जिसमें वासयोग्य जगत्‌ और उसके विभाग का वर्श 
६, देम जम्वू-द्रीप का वर्ण र्‌ Ce 
र र णन समाप्त करेंगे। परन्तु आगे हम इसके 
॥-1 द Ne ~ क 
Ei सरे द्वीपां का वर्णन करेगे, और उनके नामों के 
~ ° 
कि ह मे, उपयुक्त कारण से ( देखा परिच्छेद २१ ) 
व्य ॥ 
माण का अनुक्ररण करेंगे। परन्तु इस विषय 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चेबीसवाँ परिच्छेद । १८ 
र प्रवेश करने के पहले हम यहाँ मध्यवर्ती द्वीप ( जम्बू-द्रीप ) के 
विषय में वायु-पुराण का ऐतिह्य देते हैं । 
इस पुराण के अनुसार, ““मध्यदेश में दो प्रकार के अधिवासी हैं । 
हले किंपुरुष । उनके पुरुष सुनहले रङ्ग के और ख््ियाँ सुरेण होती 
। वे कभी बीमार नहीं होते और लम्बी आयु. वाकु-पुराण के अनु- 
भागते हैं। वे कभी पाप नहीं करते और ईर्ष्या ती I 
का नहा जानते | उनका आहार एक रस है जो कि वे खजूरों से 
निकालते हैं | इसका नाम मद्य है । दूसरे लोग हरिपुरुष हैं । इनका 
रङ्ग चांदी का सा है। वे ११००० वर्ष जीते हैं, उनके दाढ़ी नहीं 
होती, आर उनका आहार ईंख है ।? चूँकि उनको चाँदी कं रङ्ग 
ओर दाढ़ी-रहित वयान किया गया है इसलिए खयाल होता है कि 
'वे कहीं तुक ही न हा; पर उनका खजूर और इख खाना हमें उनको 
कोई और अधिक दक्षिणी जाति मानने पर-बाध्य करता है । पर 
सोने और चाँदी के रङ्ग के लोग हैं कहाँ ? हम केवल जली हुई 
चाँदी के रङ्ग को ही जानते हैं, जो कि, उदाहरणार्थ, ज़्ज लोगों 
में पाया जाता है | ये लोग शोक ओर इष्या से रहित जीवन 
व्यत्तीत करते हैं, क्योंकि उनके पास इन भनोविकारों को पैदा करने 
वाली कोई चीज़ नहीं | इसमें सन्देह नहीं कि उनकी आयु हमसे 
लम्बी होती है, पर वह थोड़ी ही अधिक लम्बी होती है, और किसी 
प्रकार भी हमारी आयु से दुगनी नहीं होती | ज्ञञ्ज लोग ऐसे असभ्य 
हैं कि उन्हें स्वाभाविक मृत्यु को कुछ भी कल्पना नहीं । यदि मनुष्य 
स्वाभाविक मत्यु से मर जाय तो वे समभते हैं कि उसे विष दिया गया 
है । मनुष्य के श्न से मारे जाने को छोड़ कर केशेष प्रत्येक मृत्यु पर 
सन्देह करते हैं । इसी तरह वे मनुष्य के क्षय के रोगी के श्वास को 
' स्पर्श करने पर भी सन्देह करते हैं | 


ek 3 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४० ग्रलबेरूनी का भारत । 


अब हस शाक-द्रीप का वर्णन करेंगे । मत्स्य-पुराण के अनुसार, 
इसमें सात बड़ी नदियाँ हैं; जिनमें से एक पवित्रता में गङ्गा के समान 
है । पहले समुद्र में मणियों से सुशोभित सात 
पर्वत हैं। उनमें से कुछ पर देव, और कुछ 
पर दानव रहते हैं । उनमें से एक सोने का ऊँचा पहाड़ है जहाँ से. 
कि हमारे पास वर्षा लानेवाले मेघ उठते हैं। दूसरा ओषधियों 
का आण्डार है। राजा इन्द्र इससे वर्षा लेता है। एक और £? ११% 
का नाम सोम है । इसके सम्बन्ध में वे यह कथा सुनाते हैं :--- 
कश्यप के दो खियाँ थीं, एक सांपों की माँ कटू और दूसरी 
पत्तियों की माँ विनता । दोनों एक मैदान में रहती थीं जहाँ कि एक 
, कद्रू और विनता धूसर घोड़ा था । परन्तु साँपों की माँ समझती 
का कथा | गरुड अपनी _^ A ~ ~ (WS 
माता को अमृत द्वार थी कि घोड़ा वादामी हे। अब उन्होंने शर्त बाँधी, 
मुक्त करता है । कि जिसकी बात झूठ निकले बह दूसरी की 
) दासी बनकर रहे, परन्तु उन्होंने निर्णय अगले दिन पर छाड दिया । रात 
को साँपों की माता ने अपने काले बच्चों को घोड़े के पास भेजा ताकि 
वे उस पर लिपट कर उसके रंग को छिपा दें। इसका परिणाम्न यह 
हुआ कि कुछ काल के लिए पत्तियों की माँ उसकी दासी बन गई । 
विनता के दो पुत्र थे । एक अनूरु, ( अरुण ? ) जो कि सूर्य के 
मासाद-शिखर का, जिसको कि घोड़े खींचते हैं, संरक्षक है, और 
. उसा गरुड़। गरुड़ ने अपनी माँ से कहा-“'अपनी छाती के दूध से पाले 
हुए पुत्रों से वह चीज्ञ माँग जो कि तुभे स्वतन्त्र कर सके |” उसने 
ऐसा ही किया । लोगों ने उसे यह भी बताया कि देवों के पास अमृतः 
है । इस पर गरुड़ ' उड़कर देवों के पास गया और उनले अमृत 
माँगा । उन्होने उसकी इच्छा को पूर्ण कर दिया । क्‍योंकि अमृत 
एक ऐसी चीज़ है जो कि केवल देवां के ही पास है, और यदि यह 


२. शाक-द्वीप । 


CC-0. In Public Domain:Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
2 ००८७... 


चौबीसवाँ परिच्छेद । १७१ 


किसी और मनुष्य का मिल जाय ते वह भी देवों के समान चिरकाल 
तक जाता रहता हे । उसने अमृत की प्राप्ति के लिए उनसे विनती 
की ताकि वह उसके साथ अपनी माँ को मुक्त कर सके, साथ ही 
उसने बाद को उसे लाटा देने का भी वचन दिया । उन्होने उस पर 
दया का आर उसे अमृत दे दिया । फिर गरुड़ सोम पर्वत पर गया 
हे! दवता रहते थे। गरुड ने देवों को अमृत दे दिया और अपनी 
1 का छुड़ा लिया। तत्र बह उनसे बोल्ला--““जब तक तुम गङ्गा में 
खान न कर हो भ्रमत के निकट न आना |? उन्हाने ख़ान कर 
लिया, ओर अस्त को वहीं का वहीं पड़ा रहने. दिया । इसी बीच 
मे गरुड़ इसे दवा क पास वापस ले आया, जिससे उसकी पवित्रता 
का पदवी बहुत ऊँची हो गई, और वह सब पक्षियों का राजा, और 
विष्णु का वाहन बन गया । ः 
शाक-द्वीप के अधिवासी धर्म्मात्मा और चिरजीवी प्राणी हैं । दे 
राजाओं के नियम को छोड़ सकते हैं क्‍योंकि उनमें ईध्या और 
महत्वाकांक्षा का नाम-निशान भी नहीं । उनका जीवन-काल अपरि: 
वतनीय आर त्रेतायुग के समान लम्बा है । उनमें चार वर्ण अशात 
भिन्न-भिन्न जातियाँ हैं जे न आपस में मिलती और न रोटी-बेटी 
का व्यवहार करती हैं | वे कभी शोकाकुल नहीं होते और सदा 
आनन्द में रहते हैं । विष्णु-पुराण के अनुसार उनकी जातियों के 
नाम आर्यक, कुरुर, विविंश ( विवंश ), और आविन (? ), 
हैं | वे वासुदेव का पूजन करते हैं । 
तीसरा ट्रीप कुश-द्वीप है । मत्स्य-पुराण के अनुसार इसमें रत्नों 
फला, फूला, सुगान्धत पोधां, और अनाजां से परिपूर्ण सात पर्वत 
Me हैं । उनमें से एक सें, जिसका की SE 
प्रसिद्ध ओषधियाँ या जड़ी-बुटियाँ हैं, विशेषत: 


१३ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४२ अल्वबेरूनी का भारत । 


विशस्यकरण, जो कि प्रत्येक घाव को तत्काल ही चङ्गा कर 
देती है, और सृतसञजीवन जो मृत को सजीव कर देती है । एक 
रौर पवत, जिसका नाम हरि हैं, काले बादल के सदृश है। 
इस पर्वत पर महिष नामक एक अमि है जोकि जल से पैदा हुई 
है और प्रलय काल तक बनी रहेगी; यही वह अग्नि है जा सारे 
संसार का जला देगी। कुश-द्वीप में सात राज्य ओर संख्यातीत 
नदियाँ हैं जो कि समुद्र में गिरती हैं ओर जिनको वहाँ इन्द्र 
वर्षा के रूप में बदल डालता है | सव से बड़ी नदियों में से एक 
जोन ( यमुना ) है जा सब पापों को धो डालती है। इस द्वीप के 
अधिवासियों के विषय में मत्स्य-पुराण कुछ भी जानकारी नहीं देता। 
बिष्ण-पुराण के अनुसार, वहाँ के लोग धर्म्सशील, और पाप-रहित 
हैं, और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति १०००० वर्ष जीता है। वे जनाईन 

का पूजा करते ह आर उनके वशो के नाम दमिन्‌, शुष्मिन्‌, स्ते 

ओर मन्देह हैं 

मत्स्य-पुराण क अबुसार, चोथे या ऋ्रौव्च-द्वीप में रत्नों वाले 
प्रवत, नदियाँ, जो गङ्गा की शाखाये' हैं, झर ऐसे राज्य हैं जहाँ की 
ह जा शेत-बर्ण, धार्मिक, और पवित्र है । विष्ण- 
पुराण क अचुसार वहाँ के लोग, समाज के सदस्यों 

में किसी भेदभाव के बिना, सब एक ही स्थान में रहते 
रन्तु पीछे से वही कहता है कि उनके वर्णों के नाम 
पुर, पुष्कल, धन्य, आर तिष्य ( ? ), 


पृष्ठ १२७ 


। वे जनादन की पूजा 


करते हँ । 
पाचन या शास्मल-द्रीप में, मत्स्य-पुराण के अनुसार, पर्वत 
ग्रे र [a ४७ 
५ शाइमल्-द्वीप । आर नदियाँ हँ । यहाँ के अधिवासी पवित्र, 


चिरजीवी, सौम्य, और सदा प्रसन्न रहनेवाले 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चौबीसंवाँ परिच्छेद । १२ 
हैं। वे कभी अकाल या अभाव से कष्ट नहीं पाते, क्योकि उनका 
हार उनको, बिना बोने ओर बिना परिश्रम करने के, केवल इच्छा 
करने पर ही प्राप्त हो जाता है । वे माता के गर्भ से पैदा नहीं होते 
` वें कभी रोगी आर शोकाकुल नहीं हेते । उन्हें राजाओं के शासन 
का प्रयोजन नहीं, क्योंकि उनमें सम्पत्ति के लिए कामना का चामो- 
निशान नहीं । वे सन्तुष्ट और सुरक्षित रहते हैं; वे सदा भलाई को 
पसन्द आर पुण्य से प्रेम करते हैं । इस द्वीप का जल-वायु सरदी 
अर गरमी में कभी नहीं वदलता, इसलिए उनको इनमें से किसी 
एक से भी अपनी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती । वहाँ 
वर्षा नहों हाती, परन्तु पृथ्वी में से उनके लिए पानी फूट-फूट 
कर बाहर निकलता और पर्वतों से नीचे गिरता है । यह बात इसके 
अगले ट्वीपों में सी पाई जाती है । यहाँ के अधिवासियों में कोई वर्ण- 
भेद नहीं, वे सव एक ही प्रकार के हैं। उनमें से प्रत्येक ३००० 
वर्ष जीता है । 
विष्णु-पुराण के अनुसार, उनके स॒ सुन्दर हैं और बे भगवत 
की पूजा करते हैँ । वे अम्नि में नेवेद्य डालते हैं, और उनमें से प्रत्येक 
१०००० वर्ष जीता है | उनके वर्णों के नाम कपिल, अरुण, पीत, 
रोर कृष्ण 
छठे या गोमेद-द्वरीप में, मत्स्य-पुराण के अनुसार, दा वड़े पवेत 
हैं; गाढ़े काले रङ्ग का सुमनस्‌, जो कि द्वीप के सब से बड़े भाग को 
घेरे हुए है, और सुनहले रङ्गका और बहुत 
ऊँचा कुसुद । पिछले पर्वत में सब ओषधियाँ हैं। 
इस द्वीप में दा राज्य हैं । 
विष्छु-पुराण के अनुसार वहाँ के अधिवासी घम्मपरायण और 
पापशून्य हैं, और विष्णु का पूजन करते हैं। उनके वर्था के नाम 


६. गोमेद्‌-द्वीप । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४४ अलबेरूनी का भारत । 


मृग, मागध, मानस, और मन्दग हैं । इस ट्रीप का जल-वायु ऐसा 
आरोग्यदायक और रम्य है कि स्वग के रहनेवाले भी यहाँ, इ 
वायु को सुगन्ध क कारण, कभी-कभी आया करते है 

` सातवें, या पुष्कर-ट्रीप के पूर्वी भाग में, मत्स्य-पुराण के अनु- 
सार चित्रशाला ( अर्थात्‌ जिसकी चित्रविचित्र छत्त में रत्नों के सींग 
लगे हैं) नामक पर्वतं है। इसकी उँचाई 
३४००० योजन और इसकी परिधि २५००० 
याजन है । पश्चिम में पूर्ण चन्द्रमा के सदृश चमकता हुश्रा मानस 
पर्वत है, इसकी उँचाई ३५००० याजन है । इस पर्वत का एक पुत्र 
है जा पिता की पश्चिम से रज्ञा करता है । इस द्वीप के पूर्व में दो 
राज्य हैं जहाँ का प्रत्येक अधिवासी १०००० वर्ष जीता है। उनके 
लिए पृथ्वी में से उछल-उछल कर पानी निकलता है, और पर्वतो पर 
से नीचे गिरता है । उनके यहां न वर्षा होतो है और न बहती 
नदियाँ ही हैं; वे न कभी प्रोष्म देखते हैं झार न कभी हेमन्त । वर्ण- 
भेद से रहित वे सब एक ही प्रकार के हैं । उन्हें कभी दुर्भिक्ष से कष्ट 
नही उठाना पड़ता, आर न वे कभी बूढ़े होते दें । जिस वस्तु की वे 
कामना करते ह वह उन्हें मिल जाती है, और पुण्य के सिवा ओर 
किसी दूसरी चीज को न जानते हुए वे सुख और शान्ति से रहते हैं। 
ऐसा जान पड़ता है मानों बे स्वर्ग के उपान्त में रहते हैं। उनको 
पूर्णानन्द प्राप्त है; वे चिरकाल तक जीते और महत्वाकांक्षा से रहित 
हैं। इसलिए वहाँ न कोई सेवा है, न शासन है, न पांप है, न 
ष्या है, न विरोध है, न विवाद है, न कृषि का परिश्रम ओर न॑ 
व्यापार का उद्योग है । 

विष्ण-पुराण के अनुसार, पुष्कर-द्वीप का यह नाम एक बड़े डच 

के कारण है जो कि न्यग्रोध भी कहलाता है । इस वृक्ष के नीचे 


७. पुष्कर द्वीप । 


७0-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चौबीसवाँ परिच्छेद । १४५ 


ब्रह्मरूप अर्थात्‌ ब्रह्मा की मूत्ति है, जिसकी देव और दानव पूजा 
करते हैं। यहाँ के अधिवासी आपस में बराबर हैं, कोई किसी से 
श्रेष्ठ नहीं, चाहे वे मनुष्य हों या चाहे वे देवों से सम्बन्ध रखनेवाले 
कोई प्राणी हों । इस द्वीप में मानसोत्तम नामक एक ही पहाड़ है, 
जा कि गोल ट्रोप पर गोलाकार खड़ा है। इसकी चोटी से दूसरे 
सभी द्वीप दिखाई देते हैं, क्योंकि इसकी उँचाई ५०००० योजन है, 
और इसकी चौड़ाई भी उतनी ही है। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| ०५ ५ CS ५ 
पच्चासरवा पारच्छद। 
"रेरे शु 
भारत की नदियों, उनके उद्गम-स्थानो ओर 
मागो” पर । 
वायुपुराण परम प्रसिद्ध बड़े बड़े पव॑तों में से, जिनका हमने 
मरु पबत.को प्रन्थियों के रूप में उल्लेख किया है, निकलने वाली 
नदियां की गिनती करता है । उनके अध्ययन पृष्ठ १२८ 


का सुगम करने के लिए हम उनको नीचे की वायुपुराण के प्रमाण । 


तालिका में दिखलाते हैं :--- 
सा साहस सस अब 


| बड़ी अन्थियाँ। उन नदियों के नाम जो नगर सम्धृत्त में इनसे निकलती हैं| 


जिसागा, ऋषिकुल्या, इन्षुला, त्रिपवा (?), आयना 
(?), लांगूलिनी, बंशवर । 


a जन 


| महेन्द्र 


मलय ङतमाला, ताम्रवणा, पुष्पजाति, उत्पलवती (!) । 


र | | गोदावरी, भीमरथी, कृष्ण, वैण्या, सब5 जुल्ला, तुङ्ग 
भद्रा, सुप्रयागा, पाजय (?), कावेरी । 


| शुक्ति | 1 बालक (), कुमारी, मन्दवाहिनी, किप (!), 
पल्लाशिनी । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
८) ॥ ३ 


पच्चोसवाँ परिच्छेद । १७ 


~ 


(बड़ी ्रन्थियाँ । उन नदियों के नाम जो नगर सम्वृत्त में इनसे निकलती हैं 


[| शोन, महानद, नर्मदा, सुरस, किव (?), मन्दाकिनी, 
| दशांशा, चित्रकूटा,तमसा, पिप्पल, श्रोणी ,करमोद(?), 
पिशाविक (१), चित्रपल्ल, महावेगा, बञ्जुला, बालु- 
{ | वाहिणी, शुक्तिमती, षक्रणा (?), त्रिदिवा । 


Ne 


| | | तापी, पयोष्णी, निर्विन्ध्या, सिर्वा (१), निषधा,वेन्वा, 
विन्ध्य 2] हाह ~ 
| । | वैतरनी, सिनि, हाहु (!), कुसुद्रवी, ताबा, महा- 
(| गौरी, डुर्गा, अन्तशिला । 


। वेद्स्मति, वेदवती, इत्रत्ली (7), पर्नाशा, नन्दना, 
+ | सद्दाना (१), रामदी (?), परा, चर्मण्वती, लूप (१), 
॥ विदिशा । 


मत्स्य-पुराण और वायु-पुराण जम्बू-द्वीप में वहने वाली नदियों 

का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि वे हिमवन्त के पर्वेतो में से 
हिमालय ओर इसके निकलती हैं। नीचे की तालिका में, व्यवस्था 

पूर्वं और पश्चिम में के किसी विशेष नियम का अनुसरण न करक 
अल्प जोर परी हम उन्हें केवल गिनते ही हैं। पाठकीं का यह 
नदियाँ । कल्पना कर लेनी चाहिए कि भारत की सीमाओं 
पर पहाड हैं । उत्तरी पवत हिममय हिमवन्त हैं। उनके मध्य में 


काश्मीर स्थित है और वे तुकोँ के देश से मिले हुए हैं । यह गिरि- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८ अलबेरूनी का भारत । 


माला वास-योग्य पृथ्वी और मेरु पर्वत तक ठण्डी और ज़ियादा ठण्डी 
होती चली गई है। क्योंकि इस पवत का मुख्य विस्तार 
लम्बाई में है, इसलिए इसके उत्तर पाश्वं से निकलने वाली 
नदियाँ तुका, तिब्त्रतियों, खज्ञरों, ओर स्लेवोनियों के देशों में से 
बहती हुई जुर्जान समुद्र ( कस्पियन समुद्र ) में, या ख्त्रारिइम के समुद्र 
(अरल समुद्र ) में, या पांटस समुद्र ( कृष्ण सागर ) में, या स्ल्नेवो- 
नियों के उत्तरी समुद्र ( बाढ्टिक ) में गिरती हैं ; ओर दक्षिणी ढल्लानों 
से निकलने वाली नदियाँ भारत में बहती हुई महासागर में गिरती हैं। 
कई ता सागर तक अकेली ही पहुँच जाती हैं ओर कई दसरी नदियां 
के साथ मिलकर पहुँचती हैं 


१२६ 


भारत की नदियाँ या तो उत्तर के ठण्डे पहाड़ों से निकलती 
या पूर्वी पवतों से । ये दोनों पर्वत वास्तव में एक ही लम्बी श्वङ्घल्ा 
बनाते हैं| ये पूव की ओर फैल्ते हैं, फिर 
दक्षिण को ओर मुड़कर महासागर तक पहुँच 
गये हैं । वहाँ इस पर्वत-श््डला का कुछ अंश राम का बांध नामक 


स्थान पर समुद्र में घुस “जाता है । निस्सन्देह इन पर्वतो में गरमी 
आर सरदी में भारी भेद है 


भारत की नदियाँ । 


इम इन नदियों के नामों को नीचे में 
7 की तालिका 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पञ्चोसवाँ परिच्छेद । 


। टु पी ॥ 

| ॥| | 10४१५ कक । 1२४७: 

। bRJIbs |.) 

श है 1|२)४५)२ ४11:112 छ 

७, 

"0 1& 1509 डर 

फ 

EIEN OY OS `, कि § 

। 1102) | kot । 12) । bel | ॥७४2॥७ । [४७४2] | 

। £]0७०९ । 1७12४ | like lb | | 17१४३ । 1pRJIR | keol छ 

-- ३७ मे ft, SNS. nl + दर 

1) - प्र ८ 

| 1210] | ui (i) BeBe | । 1818१] । IblbbR | phi - 5 

हि , i पनन ग 12 RA BE, Halts. ‘NEO MRS ठ 
| ४७४७ [१२१७ ड 

। SE | 1५०३) ४ । ph 112 1222 । 181 । ०118 ७ लि 

| 0 है £ ४४ ४-४ ड 
| 22221218 । | bbw । ७ hbkjb । 91४2 । pb 1४ छु 

ज Sb nds Nene ys 1 3942 0 hy प 
| 1॥/.82121 210. 31 10४ 11211 28 सट 21 हु। १२ 1102 lh 1111.2212. > lk k>R) 


२०० अलबेरूनी का भारत | 


कायबिष अर्थात्‌ काजुल राज्य की सीमा के पर्वतो से एक नदी 
निकलती है, जिसका नाम उसकी अनेक शाखाओं के सिन्धु नदी । 
कारण गोरवन्द है| इसमें कई उपनदियाँ मिल्ती हैं: ठ १३०. 


१. गूजक पथ की नदी । 

२. पर्वन नगर के नीचे, पश्चीर घाटी की नदी । 

३, ४. शर्वत नदी और साब नदी | साव नदी लंघगा अर्थात्‌ 
लमगान नगर मे से शुञ्ञरती है। ये दोनों ट्रत के किले पर गोर्व॑न्द 
में जा सिलती हैं 

५, ६. नूर और कीरा नदी | 

इन उपनदियों के जल से उमड़ी हुई गोवन्द पुर्शावर नगर के 

- सामने एक बड़ी नदी बन गई है । वहाँ इसके पूर्वी किनारा पर 
महनार नामक एक आम है। महनार के समीप एक नाला है । इसी 
नाले क कारण यहाँ गोर्वन्द्‌ को भी नाला ही कहते हैं । यह राजधानी 
अ्लकृन्द्हार ( गन्धार ) अर्थात वैहन्द्‌ के नीचे, बितूर के किले के 
निकट सिन्धु नदी में जा मिली है 

बियत्त नदी, जोकि इसके पश्चिमी किनारों पर बसे हुए एक 
नगर के नाम पर जेलम कहलाती है, और चन्द्राह 
नदा जहरावर क काइ पचास मील ऊपर एक-दसरे गजब 
से मिलती हैं और मुलतान के पश्चिम के साथ-साथ गुज़रती हैं । 

बिया बहती 
हि नदी मुलतान के पूर्व में बहती है, और पीछे से बियत्त 
र चन्दराह में सिल जाती है। 

इराव नदी में कज नदी मिलती है जोकि भातुल के पहाड़ों में 

EN pe 2 ७ ड 
नगरकोट से निकलती है। इसके बाद पाँचवाँ शतलद्र (सतलज) 
नदी आती है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पञ्चीसवाँ परिच्छेद । २०१ 


ये पाँच नदियाँ. सुलतान के नीचे पञ्चनद स्थान ( अर्थात्‌ पाँच 
नदियों के मिलने का स्थान ) में मिलकर एक वृहत्‌ जल-प्रवाह बन 
जाती हैं| बाढ़ के दिनों में यह नद कई वार कोई दस-दस फुसंख़ में 
फैल जाता है और मैदान के वृक्षों के ऊपर तक चढ़ जाता है जिससे 
बाद को बाढ़ों का कूडा-ककोट पक्षियों के घोंसलों के सदृश उनकी 
उच्चतम शाखाओं में मिलता है । 
मुसलमान लोग इस नदी को, इसकी संयुक्त धारा के रूप में 
न्धी नगर अरोर से गुज़र जाने के वाद्‌, मिहरान की नदी कहते 
हैं । इस प्रकार यह सीधी बहती हुई, ज्रियादा चौड़ी होती हुई 
अपने जल की पवित्रता को बढ़ाती हुई, अपने माग में स्थानों को 
टापुओं की तरह घेरती हुई आगे बढ़ती है, ओर अन्त को यह 
अलमन्सूरा में पहुँचती है जोकि इसकी अनेक शाखाओं के बीच 
स्थित है, और दो स्थानों पर, लोहरानी नगर के समीप, आर अधिक 
पूर्व की ओर कच्छ प्रान्त में सिन्धु-सागर नामक स्थान पर, समुद्र में 
जा गिरती है । ` 
जिस प्रकार पांच नदियों के मिलाप का नाम संसार के इस भाग 
(पञ्जाब) में मिलता है, वैसे ही हम देखते हैं कि उपयुक्त गिरि-मालाओं 
के उत्तर में भी इसी प्रकार का एक नाम उन 
इ दियो के लिए व्यवहृत होता है जो वहाँ से निकल 
कर उत्तर की ओर बहती हैं । ये नदियाँ तिमिंज्ञ के समीप मिलने 
ओर बरख की नदी बनाने के वाद. सात नदियों का मिलाप कहलाता 
। सागदियाना के ज्र्ढुश्तियों ने इन दो चीज़ों की गड़बड़ कर दा हे; 
क्योंकि वे कहते हैं कि सारी .सात नदियाँ सिन्धु हैं, और उसका 
ऊपर का पथ बरीदीश है । इस पर नीचे की ओर उतरता हुआ मशुभ्य 
यदि अपना मुख पश्चिम की ओर मोड़े, ता वह सूर्य को अपनी दाइ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०२ अलबेरूनी का भारत | 


ओर डूबता देखेगा, जैसा कि हम यहाँ इसे अपने वाई ओर डूबता 
देखते हैं । ः 
ससंती (सरस्वती) नदी सोमनाथ के पूर्व में भारत की विविध 
एक तीर की मार के अन्तर पर समुद्र में नदियां । 
गिरती है। 
4 पि IN ~ कप ७५ 0 
जान नदी कनौज के नीचे, जोकि इसके पश्चिम में है, गङ्गा से : 
सिलती है । फिर यह संयुक्त धारा गङ्गा-सागर के समीप महासागर 
सें जा गिरती है । 
EN बज ००५ ~ LS ३ 
सरस्वती आर गङ्गा के मुहानों के बीच नर्मदा नदी का मुहाना 
> यह ८२ “0 ०७ करी 
दै । यह नदी पूर्वी पर्वतों से निकलकर दक्षिण-पश्चिमी दिशा में 
बह (२ ~ ०, _ ha he 
बहती है, और सोमनाथ के कई साठ योजन पूर्व में, बहरोज्ञ नगर 
के समीप सागर में जा मिलती है 
गड LN हब बे ~ (० £ ~ 
_ गङ्गा के पीछे रहब और कवीनी नदियाँ बहती हैं । ये बारी नगर 
क समीप सर्व नदी में जा मिलती हैं । 
हिन फो EN ~ ० ~ 0 
_ (इन्दु का विश्वास है कि प्राचीन काल में गङ्गा स्वर्ग में बहती 
5 शार हम आगे चलकर किसी अवसर पर बतायेंगे कि यह वहाँ 
से पृथ्वी पर कैसे आई । 
क्‌ साया कहता है-- गङ्गा के पृथ्वी पर आ जाने के बाद 
इसने अपने तई सात शाखाओं में विभक्त कर 
लिया । इनमें से मध्यवर्ती ही मुख्य धारा 7 स्य के प्रमाण । 
प ~ w लिनी 
छ १३१ दै भोर ईसा का नाम गङ्गा है। तीन शाखाएँ, नलिनी, 
,  हदिनी, और पावनी पूर्व की ओर, और तीन, सीता, चक, 
आर सिन्धु पश्चिम की ओर बहने गां 
सीता नदी हिमवन्त से देशों में से 
- हना हुम निकल कर इन देशों में से बहती है-- 
१ बा, चीन, बबर, यवस (१) „ बह, पुष्कर, कुलत, 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पञ्चीसवाँ परिच्छेद । २०३ 


ल, कवर और साङ्गवन्त (?); फिर यह पश्चिमी सागर सें जा 

गिरती है । 

सीता के दक्षिण में चक्तुश नदी बहती है। यह इन देशों का 
अपने जल से सींचती है--चीन, मरु, कालिक (? ), धूलिक (? ). 
तुखार, ववर, काच (१) पहव, और वार्वः्चत | 

सिन्धु नदी इन देशों में से बहती है-सिन्धु, दरद, ज़िन्दु- 
तुन्द ( ? ), गान्धार, रूरस ( ? ), क्रूर ( ! ), शिवपौर, इन्ट्रमरु, 
सवाती (? )- सैन्धव, कुवत, बहीमर्वर, मर, मरून, ओर सुकूर्द । 

गङ्गा नदी, जा कि मध्यवर्ती ओर मुख्य धारा हैं, इनमें से वहती 
है--गन्धर्व अर्थात्‌ गवैये, किन्नर, यक्ष, राक्षस, विद्याधर, उग अर्थात्‌ 
जा अपनी छातियों पर रेंगते हैं, यथा साँप, कलापम्रम, अर्थात 
अतीव पुण्यात्माओं का नगर, किम्पुरुष, खस ( ? ), पवतनिवासी, 
किरात, पुलिन्द, मैदानों के शिकारी, लुटेरे, कुरु, भरत, पः्चाल, 
कौषक ( १? ), मात्स्य, मगध, ब्रह्मोत्तर, र तामलिप्त । ये अच्छे 
और बुरे प्राणी हैं जिनके देशों में से कि गङ्गा बहती दै । पीछे से 
यह विन्ध्य पर्वत की शाखाओं में घुस जाती है जहाँ कि हाथी रहते 
हैं, और फिर यह दक्षिणी समुद्र में जा गिरती दै । 

गङ्गा की पूर्वी शाखाओं में से हादिनी इन देशों में से बहती 

__निषब, ऊपकान, धीवर, प्रिषक, नीलमुख, काकर, उष्ट्रकरण 

अर्थात वे लोग जिनके होंठ उनके कानों की तरह सुड़े हुए हैं, किरात 
कलीदर, विवश, अर्थात्‌ वे-रङ्ग लोग, इनका यह नाम उनके 
अतीव कांले होने के कारण है, कुषिकान, भार खगभूमि 
अर्थात स्वर्ग-सदृश देश । अन्त को यह पूर्वी सागर में जा 
गिरती है । 

पावनी नदी कुपथ. (?) को जो कि पाप-रहित है, इन्द्रद्य म्र-सरों 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha © 


२०४  अलबेरूनी का भारत | 


अर्थात्‌ राजा इन्द्र म्न के कुण्डों को, खर-पथ, बीत्र, और सङकु-पथ 
को जल देती है । यह उद्यान-मरूर के मैदान में से, कुशप्रावर्श देश 
सं से, आर इन्द्रद्वीप में से बहती हुई अन्त को खारी समुद्र में जा 
गिरती है । 

नलिनी नदी तामर, हंसमार्ग, समूहुक, और पूर्ण में से बहती 


~ 


हैं। ये सब धर्मपरायण जातियाँ हैं जो पाप से बचती हैं । तब यह 
पर्वेता के बोच से वहती हुई कर्ण-प्रावरण, अर्थात्‌ बे लोग जिनके 
कान उनके कन्धों पर गिरते हैं, अश्व-मुख, अर्थात्‌ घोड़े के मुख वाले 
लोग, पर्वतमरु अर्थात पहाड़ी मैदान, और रूमी-मण्डल के पास से 
शुज्ञरती है । अन्त को यह सागर में जा गरती है । 
 विष्णुरांण कहता है कि मध्य प्रथ्वी की वड़ो-बडी नदियाँ 
जो सागर में गिरती हैं ये हैं--अनुतपत, शिखि 


विष्णु-पुराण । 
दिपाप, त्रिदिवा, कर्म, अमृत और सुक्कत । 


7 60-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[a ~ (NN 
छब्बीसवा पारच्छद । 
ई 
हिन्दू ज्यातिषियां के मतानुसार आकाश 
ओर एथ्वी के आकार पर । 
इस और इसके सदृश अन्य विषयों का जो वर्णन और समा- 
थान हिन्दुओं ने दिया है बह हम मुसलमानों के समाधान और 
वर्णन से सर्वथा भिन्न है । 

इन और दूसरे विषयों पर जिनका जानना मनुष्य के लिए आव- 
श्यक है, कुरान के निर्णय ऐसे नहीं कि जिनको श्रोताओं के मन सें 
रात. त खोछ सुनिश्चित निश्चय बनने के लिए किसी खेंच-ताच 
का एक निश्चित और की व्याख्या का प्रयोजन हो । मनुष्य के लिए 
स्पष्ट आधार है । जिन विषयों का जानना आवश्यक है उन पर 
कुरान के निर्णय दूसरी धर्म्म-स्म॒तियों के पूर्ण अनुरूप हैं, और साथ 
ही वे विना किसी संदिग्धार्थता के पूर्णतया स्पष्ट हैं । इसके अतिरिक्त 
कुरान में ऐसे प्रश्‍न नहीं जो सदा से विवाद का विषय बने रहे हें, 
न उसमें ऐसे प्रश्न ही हैं जिनको हल करने में सदा निराशा होती रही 

हो, यथा काल-निर्णय विद्या की विशेष पहेलियों के सदृश प्रश्न । 
इसलाम अपने प्राथमिक समयों में पहले ही ऐसे लोगों के कपट- 
प्रबन्धो में फँसा हुआ था जो हृदय में इसके विरोधी थे, जो साम्प्र- 
इसलाम का खण्डन दायिक प्रबृत्ति सै इसलाम का प्रचार करते थे, 
१. दम्मी लोगों द्वार । जो भोले-भाले श्रोताओं को अपनी कुरान की 
प्रतियो में से बे वाक्य पढ़कर सुनाते थे जिनका एक भी शब्द ईश्वर 


छ१३२ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०६ अलबेरूनी का भारत । 


का पैदा किया ( अर्थात्‌ ईश्वरीय ज्ञान ) न था। परन्तु जनता ने 
उनके दम्भ से धोखा खा कर उन पर विश्वास कर लिया और 
उनके प्रमाण से ये बातें नकल कर लीं, बल्कि उन्होंने पुस्तक के 
शुद्ध रूप का, जोकि उस समय तक उनके पास था, परित्याग कर 
दिया, क्योंकि अशिक्तितों की प्रवृत्ति सदा प्रपञ्च की ओर रहती है । 
इस प्रकार इसलाम के विशुद्ध ऐतिह्य में इन दम्भियों ने गड़बड़ 
कर दी है। 
इसलाम को इ्नुल् सुकफफा, अब्दुल करीम इव्त अबीउल गरजा 
प्रति मानी के अनुयायी जिन्दीकों के हाथों दूसरी विपद्‌ का 
दियो-दारा । सामना करना पड़ा | ये लोग समालोचना के 
पिता थे । इन्होंने किसी वात को यथार्थ और 
` किसी को उपादेय, इत्यादि, बताकर निर्व मन बाले लोगों में एक और 
आदि अर्थात्‌ अद्वितीय तथा सनातन परमेश्वर के विषय में सन्देह 
पैदा कर दिया और उनकी सहाजुभूतियों का ट्रैत-वाद की ओर फेर 
दिया था | साथ ही उन्होंने मानी का जीवन-चरित्र ऐसे सुचारु रूप 
में जनता के सम्मुख उपस्थित किया कि वे सब उसके पक्ष में हा गये। 
अब इस मनुष्य ने अपने आपको अपनी साम्प्रदायिक धर्म्म-विद्या की 
सक्न तक ही परिभित नहीं रक्खा, प्रत्युत उसने जगत्‌ के 
आकार के विषय में भी अपने विचार प्रकट किये हैं, जैसा किउसकी 
पुस्तकों से देखा जा सकता है ।ये पुस्तकें जान-बूझ कर धोखा देने 
के लिए लिखी गई थीं। उसके विचार दूर-दूर तक फैल गये थे । 
उपयुक्त दम्भी दल की कूट-रचनाओं को साथ मिला कर उन्होंने 
एक मत तैयार किया और उसका नाम विशेष इसळाम रक्खा, पर 
इस मत का परमेश्वर के साथ कोई सम्बन्ध न था । जा कोई इस मत' 
का विरोध करता है भ्र -ङुरान-प्रतिपादित आस्तिक धर्म्म को नहीं 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छब्बीसवाँ परिच्छेद । २०७ 


छोड्ता, उसे वे नास्तिक और धर्म्म-श्रष्ट कहकर कलङ्कित करते और 
मृत्यु-दण्ड देते हैं, और उसे. कुरान का पाठ सुनने की आज्ञा नहीं 
देते । उनके ये सारे कर्म फिरश्रोन के इन शब्दों से भी अधिक अधर्म्म- 
युक्त हैं, “मैं तुम्हारा सबसे बड़ा प्रभु हूँ?” (सुरा, ७४, २०, ) और “मैं 
तुम्हारे लिए सिवा अपने आपके और कोई आराध्य देव नहीं जानता?” 
(सूर, २८, ३८) । यदि इस प्रकार के पक्तपात का भाव बना रहा 
शार चिरकाल तक शासन करता रहा तो हम आसानी से ही कर्तव्य 
और प्रतिष्ठ के सीधे मार्ग से गिर पड़ेंगे । परन्तु हम उस भगवान्‌ 
की शरण लेते हैं जो उसकी तलाश करने वाले और उसके विषय में 
| की खोज करने वाले प्रत्येक मनुष्य के पाँव को दृढ़ करता है । 
हिन्दुओं की धर्म-पुस्तकों और उनके ऐतिझों की संहितादओं, 
अर्थात्‌ पुराणों, में जगत्‌ के आकार के विषय में ऐसे वचन मिलते हैं 
आ ति जो कि उनके ज्योतिषियों को ज्ञात वैज्ञानिक 
ज्योतिषियों के प्रति सत्य के सर्वथा विपरीत हैं । इन पुस्तकों से लोगों 
CL को धार्मिक क्रियाओं के करने की विधि मालूम 
होती है, और इन्हीं के द्वारा फुसला कर जाति के लोक-स मूह में ज्योतिष- 
सम्बन्धी गणनां श्रौर फलित-ज्योतिष-सम्वन्धी भविष्य-कथनों और 
चेतावनियों के लिए पूर्वाचुराग पैदा किया जाता है। यह इसी का 
परिणाम है कि वे अपने ज्योतिषियों से बहुत प्रेम प्रकट करते हैं, 
आर उन्हें उत्कृष्ट मनुष्य मानते हैं। उनसे मिलने को वे शुभ 
शकुन समभते हैं और दृढ़ विश्वास रखते हैं कि सवके सब ज्योतिषी 
स्वर्ग में जाते हैं, उनमें से एक भी नरक में नहीं जाता। इसके 
बदले में ज्योतिषी लोग अपने आपको उनकी लोक- ज्योतिमी लोग लोकिक 
a कस्पनाशओं के अपने 
प्रिय कल्पनाओं के सदृश बनाकर उन कल्पनाओं को (सद्धनतों में सम्मिलित 
सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं, चाहे उनमें से कर लेते हैं । 
१४ Eo 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०८ अलबेरूनी का भारत | 
बहुत सी सचाई से कितनी ही दूर क्यों न हों, और उन लोगो 
को ऐसी आध्यात्मिक सामग्री देते हैं जिसकी कि उनको आवश्यकता 
है । यही कारण है कि जिससे दो कल्पनायें, अशिष्ट और वैज्ञानिक 
कालक्रम से एक-दूसरे में मिल गई हैं, जिससे ज्योतिषियों के 
सिद्धान्त, विशेषतः उन प्रन्थकर्ताश्रों के सिद्धान्त--अऔर उन्हीं की 
सख्या अधिक है--जे अपने अग्रगामियों की केवल नकृल करते हैं, 
जो अपने विज्ञान का आधार ऐतिहा को बनाते हैं और उस आधार 
` को सन्त्र वैज्ञानिक खोज का विषय नहीं बनाते, गड़बड़ और विश्वङ्ख- 
लित हो गये हैं । 
अब हम प्रस्तुत विषय पर ग्रूर्थात्‌ आकाश ओर प्रश्वी के आकार 

पर हिन्दू-य्योतिषियों का मत वर्णन करेंगे । उनके अनुसार, आकाश 
` पी गोढाई, और सारी प्रथ्वी गोल है, भार प्रथ्वी मण्डलाकार 
HR वाल है । इसका उत्तरी श्रद्धभाग सूखी भूमि है और 

॥ व्यापक विवेचना। _% ,  , ): 

2 दाणा अधांश जल से ढंका हुआ है । प्रश्वी का 
जा परिमाण आधुनिक विवेचन और यूनानी मानते हैं उससे उनके 
अताउसार उसका परिमाण बडा है। इस परिमाण को 
म करते इए अपनी गगणताओं में उन्होंने अपने 
ज्योतिषी लोग प्रत्येक ऐसी वात में शो ख प 
नहों करती, घर्म-पण्डितो का अनुकरण करते हैं । [eet 
घुव के नीचे मेरु पर्वत और दक्षिण ध्रुव के नीचे बवाल टापू के 
होने का कल्पना को स्वीकार करते हैं । अब मेरु कां वहाँ होना वा न 
होना सर्वथा भ्रप्रासङ्गिक है, क्योंकि इसका प्रयोजन केवल चको के 
सदृश एक विशेष श्रमण की व्याख्या के लिए है । इसकी आवश्यकता 


॥ ॥ 


प्रष्ठ १२२ 


७0-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
3 


छब्बीसवाँ परिच्छेद । २०४ 


है बात से है कि प्रथ्वी के क्षेत्र पर के प्रत्येक स्थान के सदृश उसके 
खखस्तिक के रूप में आकाश में एक स्थान है । दक्षिणी टापू वडवा- 
मुख की कहानी भी उनकी विद्या को कोई हानि नहीं पहुँचाती । 
यद्यपि यह संभव, प्रत्युत संभाव्य है कि प्रथ्वी के प्रदेशों का 
प्रत्येक जोड़ा एक सङ्गत और अव्यवच्छिन्न एकता बनाता है, एक 
तो भूखण्ड के रूप में और दूसरा सागर के रूप में ( और वास्तव में 
दक्षिण ध्रुव के नीचे ऐसा कोई टापू नहीं) | पृथ्वी के ऐसे विधान का 
कारण गुरुत्त्राकर्षण का नियम है, क्योंकि उनके अनुसार प्रथ्वी 
ब्रह्माण्ड का मध्य है और प्रत्येक गुरु पदाथ इसकी ओर आकृष्ट होता 
है । यह बात स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण के इस नियम के कारण ही वे 
आकाश को भ्री मण्डक्ञाकार समभत्ते हैं । 

अब हम इस विषय पर हिन्दू-ब्योतिषियों के मत, हमारे किये 
हुए उनके अन्थों के अनुवादों के अनुसार, दिखलायेंगे । यदि हमारे 
अनुवाद में किसी -शब्द्‌ का प्रयोग ऐसे अर्थो में हुआ हा जोकि 
हमारी विद्याओं में उसके प्रचलित अर्थो से भिन्न है ता पाठकों को 
चाहिए कि शब्द के मौलिक अर्थ ( पारिभाषिक अर्थो को नहीं ) को 
समझें क्योंकि यहाँ वही अर्थ लिया गया है । 

पुलिश अपने सिद्धान्त में कहता है-- पौालिश यूनानी एक स्थान 
पर कहता है कि पृथ्वी वडुळाकार है, और दूसरी जगह वह कहता है 

पुलिश के सिद्धान्त कि इसका आकार ठक्कन (अर्थात्‌ चपटे सम्रक्तेत्र) 
का '्रबतरणा । का सा है । ओर उसके दोनों वचन सत्य हैं; 
क्योंकि प्रथ्वी का उपरितल या समच्तेत्र गोळ है, और इसका व्यास 
एक सीधी रेखा है । परन्तु वह पृथ्वी का केवल मण्डलाकार ही मानता 
था | यह बात उसके ग्रन्थ के अनेक वाक्यों से प्रमाणित हा सकती है। 
इसके अतिरिक्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, देव, श्रीषेण, विष्छुचन्द्र 


१ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१० अलबेरूनी का भारत | 


८२ ० हर 
ओर ब्रहम प्रश्नति सभी विद्रान्‌ इस विषय पर सहमत हैं । यदि पृथ्वी 
गोल न होती, तो यह एथ्वी पर के भिन्न-भिन्न स्थानों के अच्षों के साथ 
लपेटी हुई न होती, ग्रीष्म और हेमन्त में दिन और रात भिन्न भिन्न 
हट x >: ० ~ ०७ ~ 
न होते, और नक्षत्रों तथा उनके परिश्रमशों की अवस्थायें उनकी 
वर्तमान अवस्थाओं से सर्वथा भिन्न होतीं | 
“पृथ्वी की स्थिति मध्य में है। यह आधी गारा और आधी 
पानी दै । मेरु पर्वत इसके सुखे अर्धभाग में है । यह देवों का घर है; 
~ ~ Ey ~ 0 > ० ~ ७० ई 
आर इस के ऊपर धुव है । दूसरे अद्धभाग में, जे पानी से ढँका हा 
८21 ` ~~ “0५ कि 
है, दक्षिण ध्रुव के नीचे टापू के सद्दश बडवामुख भूखण्ड है। यहाँ 
मेरु पर बसनेवाले देवों के नातेदार नाग और दैत्य रहते हैं । इस- 
लिए इसको दैत्यान्तर भी कहते हैं । 
RE कसल oR छ 
पृथ्वी के दा आधों, सूखे और गीले को एक-दूसरे से जुदा 
करनेवाली रेखा निरक्त अर्थात है, क्यों 
ली रेखा तिहि अथाल्‌ अक्ष-रहित कहलाती है, क्योंकि थह 
मारी विषुवत्‌-रेखा से अभिन्न है। इस रेखा के सम्बन्ध से चार मुख्य 
दिशाओं में चार बड़े नगर हैं :-.. 
यमकाटि, पूर्वं में। । रोमक, पश्चिम में। 
तङ्का ~ 58 / क 
ह i El Se उत्तर में । 
धुवों पर वैधी ह्‌ का थाँभेः 
RES हुई है आर मेरुदण्ड उसको थाँमेः 
र 4 सूय उस रेखा पर जाता है जो मेरू और लङ्का के बीच 
गुञ्जरती है ता उस समय यमकाटि के || 
i है उल तमय यमकोटि के लिए दोपहर, यूनानियों 
आधी रात, अर सिद्धपुर में साँझ होती है ।” 
इसी प्रकार आयभट्ट ते इन बातों का वर्णन किया है । 
` सिल्लमाल-निवासी, जिष्णु में 
करता है त. का पुत्र महत अपने सिनत 
— पृथ्वी के आकार के में क 
विशेषतः पुराणों और धर्म्स-पस्तकों विषय में लोग, रह कह 
: पुराणों और धर्स्स-पुस्तकों को पढ़नेवाले, सिद्धान्त का प्रमाण । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छब्चीसवाँ परिच्छेद । २११ 


अनेक प्रकार की वाते कहते हैं। कई कहते हैं कि यह दर्पण के सदृश 
एक समान है, और कई कहते हैं कि यह प्याल्ले की तरह 
खेखली है । कई दूसरे कहते हैं कि यह शीशे की तरह एक 
समान और समुद्र से घिरी हुई है। यह समुद्र एक प्रथ्वी से, और यह 
पृथ्वी एक समुद्र से घिरी हुई है, इत्यादि । ये सब कालरों की तरह 
गोल हैं! प्रत्येक समुद्र या पृथ्वी जिसको वह घेरती है उससे ठुगनी है । 
सब से बाहर की पृथ्वी मध्यवर्ती पृथ्वी से चोंसठ गुनी बड़ी है, और 
बाहर की पृथ्वी को घेरनेवाला समुद्र मध्यवर्ती पृथ्वी को घेरनेवाले 
समुद्र से चोंसठ शुना बड़ा है । परन्तु अनेक ऐसे व्यापार हैं जिनसे 
हमें प्रथ्वी और आकाश को सण्डलाकार मानना पड़ता है, उदाहरणार्थ 
तारों का भिन्न-भिन्न स्थानों में सिन्न-भिन्न समय पर उदय और अस्त 
होना, जिससे, जैसा कि, यसकोटि में एक मनुष्य एक तारे का 
पश्चिमी दिइण्डल के ऊपर उदय होंते देखता है, और रूम में 
बही तारा उसी समय पूर्वी दिङ्गण्डल पर उदय होता दिखाई देता 
है | इसी के लिए एक और युक्ति यह है कि मेरु पर खड़ा हुआ मलुष्य 
एक अभिन्न तारे को राचसों के देश लङ्का के खस्वस्तिक में दिङ्गण्डल 
के ऊपर देखता है, और लङ्का में खड़ा मनुष्य उसी रमय उस तारे 
को अपने सिर पर देखता. है । इसके अतिरिक्त, जब तक प्रथ्वी और 
आकाश को मण्डलाकार न माना जाय सभी ज्योतिष-सस्बन्धी गणनायें 
ठीक नहों ठहदरतीं । इसलिए हमें कहना पड़ता है कि आकाश एक 
मण्डल है क्योंकि इसमें हमं मण्डल क सभी विशेष गुण दिखाई 
पडते हैं. और जगत के इन विशेष गुणों का निरीक्षण शुद्ध न होगा 
यदि वास्तव में ही यह परिमण्डल न हो। अब यह बात स्पष्ट 
हो गई होगी कि जगत्‌ क विषय में शेष सब कल्पनाय 


निःसार हैं |? 


पृष्ठ १२४ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१० अलबेरूनी का भारत। 


और ब्रह्मा प्रश्ति सभी विद्वान इस विषय पर सहमत हैं । यदि प्रथ्वी 


गोल न होती, ता यह एथ्वी पर के भिन्न-भिन्न स्थानों के अत्तो के साथ 


लपेटी हुई न होती, ग्रीष्म और हेमन्त में दिन और रात भिन्न भिन्न 


न होते, और नक्षत्रों तथा उनके परिश्रमणों की अवस्थायें उनकी 
बर्तमान अवस्थाओं से सर्वथा सिन्न होतीं | 


“पृथ्वी की स्थिति सध्य में दै । यह आधी गारा और आधी 


पानी है । मेरु पर्वत इसके सुखे अर्धभाग में है । यह देवों का घर है; 
Fe न = ~ © ०. ७० ~ ७० द्‌ 
आर इस के ऊपर ध्रुव हैं । दूसरे अद्धभाग में, जो पानी से ढँका हुश्रा 
है, दक्षिण ध्रुव के नीचे टापू के सदृश चडवामुख भूखण्ड है । यहाँ 
मेरू पर बसनेवाले देदों के नातेदार नाग और दै रहते 
लिए इसको दे्यान्तर भी कहते हैं । 

पृथ्वी के दा आधों, सूखे और गीले को एक-दूसरे से जुदा 
करनेवाली रेखा निर अर्थात्‌ अक्ष-रहित कहलाती है, क्योंकि यह 
हमारी विषुवत्‌-रेखा सं अभिन्न है। इंस रेखा के सम्बन्ध से चार मुख्य 
दिशाओं में चार बड़े नगर हैं :--- । 

यमकाटि, पूर्व में । रोमक, पश्चिम में। 

लङ्का, दक्षिण में |  सिद्धपुर, उत्तर में । 

' पृथ्वी दोनों छुवों पर वेधी हुई है और मेरुदण्ड उसको थाँमे 
हुए है । जब सूर्य उस रेखा पर जाता है जो मेरू और लङ्का के बीच 
में से गुज़रती है ता डस समय यमकोटि के लिए दोपहर, यूनानियों 
के लिए आधी रात, और सिद्धपुर में साँझ होती हैँ । 

इसी प्रकार आर्यभट्ट ने इन बातों का वर्शन किया है। 

४ ee ; जिष्णु का पुत्र ब्रह्मगुप्त अपने ब्रह्मसिद्धान्त में 
दता नियम लोग शक कर कर: 
विशेषतः पुराणों और धर्स्स-पुस्तकों को पढ्नेवाले, सिद्धान्त का प्रमाण । 


७0-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छब्चीसवाँ परिच्छेद । २११ 


अनेक प्रकार की वाते कहते हँ । कई कहते हैं कि यह दपण के सहश 
एक समान है, और कई कहते हैं कि यह प्याले की तरह 
खेखली है | कई दूसरे कहते हैं कि यह शीशे की तरह एक 
समान और समुद्र से घिरी हुई है।यह समुद्र एक पृथ्वी से, ओर यह 
पृथ्वी एक समुद्र से घिरी हुई है, इत्यादि । ये सब कालरों की तरह 
गोल हैं! प्रत्येक समुद्र या पृथ्वी जिसको वह घेरती है उससे दुगनी हे । 
सब से बाहर की पृथ्वी मध्यवर्ती पृथ्वी से चोंसठ गुनी बड़ी है, और 
बाहर की पृथ्वी को घेरनेवाला समुद्र मध्यवर्ती पृथ्वी को घेरनेवाले 
समुद्र से चोंसठ गुना बड़ा है । परन्तु अनेक ऐसे व्यापार हैं जिनसे 
हमें एथ्वी और आकाश को सण्डलाकार मानना पड़ता हे, उदाहरणाथ 
तारों का भिन्न-भिन्न स्थानों में सिन्न-भिन्न समय पर उदय और अस्त 
होना, जिससे, जैसा कि, यमकोटि में एक मनुष्य एक तारे का 
पश्चिमी दिइण्डल के ऊपर उदय होते देखता है, और रूम सें 
बही तारा उसी समय पूर्वी दिङ्टण्डल पर उदय होता दिखाई देता 
है । इसी के लिए एक और युक्ति यह है कि मेरु पर खड़ा हुआ मजुष्य 
एक अभिन्न तारे को राक्षसो के देश लङ्का के खस्वस्तिक में दिङ्गण्डल 
के ऊपर देखता है, और लङ्का में खड़ा मनुष्य उसी रमय उस तारे 
को अपने सिर पर देखता. है । इसके अतिरिक्त, जब तक पृथ्वी और 
आकाश को मण्डल्लाकार न माना जाय सभी ज्योतिष-सम्बन्धी गणनाय 
ठीक नहीं ठद्दरतीं । इसलिए हमें कहना पड़ता है कि आकाश एक 
मण्डल है क्‍योंकि इसमें हमें मण्डल के सभी विशेष गुण दिखाई 
पड़ते हैं, और जगत के इन विशेष गुणों का निरीक्षण शुद्ध न होगा 
यदि वास्तव में ही यह परिमण्डल न हो। अब यह बात स्पष्ट 
हो गई होगी कि जगत्‌ के विषय में शेष सब कल्पनाय 


निःसार हैं |? 


पृष्ठ १३४ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१२ अलबेरूनी का भारत | 


° ०00 2. 
आयभट्ट जगत्‌ के स्वरूप का अन्वेषण करते हुए कहता है कि 
विविध ज्योतिषियों यहं प्रथ्वी, जल, अग्नि, और वायु का बना है 
00 १ ० (2. ० 
के प्रमाण । आर इनमें से प्रत्येक तत्व गोल है । 
~ ~ ० ~ ७: 
इसी प्रकार वसिष्ठ आर लाट कहते हैं कि पाँच तत्त्व अर्थात 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश गोल हैं । 
वराइमिहिर कहता है कि जिन वस्तुओं की उपलब्धि इन्द्रियो 
9 ती > १००५ १६. es ७0 ` 
द्वारा हाती हैँ वे सब पृथ्वी के मण्डलाकार होने के पत्त में प्रमाण 
इ और इसक कोई ने 
है, ह इसके कोइ दूसरा आकार रखने की सम्भावना का खण्डन 
करती हें । 
आर्यभट्ट, पुलिश, वसिष्ठ भै मे ह 
£, एलिश, वसिष्ठ आर लाट सब इस वात भैँ सहमत हैं 
कि जव यमकोटि में मध्याह्न होता है तो रूम में आधी रात, लङ्का में 
~ ~ 
दिन का आरम्भ, और सिद्धपुर में रात का आरम्भ होता हे, और 
जब ER श्थ्वा गोल न हो ऐसा होना सम्भव नहीं। इसी प्रकार 
महो कौ नियतकालिकता भी प्रथ्वी के गोल होने से ही सिद्ध हो 
सकती हे | 
२ [aN ° = 
साट कहता हे पृथ्वी के प्रत्येक खान से केवल आधा ही 
- ° > 
ल दिखाई देता है। जितना अधिक हमारा उत्तरी अत्त 
ता छै उतना ही गे पर 
कर छ क अधिक मेरु और धुव दिङ्गण्डल के ऊपर चढ़ 
हा 5 जितना अधिक हमारा दक्षिणी प्रक्त होता है उतना 
ही ७५ वे को क नीचे इत जाते हैं। उत्तर और दक्षिण 
द्‌ नों में “५७, अच जितना भ्रधिक होता है उतना ही अधिक 
उनके को से विषुवत्‌ रेखा नीची 
विषुवत्‌ रेखा के उत्तर में है बह केवल उ 
दक्षिण ध्रुव उसे दिखाई 
मनुष्य की है ।? 


जे तर भ्रुव का ही देखता है, 
नहीं देता, और यही बात दक्षिण ध्रुववाले 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हो जाती है | जो मनुष्य. 


छव्बीसवाँ परिच्छेद । २१३ 


आकाश आर पृथ्वी के बतुलाकार, अर जा कुछ उनके बीच है 
उसक विषय में, और इस बात के विषय में कि प्रथ्वी का परिमाण, 

परथ्ची की गोलाई, जोकि परिमण्डल के मध्य में स्थित है, आकाश 
उत्तरी ओर दक्षिणी आधे के दृश्य भाग के सामने केवल छोटा सा है, 

बीच गुरुता के तुळा 

रहने और गुरुत्वाकप्रण पर हिन्दू-ज्योतिषियों के ये शब्द हँ। ये विचार 
तु । टोलमी कृत अलमस्ट के प्रथम अध्याय और 
वैसी ही दूसरी पुस्तकों में वशित ज्योतिष का आदि ज्ञान हैं, यद्यपि 
ये उस वेज्ञानिक रूप में नहीं निकाले गये जिसमें कि हम इनको 
निकालने के आदी है, | 
+ + + (.दीमक चाट गई ) + + 

क्योंकि प्रथ्वी पानी से अधिक भारी, ओर पानी वायु के सदृश 
तरल है । जब तक पृथ्वी, परमेश्वर की आज्ञा से, कोई दूसरा रूप 
धारण नहीं करती, इसके लिए मण्डलाकार एक भौतिक आवश्यकता 
है । इसलिए,-जब तक हम यह न मानलें कि प्रथ्वी का सुखी भूमि 
वाला अर्ध भाग खोखला है, परथ्वी उत्तर की ओर चल नहीं सकती, 
वह पानी दक्षिण ही की ओर चल सकता है, जिससे एक सारा 
र्ध भाग ढ़ भूमि नहीं होता और न दूसरा ही आधा पानी । जहाँ 
तक, अनुमान के आधार पर स्थित, हमारा विवेचन जाता हे, 
शुष्क भूमि का दो उत्तरी चतुथांशों में से एक में होना आवः 
श्यक है, इसलिए हम 'अनुमान करते हैं कि साथ के .भाग की भी 
यही दशा है। हम मानते हैं कि वडवामुख द्वीप का होना असम्भव 
नहीं, पर हम इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते क्योंकि इसके » 
और मेरू के विषय में जा कुछ भी हम जानते हैं उसका एक मात्र 
आधार पुराण हे । 

पृथ्वी का जा भाग हमें ज्ञात है उसमें विषुवत्‌ रेखा कठिन भूमि 


प्छ १३ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyadn Kosha 


२१४ , अलबेरूनी का भारत | 
और सागर के बीच की सीमा को नहीं दिखलाती । क्योंकि कई-कई 
स्थानों सें महाद्वीप समुद्र में बहुत दूर तक घुसता चल्ला गया है यहाँ 
तक कि वह विषुवत्‌-रेखा को भी लाँघ गया है, उदाहरणार्थ पश्चिम 
मं हवशियों के मैदान, जो कि दक्षिण में दूर तक, चन्द्रमा के पततो! 
भा नील नदी के स्रोत से भी परे तक, वास्तव में ऐसे प्रदेशों में 
जिनको कि हम ठीक तौर पर नहीं जानते, आगे को बढ़ते चल्ने 
गये हैं । क्योंकि वह महाद्वीप निर्जल और अगम्य है, अर इसी 
भकार जज के सुफाला के पीछे का समुद्र भी जहाज्ञों के चलने के 
योग्य नहीं है। जिस जहाज्ञ ने उसमें प्रवेश करने का साहस 
किया है वह कभी वहाँ देखी बातों को सुनाने के लिए लौट कर 
नहीं आया | 
दा ह अतिरिक्त सिन्धःप्रान्त के ऊपर भारत का एक वड़ा भाग 
दक्षिण को ओर बहुत गहरा आगे को बढ़ा हुआ है, ओर विषुवत्‌-रेखा 
को भी लाधता हुआ मालूम होता है । । 
त दोनों के बीच अरव और यमन स्थित हैं परन्तु वे दक्षिण की 
ओर इतने नहीं बढ़े कि विषुव-रेखा को लाँघ जायें | 
eS re 
से तोड़कर खाडियाँ और उपर र Ses 
हत नता शार उपसागर बना रहा है। उदाहरणाथ, समुद्र 
अरब क पश्चिमी किनारे के साथ-साथ मध्य सिरिः की 
तरह बढ़ा हुआ दै । कुलज़म के प है 
« और इससे इसका नाम लि i 
॥ र भी पड़ गया है । 
_ , सथुद्र की एक दूसरी भ्रार इससे भी बड़ी शाखा अरब के पूर्व 
में है । इसका नाम फारस का सागर है । भारत और चीन के बीच 
, भी समुद्र उत्तर की ओर एक बड़ी टेढ़ाई बनाता है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छब्बीसवाँ परिच्छेद । २१५ 


इसलिए यह स्पष्ट है कि इन देशों के सागर-तट की रेखा विषुव- 


रेखा के अनुरूप नहीं, और न यही उससे अपरिवर्तनीय अन्तर 
'पर रहती है, 


+ त (कृसिभुक्त ) र्न- + 
और चार नगरों का वर्णन अपने उचित खान में किया जायगा । 
समयो की जिस भिन्नता का उल्लेख हुआ है वह पृथ्वी के गोल 

और परिमण्डल के मध्यवर्ती हेने का एक परिणाम दै । ओर यदि वे 
पृथ्वी पर, इसके गाल होते हुए भी, अधिवासी मानते हैं--क्योंकि 
अधिवासियों के बिना नगरों की कल्पना हो ही नहीं सकती--तोा 
पृथ्वी पर मनुष्यां के अस्तित्व का कारण प्रत्येक भारी वस्तु का उसके 
केन्द्र अर्थात्‌ पृथ्वी के मध्य की ओर खिंच जाना ठहरता है । 
वायु-पुराण की बहुत सी बाते भी इसी विषय को हैं, अर्थात्‌ 
जब अमरावती में मध्याह्न होता है ता वैवस्वत में बायु और सत्स्य- 
सूर्योदय, सुखा में मध्यरात्रि, और विमा में सूर्यास्त परा के परमाय । 


` होता है । 


मतस्य-पुराण की बाते' भी इसी प्रकार की हैं, क्योंकि यह पुस्तक 
बताती है कि मेरु के पूर्व में राजा इन्द्र और उसकी खी का वास- 
स्थान अमरावतीपुर है; सेरु के दक्षिण में सुर्य के पुत्र यस का निवास- 
स्थान संयमनीपुर है जहाँ कि वह मनुष्यों का दण्ड आर फल देता 
है; मेरु के पश्चिम में वरुण अर्थात्‌ पानी का निवास-स्थान सुखापुर है; 
झर मेरु के उत्तर में चन्द्रमा की नगरी विभावरीपुर है । ओर जब 
संयमनीपुर में सुर्य की स्थिति मध्याह्न की होती है, ता. वह सुखापुर 
में उद्य और अमरावतीपुर में अस्त होता है, और विभाबरीपुर से 
उसकी स्थिति आधी रात की होती है । पृष्ठ १३६ 


CC-0.-In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१६ अलबेरूनी का भारत | 


यदि मत्स्य-पुराण का रचयिता कहता है कि सूर्य मेरु के गि 
धूमता है तो उसका तात्पर्य मेरु-निवासियों के गिर्द चक्की के ऐसे 
परिश्रमण से है। मेरु-निवासियों का, इस ह छ 
परिभ्रमण के इस सरूप के कारण, न पूर्व का वचन कप की 
और न पश्चिम ही का पता लगता है । सेरु के टीका । 
अधिवासियों के लिए सुर्य एक विशेष स्थान में ही नहीं, ्रस्युत विविध 
स्थानों सें चढता है। पूर्व शब्द से रचयिता का तात्पर्य एक नगर के 
- खस्वस्तिक से, और पश्चिम से उसका अभिप्राय दूसरे नगर कं 
खस्वस्तिक से दै। सम्भवतः मत्स्यपुराण के बे चार नारे ज्योतिषियों 
के बताये नगरों से अभिन्न हैं । परन्तु लेखक ने यह नहीं बताया कि 
वे मेरु से कितनी दूर हैं | इसके अतिरिक्त जे। कुछ हमने हिन्दुओं 
टा कस्पनाओ के तार पर वयान किया है वह बिलकुल ठीक और 
वैज्ञानिक रीतियों के अनुसार है; परन्तु उनका यह खभाव है कि वे 
कभी ध्रव का जिक्र करते हैं तो उसके साथ ही लगते दम मेरू 
पवत का भी ज़िक्र कर देते हैं | [ 
नीची चीज के लक्षण पर हिन्दू हमारे साथ सहमत हैं, अर्थात्‌ 
कि यह जगत का मध्य है, परन्तु इस विषय पर 
उनके वाक्य सूक्ष्म हैं, विशेषत: इसलिए. कि ठ 0071 
यह उन महा प्रश्नों में से एक है जिन पर कि मिहिर म म 
उनके केवल बहुत बड़े विद्वान्‌ ही विचार करते हैं । 
अह्वागुप्त कहता है--विद्वानों ने यह विधेषित किया है कि 
EE रा के मध्य में है, और देवों का घर सेर पर्वत 
द ह Cin जिससे दैत्यों - Gl 
मतानुसार यह नीचे सापेक्ष है। 
इसका खयाल न करके, हम कहते हैं कि पृथ्वी अपने सभी पाखो 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छब्बीसवाँ परिच्छेद । २१७ 
में एक सी है; प्रथ्वी के सभी लोग सीधे खड़े होते हैं, और सभी 
भारी चीज़ें प्रकृति के एक नियम से पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं क्योंकि 
चीज़ों का आकृष्ट करना और उनको रखना पृथ्वी का खभाव है, जिस 
प्रकार बहना जल का, जलना अग्नि का, ओर हिल्लाना हवा का खभाव 
। यदि कोई चीज़ प्रथ्वी से भी ज्ञियादा नीचे गहरा जाना चाहती 

ते इसे यल्ल करके देख लेने दा । प्रश्वी ही एक मात्र नीची चीज़ 
'है; बीजों का चाहे किसी ओर फेंको वे सदा इसके पास ही वापस 
आ जायेंगे, और पृथ्वी से ऊपर की ओर कभी न चढ़ेंगे |” 
वराहमिहिर कहता है--“'पवेत, समुद्र, नदियाँ, वृक्ष, नगर, 
मनुष्य, ओर देवगण सब प्रथ्वी-मण्डल के इद-गिद हैं। यदि 
यमकीाटि और रूम एक-दूसरे के अभिमुख है ता यह नहीं कहा जा 
सकता कि इनमें से एक-दूसरे की अपेक्षा नीचा है, क्योंकि नीचा 
का अभाव है। मनुष्य पृथ्वी के एक स्थान के विषय सें किस तरह 
कह सकता है कि यह नीचा है, क्योंकि यह प्रत्येक बात में पृथ्वी 
के प्रत्येक दूसरे खान से अभिन्न है, और एक खान उतना ही थोड़ा 
गिर सकता है जितना कि दूसरा । प्रत्येक मनुष्य अपनी ही अपेक्ता 
से अपने आपको कहता है, ' मैं ऊपर हूँ और दूसरे नीचे ? परन्तु 
वे सब लोग प्रथ्वी-मण्डल के गिदे कदस्व-वृत्त की शाखाओं पर 
उगनेवाले पुष्पों के सदृश हैं । वे इसका सब ओर से घेरे हुए हैं, 
परन्तु प्रत्येक पुष्प की स्थिति दूसरे की स्थिति के ही सदृश है, न 
एक नीचे का लटक रहा है और न दूसरा सीधा ऊपर केर खड़ा 


ty ply fly 


७०० षिः प 
है । कारण यह कि प्रथ्वी अपने ऊपर की प्रत्यक वस्तु को आकषित 


करती है, क्योकि यह सब तरफों से नीचे, और आकाश सब ओर 


ऊपर दै 1१. श् क 
पाठक देखेंगे कि हिन्दुओं के ये सिद्धान्त प्राकृतिक नियमों 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१८ अलबेरूनी का भारत । 


के यथार्थे ज्ञान पर अवलम्बित हैं, परन्तु साथ ही वे अपने धम्म 
पण्डितों भार ऐतिह्ा-वादियों के साथ थोड़ा सा छल भी करते हें । 
इसलिए टीकाकार बलभद्र कहता है--“ लोगों बलभद्र के अत्रतरण और 
की सम्मतियाँ अनेक और भिन्न-भिन्न हैँ,सच्यकार की उन पर आलोचना । 
और उनमें से सब से अधिक यथार्थ सम्मति यह है कि पृथ्वी, मेरु 
और ज्योतिश्चक्र गोल हैं । और आप्त (? ) पुराणकार, भ्रर्थात्‌ 
_ पुराण के दृढ़ अनुयायी कहते हैं-'पृश्वी कछुवे की पीठ के सहश 
है; यह नीचे से गोल नहीं |? उनका यह कथन सर्वथा सल है 
क्योंकि पृथ्वी जल के बीच है, और जो कुछ जल के ऊपर दिखाई 


19 


देती हे उसका आकार कछुवे की पीठ के सहश है; और प्र॒थ्वी के 


'गिदे का समुद्र जहाज्ञों के चलने के लायक नहीं । 
इश्वी का गोल होना दृष्टि से प्रमाणित होता है । 
देखिए यहाँ बल्लभद्र पीठ की गुलाई के विषय में धर्म्म-पण्डितों 
का कल्पना को किस प्रकार सत्य प्रकट करता है | वह अपने-आपको 

“2 ह प्रकट कत] है मानों उसे यह मालूम नहीं कि वे इस 

इन्कार करते हैं कि गर्भाशय, अर्थात्‌ पृथ्वी-मण दूर 
आधा, गोल है, और वह अपने ना गिल वि 
कछुवे की पीठ के सदृश होने ) में ही निमग्न रखता है, जिसका 
कि, वास्तव में, विषय से काई सम्बन्ध नहीं । े 
बलभद्र फिर और कहता है--''मानव-दृष्टि पृथ्वी ओर इसकी 
गुल्लाई से दूर एक बिन्दु पर ५००० याजन का 5६ वाँ भाग अर्थात्‌ 


* 1४२ हिन ति ठोके ५२-३) पहुँचती है | अतएव मलुष्य उसकी गुलाई 
क. नहों द्वेखता, और इसी से 


इस विषय पर सम्मतियों की 
-असङ्गति हे 19 


बे घर्मपरायण मचुध्य ( आप्त (१) पुराणकार ) प्रृथ्वी की 


प्रष्ठ १३७ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छब्बीसवाँ परिच्छेद । २१४ 
2 2. SCN "दा es क ~ ~ ~ 0. ०, _2 
पीठ को गुलाई से इन्कार नहीं करते; वल्कि, वे पृथ्वी का कछुवे की 
पीठ से तुलना देकर गुल्लाई का मानते हैं। केवल बलभद्र ही 
( “पृथ्वी नीचे से गोल नहां,?? इन शब्दों से ) उनसे इन्कार कराता 
है, क्योंकि उसने उनके शब्दों का अर्थ यह समभा है कि प्रवी 


> > 


पानी से घिरी हुई हे । जो पानी से ऊपर निकली हुई है बह या ते 
मण्डलाकार है या उलटे हुए ढोल के सदृश अर्थात्‌ गोल चौकोने 
खम्भे के वृत्तांश के सदृश पानी से बाहर निकला हुआ मैदान है। 

इसके अतिरिक्त बलभद्र का यह कहना कि मनुष्य, कृद छोटा 
होने के कारण, पृथ्वी की गुलाई का नहीं देख सकता, स नहीं; 
क्योंकि यदि मनुष्य का कृद उच्चतम पर्वत के लम्ब-सुत्र के बराबर भी 
लम्बा होता, ओर यदि वह दूसरे स्थानों में जाने और भिन्न-भिन्न 
थानों में किये हुए अवलोकनों के विषय में बुद्धि दौड़ाने के बिना 
केवल एक ही बिन्दु से अवलोकन करता तो भी इतनी उँचाई उसके 
किसी काम न आती और वह प्रथ्वी की गुलाई और इसके स्वरूप 
का अनुभव करने में असमर्थ होता । 

परन्तु इस टिप्पणी का सर्वप्रिय-कलपना के साथ क्या सम्बन्ध 
है ? यदि उसने सादृश्य से यह परिणाम निकाला था कि पृथ्वी का वह 
पार्श्व जो गोळ पार्श्व केमेरा तात्पर्य निचले आधे से है-सामने 
है वह भी गोल है, और फिर यदि उसने मानव-दृष्टि की शक्ति क 
विस्तार के विषय में अपना सिद्धान्त इन्द्रियों की उपलब्धि क फल क 
वार पर नहीं, बल्कि चिन्तन के फल के रूप में उपस्थित किया था 
ते उसके सिद्धान्त में कुछ सार अवश्य मालूम होगा । 

` बलभद्र ने जो मानव-चल्ञु के पहुँच सकने की सीमा का लक्षण 

वाट किया है उसके विषय में हम यह गणना पेश 


पृथ्वी पर मानव 
के विस्तार पर गणाना) करते हैं:-- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-२२० अलबेरूनी का भारत । 


ह केन्द्र के गिदे क ख प्ृथ्वी-मण्डल है । ख देखनेवाले के खडे 
होने का स्थान है; उसका कृद्‌ ख ग है। इसके अतिरिक्त, इम 
पृथ्वी को स्पशे करती हुई ग क रेखा खींचते हैं । 

अव यह बात स्पष्ट है कि दृष्टि का क्षेत्र ख है, जिसको हमने 
दत्त का ङ वाँ अंश, अर्थात्‌, यदि इम वृत्त को ३६० ओशो में 
विभक्त करें ता, ३१ अंश माना है । 

मेरू-पवत की गणना में जिस रीति का 


* 
उपयोग किया गया था उसके अनुसार hx 
~ © 1 
हम ट क के वर्ग अर्थात्‌ ५०६२५ को ह खो \ 


-ट अर्थात्‌ ३४३१ पर बाँटते हैं । इस तरह 7 | \ & 
_ भागफल ट ग = ०११४ प्‌ '; भर देखने i कु 
वाले का कृद्‌, ख ग, ०७ ४५ है । | bo 
हमारी गणना का आधार यह है कि 

पूर्ण ज्या, ह ख, ३४३८ है । ल्ल / 
प्रथ्वी की त्रिज्या, हमारे पूर्वोक्त मण्डल के 
अनुसार, ७६५ २७ १६ (येजन) है । यदि हम ख ग का इसी माप से 
मापे ते यह १ योजन, ६ क्रोश, १०३४ गज़ ( = ५७,०३५ गज्ञ) के 
५०१० है। यदि हम ख ग को चार गज़ के बराबर मान हे ता, जा के 
नाप के अनुसार, इसका सम्बन्ध क ट से वैसा ही है 

का, अर्थात्‌ उन गज़ों का जोकि कि Ei श्र थु 
पाये हैं, ज्या के नाप के अनुसार क ट से, न २२५ से है । र 
यदि हम ज्या. को गिनें ता हम इसे ०९० १ तिर और इसके 
दत्तां का नाप भी इतना ही है | परन्तु, इश्वी की गुलाई का 
प्रत्यक अंश १३ योजन, ७ क्रोश, और ३३ ३, गज्ञको दिखलाता है। 


इसलिए पृथ्वी पर दृष्टि-क्षेत्र २४१ इ गज है। ( एतावतः ) पृष्ठ १३८ 


व्य 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छब्बोसवाँ परिच्छेद । २२१ 


( इस गिनती की व्याख्या के लिए टीका देखिए । ) 
बलभद्र की इस गणना का स्रोत पुलिश-सिद्धान्त है, जोकि वृत्त 
के चतुर्थांश के खण्ड-मण्डल को २४ कईजात में बाँटता है। वह कहता 
है-- यदि कोई इसके लिए युक्ति पूछे तो उसे जानना चाहिए कि 
इनमें से प्रत्येक कर्दजात बृत्त का इ आग = २२४५ मिनट (= ३ 
अंश) है । और यदि हम इसकी ज्या को गिने तो हम इसे भी २२५ 
मिनटों के बराबर पाते हैं ।? इससे मालूम होता है कि जो भाग 
इस कर्दज से छोटे हैं उनमें ज्याये अपने वृत्तांशों के बराबर हैं । और, 
क्योंकि आर्यभट्ट और पुलिश के अनुसार, पूर्ण ज्या (2705 ६०४७४) 
का ३६० अंशों के वृत्त के साथ व्यास का सम्वन्ध है, इसलिए इस 
गणित-सम्बन्धिनी समानता से बलभद्र ने यह समका कि वृत्तांश 
लम्ब रूप है; और कोई भी विस्तार जिसमें कोई बहिवरतुलता आगे 
को बढ़कर दृष्टि को लाँघने से नहीं रोकती, और जो इतना छोटा 
नहीं कि दिखाई ही न दे सके, वह दिखाई देता है । 
परन्तु यह भारी भूल है; क्यों कि वृत्तांश कभी लम्ब रूप नहीं होता 
और न वह ज्या ही, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो कभी वृत्तांश 
के बरावर होती है । यह केवल ऐसे ही अंशों क लिए स्वीकार करने 
योग्य है जोकि गिनती के सुभीते के लिए मान लिये गये हैं, परन्तु 
यह पृथ्वी के अंशों के लिए कभी ओर कहीं भी सय नहीं । 
यदि पुलिश कहता है कि प्रथ्वी एक मेरुदण्ड के सहारे है ता 
उसका यह मतलब नहीं कि सचमुच ही ऐसा कोई मेरुदण्ड विद्यमान 
पुलिश के अनुसार है, और कि उसके बिना पृथ्वी गिर Nt 4 
स्वी का मेरु-दयड। ऐसी बात कैसे कह सकता था, क्योंकि उसकी 
सम्मति है कि पृथ्वी के गिर्द चार आवाद शहर हैं, जिसकी व्याख्या 
'इस बात से की गई है कि प्रत्येक भारी वस्तु सब तरफों से प्रथ्वी की 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२२ अलेवेरूनी का भारत | 


ओर नीचे गिरती है? परन्तु पुलिश का यह मत है कि मध्यवर्ती 
भागों के निश्चल होने का कारण परिधि-सम्बन्धो भागों की गति है 
आर मण्डल की गति तब ही हा सकती है जव पहले इसके दो ध्रव 
और उनको मिलानेवाली एक रेखा मान ली जाय । यह रेखा 
कल्पना में मेरु-दण्ड है। ऐसा मालूम होता है मानों उसके कहने 
का मतलव यह है कि आकाश की गति पृथ्वी को अपने स्थान में 
रखती है, और प्रथ्वी के लिए इसको स्वाभाविक स्थान बनाती हे. 
कि जिसके बाहर यह कभी हो ही नहीं सकती थी | और यह स्थानः 
गति के मेरुदण्ड के मध्य में स्थित दै । मण्डल के दूसरे व्यासों की 
भी मेरुदण्डों के रूप में कल्पना की जा सकती है, क्योकि उन सब 
में मेरुदण्ड़ बनने की शक्ति है, और यदि प्रथ्वी एक मेरु-दण्ड के बीच 
में न होती तो ऐसे मेरुदण्ड भी हो सकते थे जा पृथ्वी के बीच से. 
न सुज्रते । इसलिए रूपक के तार पर कहा जा सकता है. कि पृथ्वी 
मेरु-दण्डों के सहारे है । 

एथ्वा क खड़ा होने का विषय, जो कि ज्योतिष का एक प्रारम्भिक 

ब्रह्ममुत और अन्य- रन है, भोर जो अनेक बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ उप- 
कार की इस विषय में राय स्थित करता है, हिन्दू-ज्योतिपिया के लिए यह भी 
Sd चलती है या एक सिद्धान्त है। ब्रह्मगुप्त ब्रह्मसिद्धान्त में कहता 

द्‌: कुछ लोगों का मत है कि पहली गति (पूव 

से पश्चिम को) याम्यात्तरवृत्त में नहीं » परन्तु प्रथ्वी से 
सम्बन्ध रखती है । किन्तु वराहमिहिर यह कह कर उनका 
खण्डन करता है कि यदि ऐसी अवस्था होती तो पक्षी अपने घोंस ले से 
निकल कर पश्चिम की ओर उड जाने के पश्चात कभी भी वहाँ वापस 
न आ सकता |? आर, वास्तव में, यथार्थ बात है भी ऐसी ही जैसी 
वराहमिहिर कहता है |? 


प्र १३६ 


७0-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha, 


छब्बीसवाँ परिच्छेद । २२३ 


ब्रह्मगुप्त उसी पुस्तक में किसी दूसरे स्थल पर कहता है--“आर्य- 
भट्ट के अचुयायियाँ का मत है कि प्रथ्वो चलती है और आकाश 
| खड़ा दै। लोगों ने उनका यह कह कर खण्डन करने का यन्न किया 
है कि यदि ऐसी बात होती ता पत्थर और पेड़ पृथ्व से गिर पड़ते |? 
परन्तु त्रह्मगुप्त उनके साथ सहमत नहीं । वह कहता है कि उनके 
सिद्धान्त से आवश्यक तार पर यह परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि 
वह समझता था कि सब भारी चीज़ें पृथ्वी के केन्द्र की आर आकर्षित 
हो जाती हैं। वह कहता दै--“इसक विपरीत, यदि यह अवस्था होती, 
ते पृथ्वी आकाश के पले!ं, अर्थात्‌ समयों के प्राणों के साथ बराबर चलने की 
स्पर्धा न करती ।” 
इस अध्याय में, शायद अनुवादक के दोष के कारण, कुछ 
गड़बड़ मालूम होती है । क्योंकि आकाश के पल २१६०० हैं, ओर 
- प्राण अर्थात्‌ श्वास कहलाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार याम्योत्तखत्त 
का प्रत्येक पल या मिनट साधारण मानव-श्वाल के समय में 
घूमता है । 
यदि इसको सत्य मान लिया जाय, ओर यह भी मान लिया 
जाय कि पृथ्वी पूर्व की ओर का अपना पूर्ण भ्रमण उतने प्राणों में 
करती है जितने में उस ( ब्रह्मगुप्त) के मतानुसार आकाश करता 
है, ते हम कोई कारण नहीं देखते कि प्रश्वी को आकाश के साथ 
बराबर चलने से कौनसी चीज़ रोक सकती है । 
इसके अतिरिक्त, प्रथ्वी का घूमना किसी प्रकार भी ज्योतिष के 
मूल्य का कम नहीं करता, क्योकि ज्योतिष-सम्बन्धी सभी रूपों का 
समाधान इस कल्पना के अनुसार बिलकुल वैसा ही अच्छी तरह से 
दो सकता है जैसा दूसरी के अनुसार । परन्तु, कई दूसरे कारण ऐसे 
हैं जो इसका असम्भव बनाते हैं । इस समस्या का समाधान सबसे 


१५ 


CCH. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२४ अलबेरूनी का भारत । 


ज़ियादा मुश्किल है । क्या प्राचीन और क्या आधुनिक दोनों 
ज्योतिषियों ने पृथ्वी के घूमने के प्रश्न पर गहरा विचार किया है, 
और इसका खण्डन करने का यन्न.किया है। हमने भी मिप्ताह इल्मुल 
हैआ ( ज्योतिष की चामी ) नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें हमारा 
खयाल है कि हम अपने अप्रगामियों से, शब्दों में नहीं तो, सज़सून 
में तो हर सूरत में बढ़ गये हैं । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan KSsha 


सत्ताईसवाँ परिच्छेद । 
पृथ्वी की प्रथम दो गतियों ( एक तो प्राचीन 


ON NSN 


2 ce 
ज्योतिषियों के मतालुसार पूर्व से पश्चिम को 
त्रो [a विषुवों ७ 
ऐर दूसरी विषुवों का अयन-चलन ) 
हि 55 ~, दु 
पर हिन्दू-ज्योतिषियां तथा पुराणकारों 
SN NTO 
दाना क मसताङुसार । 
इस विषय पर हिन्दू-ज्योतिषियों के प्रायः वही विचार हैं जोकि 
हमारे हैं । हम उनके प्रमाण देते हैं, पर साथ ही यह भी स्वीकार 
करते हैं कि जे कुछ हम देने में समर्थ हैं वह वास्तव में बहुत 
अपर्याप्त है । 
पुलिश कहता है-- वायु स्थिर तारकाओं के मण्डल को घुसाता 
है; दोनों ध्रव इसका अपने स्थान में रखते हैं, और इसकी गति मेरु 
इस विषय में पुलिश पर्वत पर रहनेवालों को बाई ओर से दाई 
का प्रमाण | अर को और वडवामुख-निवासियां को दायें 
से वायें को मालूम होती है 1? हि आओ 
एक दूसरे स्थल पर वह कहता है-- यदि कोई मनुष्य उन तारों 
की गति की दिशा के विषय में पूछे जिनका हम पूर्व में उदय होते 
और पश्चिम की आर घूमकर छिपते देखते हैं, ता उसे जानना 
१ चाहिए कि जिस गति को हम पश्चिमाभिमुख-गति के रूप में देखते 
हैं बह देखनेवालों के स्थानों के नुसार भिन्न-भिन्न मालूम होती 
है । मेरु पर्वत के अधिवासियों को यह गति बायें से दायें को, और 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२६ अलबेरूनी का भारत । 


वडवामुख के अधिवासियों का, इसके विपरीत, दायें से बायें को 
दिखाई देती है । व्रिषुवत-रेखा के अधिवासियों को यह केवल पश्चिमा- 
भिमुख, और पृथ्वी के उन खण्डों के अधिवासियों को, जो विषुवत्‌- 
रेखा और ध्रुवां के बीच में स्थित हैं, उनके स्थानों के न्यून यः 
अधिक उत्तरी या दक्षिणी अक्त के अनुसार न्यून या अधिक दबी हुई 
देख पड़ती है। इस सारी गति का कारण वायु है, जो मण्डलो को 
घुमाता, ओर नच्चत्रो तथा दूसरे तारों का पूव में उदय और पश्चिम 
में अस्त हाने के लिए बाध्य करता है | परन्तु, यह केवल एक निमित्त 
है। तत्त: नक्षत्रों की गतियों का रुख पूर्व की ओर है, अर्थात्‌ 
अलशरतान से अळब॒तैन की ओर है, जिनमें से पिछला स्थान पहले के 
पूर्व में है । परन्तु यदि जिज्ञासु चान्द्र स्थानं को नहीं जानता, और 
उनको सहायता से अपने लिए इस पूर्वाभिमुख गति की 
कहपना प्राप्त करने में असमर्थ है, ता उसे खयं चन्द्रमा को 
देखना चाहिए कि यह सूर्य से किस प्रकार एक बार और दूसरी 
बार परे जाता है; फिर यह कैसे उसके निकट आकर अन्त को 


उसक साथ मिल जाता है । इससे दूसरी गति उसकी समक में 
आ जायगी ।?? 


पृष्ठ १४० 


ब्रह्मगुप्त कहता है-“पृ्वी-मण्डल सम्भवत: बडी से बडी शीघ्रता 
“क साथ विना कभी मन्द होने के दो प्रवों के गिं घूमता हुश्रा 
ड ह बलभद्र RE किया गया है, आर तारे वहाँ पदा 
ये गये हैं जहाँ न बत्न-हृत है और न शर- 

तान भ्रथात्‌ उनके बीच के सीमान्त पर, जोकि सहाविषुव है |” 


टीकाकार बलभद्र कहता है--“सारा जात दो घबां पर लटका 
हुआ वठुल्ञाकार घूम रहा है । उसकी यह गति कल्प से आरम्भ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


fF ` परिच्छेद । २२७ 

~ EN कह ~ 2 ~ ४७ NL ७) ०००२, 

होती है आर कल्प के साथ समाप्त हो जाती है। परन्तु लोगों को 

इससे यह न कहना चाहिए कि पृथ्वी, अपनी सतत गति के कारण, 
अनादि और अनन्त है ।?? 

ब्रह्मगुप्त कहता है--“निरच्च खान साठ घटिकाओं मेँ बाँटे जाने 


“पर, मेरु के अधिवासियों के लिए दिङमण्डल है । उनका पूर्व पश्चिम 


है; ओर उस खान के पीछे ( विषुवत्‌-रेखा के परे) दक्षिण की ओर 
वडवामुख भ्र इसको घेरनेवाला सागर है । जब मण्डल और तारे 
घूमते हैं, ता याम्योत्तखृत्त ( उत्तर में ) देवों श्रार (दक्तिण में ) दैत्यों 
का संम्मिलित (? ) दिहसण्डल बन जाता है, जिसको वे इकट्ठे देखते 
हैं । परन्तु गति की दिशा उनको भिन्न-भिन्न दिखाई देती है। जिल 
गति को देवता दाई ओर की गति के रूप में देखते हैं, दैयाँ का 
वही बाई ओर की गति दिखाई देती है, और व्युत्क्रमेण, ठीक उसी 
तरह जैसे दाई ओर कोई चोज़ रखनेवाले मबुध्य को, जल में, वह 
चीज़ अपने बाई ओर दिखाई देती है। इस एकरूप-गति का 
कारण, जा न कभी बढ़ती और न कभी घटती है, वायु दै, परन्तु 
यह वह साधारण वायु नहीं जिसे हम सुनते और स्पशे करते हैं; . 
क्योंकि साधारण बायु ते मन्द, और शीघ्र हो जाता और बदल 
जाता है, परन्तु बह वायु कभी मन्द नहीं होता |? 

| एर दूसरे स्थल पर ब्रह्मगुप्त कहता दै वायु सारे स्थिर तारों 
और नचत्रों को पश्चिम की ओर एक ही परिश्रमण में घुमा देता है; 
परन्तु तारे भी मन्द्‌ गति के साथ पूर्व की ओर इस प्रकार चलते हैं, 
जैसे कुम्हार के चक्कर पर धूलि-कण चक्कर के घूमने a से विप- 
रीत दिशा में घूमता है । इस कण को जो गति दिखाई देती है वह उस 
गति से अभिन्न है जाकि सारे चक्कर को घुमा रही है, परन्तु ल 
व्यक्तिगत गति का अनुभव नहीं होता | इस विषय में लाट, आयभट्ट, 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२८ अलबेरूनी का भारत । 


और वसिष्ठ सहमत हैं, परन्तु कई लोग समभते हैं कि प्रथ्वी घूम रही 
है और सूर्य खड़ा है। जिस गति की कल्पना मनुष्य पूर्व से पश्चिम 
की ओर को गति के रुप में करते हैं, देव उसकी कल्पना बायें से दायें 
की ओर, दै दायें से बायें की ओर की गति के रूप में करते हैं |? 

ns मच इस विषय पर मेने भारतीय पुस्तकों में केवल. 
के सञ्चालक के तौर पर ! इतना ही पढ़ा है । 

मैं समझता हूँ, उन्होंने इस विषय को लोगों को समभाने श्रौर 

इसक अध्ययन को सुगम करने के उद्देश से ही वायु का सञ्चालक 

कहा हे; क्योंकि लोग स्वयं अपनी आँख से देखते हैं कि जव वायु पड्ढों 

वाले यन्त्रो आर इस प्रकार के खिलौनों को लगता है ते उनमें गति 

पदा कर देता है । परन्तु ज्योंही वे श्रादि सञ्चालक ( परमेश्वर ) का 

बणन करन लगते हैं, ता वे एकदम नेसगिक वायु से, जिसका निश्चय 

कि इसके सारे रूपों में विशेष कारणों-द्रारा हाता » मुकाबला 

करना छोड़ देते हैं । क्योंकि यद्यपि यह वस्तुओं को गति देता है, पर 

चडना इसका तख नहीं; और इसके अतिरिक्त. किसी दूसरी चीज़ 

क साथ संसग के विना यह चल नहीं सकता, क्योंकि वायु एक पिण्ड 

हें, आर इस पर वाह्य प्रभाव या साधनःक्रिया करते हैं. जिस से इसकी 

गति उनको शक्ति के समान होती है 

उनक इस कथन का कि वायु नहीं ठहरता केवल यही मतलब 

है कि सञ्चालक-शक्ति सदैव कार्य करती रहती है | इससे वैसा चलना 

या ठहरना नहा पाया जाता जैसा कि पिण्डों के लिए उचित है। 

फिर, उनके इस कथन का कि यह कभी मन्द नहीं होता यह ताप्पर्य है 

कि यह सब प्रकार की दुर्घटनाओ हे रहित है; क्योकि मन्द होना और 

छ १४१ हुँबैल दोना केवल ऐसे ही पिण्डों या भूतों में पाया जाता है 

जो विपरीत गुणों बाले तत्वों के बने हुए हें । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सत्ताईसवाँ परिच्छेद । २२४ 
इस कथन का तात्पर्य कि दा ध्रुव खिर तारों कं मण्डल को 
रखते हैं, ( प्छ २२५ ) यह नहीं किवे उसे द्वत्रवों के मंडल 
गिरने से बचाये रखते हैं, बल्कि यह है कि के रखने पर । 
उसको गति की स्वाभाविक अवस्था में बनाये रखते या कायम रखते 
। एक प्राचीन यूनानी के विषय में एक कथा दै । वह समझता था 
कि श्राकाश-गङ्गा किसी समय सूर्य की सड़क थी, भ्रौर पीछे से 
उसने इसको छाइ दिया। ऐसी बात का यह मतलब होगा कि गतिया 
नियमित न रहीं, और इससे कुछ मिलते-जुलते इस कथन का कि 
्रुवां के स्थिर तारों के मण्डल को बनाये रखने ( अर्थात्‌ उसकी रक्षा 
करने ) की ओर लक्ष्य किया जा सकता है । 
गति की समाप्ति कं विषय में (कि थह कल्प के साथ समाप्त होती 
है, इत्यादि) ( प्रष्ठ २२७ ) वलमद्र के वाक्य का अर्थ यह है कि 
प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व है और जिसका समभर का सापेक्ष 
गणित की रीति से निश्चय हा सकता है, स्प! 
निस्सन्देह, दो कारणों से, सान्त है--प्रथम, क्योंकि इसका आदि है, 
क्योकि प्रत्येक संख्या एक और उसके दूनों की बनी है, ओर खुद एक 
का अस्तित्व उन सब के पहले है; और, दूसरे क्योंकि इसके एक अश का 
समय के वर्तमान निमेष में भाव है, कारण यह कि यदि भाव के सातत्य 
, के द्वारा दिनां और रातों की संख्या बढ़.जाती है ता उनका प्रारम्भ 
रखना जहाँ से कि वे शुरू हुए थे आवश्यक है । यदि किसी मलुष्य 
का यह मत हो। कि मण्डल में ( उसक खिर गुणा क तौर पर ) समय 
का भाव नहीं, और यदि वह यह समझता हो कि दिन और रात 


का केवल सापेक्ष अस्तित्व है, वे कंवल पृथ्वी आर उसके अधिवासियों 


की अपेक्षा से ही विद्यमान हैं, कि यदि , उदाहरणाथ, जगत सस 
पृथ्वी का निकाल लिया जाय, ता दिन और रात का आर दिलों के बने 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह 


जड़े 


२३० अलबेरूनी का भारत । 


हुए तत्तत-समुच्चय को मापने की सम्भावना का भी अभाव हो जायगा, 
ते इससे वह बलभद्र पर अप्रस्तुतातुतन्धान की आवश्यकता डालता 
है, और उसको पहली गति का नहीं, प्रत्युत दूसरी गति का कारण 
सिद्ध करने के लिए वाध्य करता है। दूसरी गति का कारण नक्षत्रों के 
चक्र है जिनका केवल मण्डल ( श्वाकाश से ) सम्बन्ध है, एथ्वी से नहीं | 
इन चक्रों को बलभद्र कल्प शब्द से प्रकट करता है, क्योंकि इसमें बे 
सब शामिल हैं और इसके प्रारम्भ के साथ ही उन सब का प्रारम्भ 
होता है। 
यदि ब्रह्मुप्न यास्यात्तखृत्त के विषय में कहता है कि यह साठ 
भागों में विभक्त है ता यह ऐसा ही है जैसे हममें से कोई कहे कि 
यभ्योततर्ृत्त सा यास्योत्तरवृत्त चौबीस भागों सें विभक्त है; क्योंकि 
वटिका में बिमकत है। समय को गिनने और मापने के लिए याम्यो- 
तत्त एक माध्यम है। इसका परिश्रमण चौबीस घण्टे, या, हिन्दुओं 
के शब्दों में, साठ घटिका (या घड़ी ) रहता है। यही कारण है जो 
उन्होंने राशियों के उदय होने को याम्योत्तर वृत्त के समय (३६० अंशो) 
में नहीं, प्रत्युत घटिकाओं में गिना है । 

4 यदि, फिर, ब्रह्मगुप कहता है कि वायु स्थिर तारों और नक्षत्रों 
`का घुमाता है, इसके अतिरिक्त यदि वह, विशेष रूप से, नच्ञत्रों सें 
पूर्वाभिमुख मन्दगति ठहराता है, ता वह पाठक ' 
हग 2 को यह समभाता है कि खिर तारों में ऐसी 
काई गति नहीं होती, अन्यया वह कहता कि उनमें भी नक्षत्रों के 


खिर तारों पर । 


“समान वैसी ही मन्द पूर्वाभिमुख गति होती है, इन नक्षत्रा का उनसे 


हा और उस परिवर्तन के सिवा जोकि ये प्रतीत गति में दिखलाते 
हैं, कोई भेद नहीं । कई लोग कहते हैं कि प्राचीन लोग पहले उनकी 
(खिर तारों की) गतियों को नहीं जानते थे, बाद का चिरकाल पश्चात्‌ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है 


सत्ताईसवाँ परिच्छेद । २३१ 


उन्हें उनका पता लगा। इस सम्मति की इस वात से पुष्टि होती है कि 
ज्रहमगुप्त की पुस्तक, विविध चक्रों में, स्थिर तारों के चक्रों का उल्लेख 


ce 


नहीं करती, और वह उनके दिखाई देने और न दिखाई देने को सूर्य 


के अपरिवतनीय अंशो पर अवलम्बित करता है । 
`यदि ब्रह्मगुप्त यह कहता है कि विषुवत्‌-रेखा के अधिवासियों के 


:लिए पहली गति दाई ओर बाई ओर को गति नहीं है ता पाठकों को 


~ 


` निम्नलिखित याद रखना चाहिए । दो घ्रं. में 
आकाश की गति की _ हे 2० हरि 
दिशा जैसी कि बह १ण्वी से किसी एक के नीचे रहनेवाला सलुष्य जिस 
के भिन्नभिन्न विन्दुओं से रार भी मुड़ता है चलते हुए आकाशस्थ पिण्ड 
'दिखाइ देती है द न ते. ॐ _आएरक्योकि 
सदा उसके सामने रहते हैं, ओर क्योंकि वे 
'एक दिशा में चलाते हैं, इसलिए आवश्यक तार पर पहले वे उसके 
a ० चल 021 0० ०८ ~ 
एक हाथ के सम्मुख ठहरते हँ, आर फिर, आये चलते हुए, डसक 
दूसरे हाथ के सामने आ ठहरते हैं । दा धुवों के अधिवासियों को 
इस गति की दिशा, जल या दंश में किसी वस्तु के प्रतिबिम्व के 
सदृश, जहाँ कि उसकी दिशाये बदली हुई दिखाई देती हैं इसके 
~ ° 
सर्वथा विपरीत दिखाई देती है । यदि मनुष्य का प्रतिबिम्ब जल या दर्पण 
में पड़े तो वह दशक के सम्मुख खड़े मनुष्य से भिन्न दिखाई सा 
देगा । उसका दायाँ पाशव दशेक के बाये पाश्व के सामने, 
और उसका बायाँ पारशव दशक के दाँये पाव के सामने होगा । 
इसी प्रकार उत्तरी भक्त के स्थानों के अधिवासियों के लिए , 
'घूमते हुए आकाशस्थ पिण्ड दक्षिण की ओर उनके सम्झुख हैं, और 
दक्षिणी श्रक्ष के स्थानां के अधिवासियों के सम्मुख वे उत्तर की 
ओर हैं । उनको गति वैसी ही मालूम होती है जैसी कि वह मेरु 
रे के सियो को मालूम होती है । परन्तु विषुवत- 
“झर वडवामुख के अधिवासिया का मा दै 
रेखा पर रहनेवालों के लिए आकाशस्थ पिण्ड प्रायः उनके सिर के ऊपर 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३२ अलबेरूनी का भारत | 
घूमते हैं, जिससे वे उनका किसी दिशा में भी अपने सम्मुख नहीं 
कर सकते | किन्तु, वास्तव में, वे वियुवत्‌-रेखा से थोड़ा सा विचलित. 
होते हैं, जिससे वहाँ के लोगों के सामने दो पाश्वों पर एकरूप गति 
होती है, अर्थात्‌ दाँयें से बाँये का उत्तरीय आकाशस्थ पिण्डों की 
गति, और बाँये से दाये को दक्षिणी नचत्रो की गति । इसलिए 
उनक शरीरों में दोनों ध्रुवां के अधिवासियों की ( अर्थात, तारों को 
भिन्न-भिन्न दिशाओं में घुमते हुए देखने की ) शक्ति संयुक्त है, और 
तारों का दायें से वाँयें या इसके विपरीत घूमते देखना सर्वथा उनकी 
अपनो इच्छा पर अवलम्धित है । १ 
जब न्रह्मगुप्त कहता है कि रेखा साठ भागों में विभक्त है ता 
उसका अभिप्राय वियुवत्‌-रेखा पर खड़े मनुष्य के खखस्तिक में से गुज्ञ 
रनेवाली रेखा से है। पुराणों के कत्ता आकाश को पृथ्वी पर खड़े 
और ठहर हुए शुम्बज्ञ या शिखरतेरण के रूप में, और तारों को पूर्व 
} से पद्चिम को प्रथक-प्रथक घूमते हुए भूतो के रूप में प्रकट करते हैं । 
इन मनुष्यो को दूसरी गति की कोई धारणा केसे हो सकती है? और 
यदि उनमें ऐसी कोई धारणा होती है ता उसी श्रेणी के मनुष्या का 
एक प्रतियोगी एक ही चीज़ के प्रथक-पृथक तार पर दो भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में चलने की सम्भाबना का कैसे सान सकता ? 
उनकी कल्पनाओं के विषय में जो बातें हम जानते हैं वह यहाँ 
वर्णन करते हैं, यद्यपि हमें मालूम है कि पाठकों को इनसे कुछ लाभ 
न होगा क्योंकि वे सर्वथा निर्थक हैं । 
मतस्यपुराण कहता है--“सूर्य और तारे दक्षिण की ओर उसी 
शीघ्रता से गुज़रते हैं जिससे कि एक तीर मेरु-पर्वेत के गिद घूमता 
न तक है । सूर्य कुछ उस शहतीर की तरह घूमता है 
त जिसका सिरा कि बहुत शीघ्रता से घूमते समय 


॥ 00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
REET SP ‘MVE, OM ला 


सच्चाईसवाँ परिच्छेद । २३३ 
जल रहा डो । सूर्य वास्तव में (रात्रि समय) छिप नहीं जाता; वह उस 
समय केवल कुछ लोगों के लिए, मेरु के चारों पारशवो पर चार नगरा क 
अधिवासियों के लिए अदृश्य हा जाता है। लोकालाक पर्वत क उत्तरा 
पाश्वों से शुरू करके वह मेरु पर्वत के गिद घूमता है; वह लोकालोक 
के आगे नहीं जाता, और न उसके दक्षिणी पाश्व का ही आलोकित 
करता है। वह रात को दिखाई नहीं देता क्योंकि वह बहुत दूर हैं । 
मनुष्य उसका १००० योजन की दूरी से देख सकता है, परन्तु जब 

ह इतने बड़े अन्तर पर होता है तो आँख के पर्याप्त निकट की 
एक छोटी सी वस्तु भी उसको देखनेवाले क लिए अदृश्य बना 
सकती है । 

“ज्ञब सुर्य पुष्कर ट्रीप के खखस्तिक स हाता है ता वह प्रथ्वी के 
एक-तीसवें भाग की दूरी घण्टे के तीन-पाँचवें भाग म चलता है । 
इतने समय म.वह २१ लक्ष और ५०००० योजन अघात्‌ २१५०००० 
याजन चलता है । तब वह उत्तर की आर झुड़ता है, उसके तय करने 
का अन्तर तिगुना हो जाता दै । फलतः, दिन लम्बे हा जात ३ | 
जा सफर सूय एक दक्षिणी दिन में तय करता है वह € कोटि और 

१००४५ योजन है। फिर जब वह उत्तर का वापस आता और चीर 
अर्थात्‌ आकाश-गङ्गा के गिदे घूमता है ता वह एक दिन में १ कोटि 
और २१ लक्ष योजन चलता है |” 

अब पाठकों से हमारा निवेदन है कि वह देखें कि ये बाते 
लभी-पुलभी हैं । यदि मस्स्यपुराण का कत्ती कहता है कि तारे 
मल्यपुराणा की कल्पना तीर के समान शीत्रता से गुज़रते हैं, इत्यादि 

पर ग्रन्थकार की समालोचना । तो हम समझत दै कि यह अशिक्षित जना क 
लिए एक अतिशयोक्ति दै; परन्तु हमार लिए यह कहना आवश्यक 
है कि तारों की तीर-की-सी गति कवल दचण न ही नहीं, प्रत्युत 


॥ | 


+ 5 
न 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


२३४ अलबेरूनी का भारत । 
उत्तर में भी है। उत्तर और दक्षिण में ऐसी सीमाये हैं जहाँ से कि 
सु वापस सुड़ता है, और दक्षिणी सीमा से उत्तरी सीमा तक सूय 
के जाने का समय उसके उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा तक जाने 
के समय के वराबर है । इसलिए उसकी उत्तराभिमुख गति 
तीर के समान शीघ्र कहलाने की वैसी ही अधिकारी है । 
परन्तु यहाँ उत्तर ध्रुव के विषय में ग्रन्थकार के घर्म्म-सम्बन्धी मत 
का भाव मिलता है क्योकि वह समता है कि उत्तर ऊपर ओर 
दक्षिण नीचे है । इसलिए तारे सी-सा (5९९-३३७ वेल के तरते 
pe हुए बच्चों को भाँति दक्षिण ओर Se हः ps 
यदि, मन्धकत्ता का अभिप्राय यहाँ दूसरी गति से है, से ॥ 
यह पहली है, तो हमें कहना पड़ता है कि NC के 
गि नहीं घूमते, और इस गति का चेत्र मेर. ३7 क्ता की 
चेत्र मेरु की आकाश-कच्ता की 

शर चक्र का एक-बारहवाँ झुका हुआ है । 

इसके अतिरिक्त, यह उपमा जिसमें वह सूर्यको गति को जल्ते 
हुए शहतीर के साथ मिलाता है कितनी दूर को है! यदि हमारा यह 
मत होता कि सूर्य एक अविरत गोल कालंर के सदृश चलता है, तो 
उसकी चद उपमा इस मत का खण्डन करने के लिए उपयोगी होती | 
परन्तु, चूकि इम सूर्य को, एक प्रकार से आकाश में खड़ा 
एक पिण्ड समभते हैं, इललिए उसकी उपमा दि है। और यदि 
उसका अभिप्राय केवल इतना ही कहने का है कि सूर् एक चक्र 
खींचता है, तो उसका सूर्य का जलते हुए शहतीर से मिलाना 
सोनाल हे, क्योंकि एक रस्सी के सिरे से बाँधा हुआ पत्थर | 
भी सिए के गि घुमाने से वैसा ही चक्र खींचता है (उसका जलता 
डुआ वणन करने की कोई आवश्यकता नहीं ) । 

उसका यह कथन, कि सूर्य कुछ लोगों पर. चढ़ता और दूसरों 


उड १४३ 


कै 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सत्ताईसवाँ परिच्छेद । २३५ 


|: डूबता है, सच है; परन्तु यहाँ भी वह अपने घमे-विज्ञान-सम्बन्धी 
मतों से मुक्त नहीं । यह बात उसके लोकालोक पर्वत के उल्लेख से, 
र उसकी इस टिप्पणी से प्रकट होती है कि सूर्य की किरणें इसके 
वन्य या दक्षिणी पाश्व पर नहीं, बल्कि माचुप या उत्तरी पाशवं पर 
पड़ती हैं । 
फिर, रात्रि के समय सूर्य अपने बड़े अन्तर के कारण नहीं 
छिप जाता, प्रत्युत इसलिए कि वह किसी चीज़ से--हमारे मतानुसार 
पृथ्वी से, और मत्स्यपुराण के कर्तां के अनुसार मेरु-पवत से-- 
ढक जाता है । वह यह कल्पना करता है कि सूर्य मेस के गिर्द घूमता 
है, ओर हम उसके एक पाश्व पर हैं | फलतः सूर्य के माग से 
हमारा अन्तर बदलता रहता है। यह मूलतः उसका अपना विचार है। 
इसका समर्थन पोछे के इन वचनों से द्वोता है । सूर्य के रात्रि-समय 
अदृश्य होने का उसके हमसे अन्तर के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं। 
जिन संख्याओ का मत्स्यपुराण का कत्ता उल्लेख करता है, में 
समझता हूँ वे भ्र€ हैं, क्योंकि कोई भी गिनती इनका समर्थन नहीं 
करती । वह सुर्य के उत्तर के रास्ते का उसके दक्षिण के रास्ते से 
तिशुना बताता है, और इसी को दिन को लम्वाई के भेद का कारण 
/ ` ठहराता है । वास्तव में दिन और रात का समाहार सदा अभिन्न 
होता है, और उत्तर में दिन और रात का एक-दूसरे से नित्य सम्बन्ध 
है, इसलिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम उसके वचन एक 
ऐसे अन्त के बतलायें जहाँ कि गरमी का दिन ४५ घटिका, और 
सरदी का दिन १५ घटिका लम्बा होता है । 
इसके अतिरिक्त, उसका यह कहना कि सूर्य उत्तर में शीघ्रता 
करता है ( वहाँ दक्षिण की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से चलता है), 
प्रमाण-हीन है । उत्तरी अक्ष के स्थानों के यास्योत्तरबृत्त एक-दूसरे से 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३६ अलबेरूनी का भारत | 


बहुत जियादा अन्तर पर नहों, क्योंकि वे ध्रुव के समीप हैं, परन्तु 


याम्योत्तखृत्त ज्यों-ज्यों विषुव-रेखा के निकट होते जाते हैं त्यो-स्यों 
उनका एक-दूसरे से अन्तर बढ़ता जाता है | अब यदि सूर्य छोटी दरी 
को तय करने के लिए जल्दी चलता है तो उसको बड़ी दुरी को तय 
करने के लिए जितना समय लगता है उसकी अपेक्ता कम समय का 
प्रयोजन होगा, विशेषतः यदि इस लम्बे माग पर डसका कूच मन्द 
हा । वास्तव में अवस्था इसके विपरीत है । 
जब सूर्यः पुष्कर-द्वीप के ऊपर घूमता है उसके इस वाक्य का तात्पर्य 
सकर-संक्रान्ति की रेखा से है। उसके मतानुसार; इस रेखा पर, चाहे 
यह मकर-सक्रान्ति हा या दूसरी, प्रत्येक दूसरे स्थान की अपेक्षा 
दिन लम्वा हाना चाहिए । ये सब बातें अस्पष्ट हैं । 
इसी प्रकार की भावनायें वायुपुराण में भी पाई जाती हैं 
उदाहरणार्थ, “कि दक्षिण में दिन बारह मुहुत्त और बायुपुराण क 
उत्तर में अठारह सुहत्तं है, और कि दक्षिण और उत्तर के अवतरण । 
बीच सूय का झुकाव १८३ दिन में १७२२१ योजन है अर्थात प्रत्येक 
दिन के लिए ४४ (६८६) योजन है |? 
एक सुहूत्त एक घण्ट क चार-पाँचवें ( = ४८ मिनट) के बरावर 
हाता है । वायुपुराण का वाक्य उस अक्ष पर लागू है जहाँ कि सब 
से बड़ा दिन १४६ घण्टे हाता है । पृष्ठ १४४ 
वायुपुराण के वताये योजनों की संख्याओं के विषय में यह 
स्पष्ट है कि अन्धकार का तात्पर्य मण्डल के ढुगने झुकाव के अंश से 
है । उसके अनुसार झुकाव चौबीस अंश है; इसलिए सारे मण्डल के 
योजन १२६१५७३ होगे । भार जिन दिनों में सूर्य दुगना झुकाव , 
तय करता है वे, दिनों के भग्नांशों का कुछ खयाल न करके, जोकि 
प्रायः एक दिन के पाँच-आठवें हैं, सार वर्ष का आधा हैं । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सत्ताइंसवाँ परिच्छेद । २३७ 


फिर, वायुपुराण कहता है कि “उत्तर में सूर्य दिन के समय 
। अर रात के समय तेज़ी से चलता है, और दक्षिण मे 
इसके विपरीत । इसलिए उत्तर में अठारह मुद्रत्त सर दिन लम्ता है।? ये 
केवल एक ऐसे व्यक्ति के शब्द हैं जिसको सूर्य की पूर्वी गति का कुछ 
भी ज्ञान नहीं, जो यन्त्रों से दिन के वृत्तांश का माप नहीं सकता । 

विष्णु-धम्म कहता है--सप्त्षि को कक्षा ध्रुव के नीचे स्थित 
है; उसके नीचे शनि की कक्षा; फिर बृहस्पति की; फिर मङ्गल, सूर्य 
शुक्र, बुध और चन्द्र की। वे पूवे की ओर , 
चक्की की तरह, एक प्रकार की एकरूप गति में FS 
जोकि प्रत्येक तारे का विशेष गुण है, घूमते हैं । उनमें से कुछ ता शीत्रता 
से घूमते हैं और कुछ होले-हीले । अनन्त काल से मत्यु और जो 
उन पर सहस्रों बार आते हैं ।?? 

यदि आप इस वचन की वैज्ञानिक नियमों के अनुसार परीक्षा 
करेंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि यह सर्वथा क्रम-हीन हैँ । 
सप्तर्षि को धुव के नीचे और ध्रुव का स्थान अत्राधित उच्चता मानने 
से सप्तर्षि सेरु के निवासियों के खस्वस्तिक के नीचे ठहरता है। 
उसका यह कथन तो सत्य है. परन्तु नक्षत्रों के विषय मं उसको भूल 
है । क्योंकि, उसके अनुसार, नीचे शब्द का अथ पृथ्वी से बड़ी या 
छोटी दूरी समझा जाना चाहिए; ओर जब तक हम यह न मानलें 
कि सब नक्षत्रों में से शनि का विषुवत्‌-रेखा से सबसे ज्रियादा झुकाव 
है, उसके बाद सवसे बड़ा झुकाव बृहस्पति का है, फिर मङ्गल, सूय 
शुक्र, इत्यादि का, आर साथ ही उनक झुकाव का यह परिमाण एक- 
रूप है, तब तक इस प्रकार अर्थ समभने से, उसका ( प्रथ्वी से 
नक्षत्रों की दूरियों के विषय में ) कथन ठीक नहीं है । परन्तु यह 


बात सत्यता क अनुरूप नहा । 


El 


t 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३८ अलबेरूनी का भारत | 


यदि हम विष्णु-धर्मं के सारे कथन का सारांश लें ते अ्न्धकर्ता- 
को इतनी बात ता ठीक है कि स्थिर तारे नक्षत्रों से उच्चतर हैं, 
परन्तु उसका ध्रुव को स्थिर तारों से उच्चतर न मानना भूल है। 

नक्षत्रों का चको-सदृश परिभ्रमण पश्चिम की ओर पहिली गति 
है, न कि ग्रन्थकर्त्ता की बताई हुई दूखरी गति। उसके मतानुसार 
नक्षत्र उन व्यक्तियों की आत्माय हैं जिन्होंने अपने गुणों से अभ्यु- 
दय को प्राप्त किया है, और जो मानव-रूप में अपने जीवन की 
समाप्ति के बाद इसमें वापस आगये हैं। मेरी राय में, ग्रन्थकर्ता 
सहलों बार शब्दों में संख्या का प्रयाग इसलिए करता है कि या तो 
वह यह वताना चाहता था कि उनका अस्तित्व इस परिभाषा के 
हमारे अर्थो में अस्तित्व हे शक्ति से क्रिया में विकास ( इसलिए 
परिमित आर माप-द्वारा गिने जाने तथा निश्चय किये जाने के 
योग्य काई वस्तु ) है, या उसका उदेश यह प्रकट करता है कि उनमें 
से कुछ आत्मायें मोच्च प्राप्त कर लेती हैं, और वाकी प्राप्त नहीं 
करता । इसलिए उनकी संख्या में अधिकता या न्यूनता हो सकती है 
आर इस प्रकार को प्रत्येक वस्तु परिमित रूप रखती है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अटुाईसवाँ परिच्छेद । 


— et 

ON त्तणों + 
दश दिशाओं के लक्षणों पर । 
पिण्डों का विस्तार तीन दिशाओं में होता है-- 
ह, ओर गहराई या उँचाई । किसी वास्तविक दिशा का 
कल्पित का नहों, पथ परिमित हे; इसलिए इन तीन पोका 
दिखल्लानेवाली रेखायें परिमित हैं, और इनके छ: सिरों के बिन्दु 
या सीमायें दिशायं हैं । यदि तुम उन रेखाओं के मध्य में, अर्थात्‌ 

~ CS > “३ > 

जहाँ वे एक-दूसरे का काटती हे, एक जन्तु को कल्पना करो, जो 
उनमें से एक की ओर मुंह करता है, तो उस जन्तु के सम्बन्ध से ये 


शूः न्य 


दिशायें हं, सामने, पीछे, दांय, बांये, ऊपर, और नीचे । 

यदि इन दिशाओं का जगत्‌ के सम्वन्ध में प्रयोग किया जाय तो 
उन्हें नये नामों का प्रयोजन होता है। क्योंकि नक्षत्रों 
का उदय और अस्त होना दिङमण्डल पर अवलम्बित है 
अगर पहिली गति दिङमण्डल द्वारा अभिव्यक्त होती है, इसलिए 
दिङमण्डल से दिशाओं का निश्चय करना सब से ज्ञियादा आसान 
है । ( सामने, पीछे, वाँयें और दाँयें के अनुरूप ) चार दिशायें 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो प्रायः मालूम हे, परन्तु जा दिशायें इनमें 
से प्रत्येक दा के बीच स्थित हैं वे कम मालूम हैं | ये आठ दिशायें 
बनती हैं; और ऊपर और नीचे को मिला कर, जिनकी अधिक 
व्याख्या की आवश्यकता नहीं, दस दिशायें हैं । 

यूनानी लोग दिशाओं का निश्चय राशियों के चढ़ने और डूबने 


१६ 


पृष्ठ १४५ 


4 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Sosho. | ते 


२४० अलबेरूनी का भारत । 
के स्थानों से करते थे, उनका हवाओं के नाते में लाकर सोलह 
दिशायें प्राप्त करते थे । 

अरबी लोग भी हवाओं के चलने के बिन्दुओं से दिशाओं का 
निश्चय करते थे। दो प्रधान हवाओं के बीच चलनेवाली किसी 
भी हवा को वे प्राय: नकबा कहते थे। बहुत थोड़ो. अवस्थाओं में बे 
अपने विशेष नामों से पुकारी जाती थीं । 


दिशाओं के नाम रखने में हिन्दुओं ने हवा के चलने का कोई 
खयाल नहीं रक्खा । वे केवल चार मुख्य दिशाओं तथा उनके बीच 
की उपदिशाओं को एथक्‌-पएथक्‌ नामों से.पुकारते हैं | इसलिए, 
जैसा कि नीचे के चित्र में दरसाया गया है, दिगन्तस चेत्र में उनकी 
आठ दिशायें है 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अट्ठाईसवाँ परिच्छेद । २४१ 


इनके अतिरिक्त दिगन्तसम क्षेत्र के दो धुवो के लिए दो और 
दिशायें हैं, अर्थात्‌ ऊपर और नीचे । इनमें से पहली को उपरि और 
दूसरी को अधस भौर तळ कहते हैं । 

इन ओर अन्य जातियों में प्रचलित दिशाओं का आधार जन- 
अनुमति है । क्योंकि दिङमण्डल्ल असंख्य चक्रो-द्रारा विभक्त हैं, इस- 
लिए इसके केन्द्र से पैदा होनेवाली दिशायें भी असंख्य हैं । प्रत्येक 
सम्भव व्यास के दो सिरों को सामने और पीछे समझा जा सकता 
है, इसलिए पहले को समकोण पर काटनेवाले ( र उसी चेत्र में 
स्थित ) व्यास के दो सिरे दारयां और वायां दै । 

हिन्दू कभी किसी चीज़ का, चाहे वह चीज बुद्धि का विषय हो 
ओर चाहे कल्पना का, उसमें मनुष्य-धर्म का आरोप किये बिना या 
उसे व्यक्ति के रूप में प्रकट किये बिना वर्णन नहीं कर सकते | वे 
एकदम उसका विवाह करबे, उसकी शादी रचाते, उसकी पल्ली को 


गर्भवत्ती बनाते आर उसकी कोख से कुछ पैदा करा देते हैं। यही 


बात इस अवस्था में भी है । विष्णु-धर्म कहता है कि अत्रि तारे ने 
जोकि सप्तर्षि नामक तारों पर शासन करता है एक खरी के रूप में 
प्रकट की गई दिशाओं से, यद्यपि उनकी संख्या आठ है, विवाह किया, 
और उसकी कोख से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ । 

एक दूसरा म्रन्थकर्ता कहता है--दक्ष अर्थात्‌ प्रजापति ने 
धर्म अर्थात्‌ पुरस्कार के साथ अपनी दस पुत्रियों अर्थात्‌ दस दिशाओं 
का विवाह कर दिया । उनमें से एक के अनेक बच्चे उत्पन्न हुए । 
वह खरी वसु और उसके बच्चे वासु कहलाते थे । उनमें से एक 
चन्द्रमा था । 

इसमें सन्देह नहीं कि हमारे मुसलमान लोग चन्द्रमा के ऐसे 
न्म पर हँसेंगे । परन्तु मैं उनको इसी प्रकार की कुछ और भी 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४२ अलबेरूनी का भारत । 


सामग्री देता हूँ । इस प्रकार उदाहरणार्थ, वे वयान करते हैं--कश्यपः 
गर उसकी भार्या अदिति का पुत्र सूये छठे मन्वन्तर में विशाखा 
नक्षत्र पर उत्पन्न हुआ था; धम्मे का पुत्र चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्र पर 
पैदा हुआ था; प्रजापति क“ पुत्र मङ्गल पूर्वाषाढा पर; चन्द्र का पुत्र 
बुध, धनिष्ठा पर; अङ्गिरस्‌ का पुत्र बृहस्पति पूवफाल्गुनी पर; 
भगु का पुत्र शुक्र पुष्य पर; शनि रेवती पर; मत्यु के देवता यम 

का पुत्र केतु आश्लेषा पर, ओर राहु रेवती पर पैदा हुआ था | 


पृ १४६ 


अपनी रीति के अनुसार, हिन्दू लोग दिगन्तसम क्षेत्र में आठ 
दिशाओं के लिए विशेष अधिष्ठाता ठहराते हैं। उनके नीचे की 
तालिका में दिखलाया जाता है-- 


उन्तके अधि- दिशायें . | उनके अधि- | दिशायें 
ठता । छ्ठाता । 
इन्द्र । पूर्व | | वरुण । पश्चिम । 
| | _ 
ऊ | | 
अग्नि । दक्षिण-पूर्व । वायु | | उत्तर-पश्चिम । 
यस । | दक्षिण । | कुरू | उत्तर । 
| « 
[EF | 
प्रथु। . | द्क्तिण-पश्चिम। | महादेव । उत्तर-पूर्व । 


हिन्दू लोग इन श्राठ दिशाओं का एक चित्र बनाते हैं । इसकी 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ह 


अट्राईस वाँ परिच्छेद । २४३ 


वे राहु-चक्र कहते हैं | इसके द्वारा वे जूआ खेलने के लिए शकुन या 
भविष्यवाणी लेने का यत्न करते हैं | वह चित्र यह है :-- 


दत्तिण-पूर्व 
दक्षिण अर 
| ॥ दु 
फ्रि Fs 


उत्तर-पश्चिम १! 
उत्तर 


इस चित्र का उपयोग इस प्रकार होता है--पहले तुम्हें प्रस्तुत 
दिन का अधिष्ठाता और इस चित्र में उसका स्थान मालूम होना 
चाहिए । फिर तुम्हें दिन के भर भागों में से उस भाग का जानना 
चाहिए जिसमें तुम दैवयोग से उपस्थित हो | ये -आठों, दिन के अधि- 
छाता से आरम्भ करके अविरत परम्परा में पूर्व से दक्षिण और पश्चिम 
की रेखाओं पर गिने जाते हैं | इस . प्रकार तुम प्रस्तुत प्राठवें का 


१ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४४ अलबेरूनी का भारत । 


अधिष्ठाता मालूम कर लेते हो। उदाहरणार्थ, यदि तुम ब्ृहस्पतिवार 
का पाँचवॉ-आठवाँ जानना चाहते हो जब कि दक्षिण में दिन का 
अधिष्ठाता बृहस्पति है और दक्षिण से आनेवाली रेखा उत्तर-पश्चिम 
में समाप्त होती है, ते हमें मालूम हो जाता है कि पहले-आठवें का 
अधिष्ठाता ब्रहस्पति, दूसरे का शनि, तीसरे का सूर्य, चौथे का चन्द्र, 
ओर पाँचवें का उत्तर में बुध है । इस प्रकार तुम दिन और रात में 
से अहोरात्र के अन्त तक आठवें गिन जाते हा | इस प्रकार जब दिन 
० ET nS ९ =’ ० र. ~ 
के उस आठवें की दिशा मालूम हा गई जिसमें कि तुम हा ता इसको 
वे राहु समझते हैं; और जब तुम खेलने लगा ते इस प्रकार 
बैठा ~ ~ ० 0७ 0000 न. 88 ९४७ - 
बैठो कि यह दिशा तुम्हारी पीठ के पीछे रहे | तब तुम, उनके 
विश्वासानुसार, जीत जाओगे । पाठकों का यह काम नहीं कि वे उस 
मनुष्य से घृणा करें जो ऐसे शकुन के कारण, नाना खेल्लॉ में पाँसे की 
एक फेंक पर अपने सारे भाग्य की बाज्ञी लगा देता है । उसके पासे 
खेलने का दायित्व उस पर छोड़ना ही पर्याप्त है । 


: CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyadn Kosha 


रू >> 


उन्तीसवाँ परिच्छेद । 


[a श्रा ॥ [a ७, [a CIS 
हेन्दुओं के मतानुसार एथ्वी कहाँ तक बसी हुई हें । 

भुवनकाश ऋषि की पुस्तक में लिखा है कि वासयोग्य जगत 
हिमवन्त से दक्षिण की ओर फैलता है ओर भरत नामक एक मनुष्य 

बासये।म्व जगत्‌ पर के कारण, जो उनका शासन और रक्षा करता 
ऋषि भुवनकोश की राय । था, भारतवर्ष कहलाता है | केवल इस वास- 
स्थान के अधिवासियों के लिए ही दूसरे जन्म में पुरस्कार और दण्ड 
नियुक्त है । यह नौ भागों में विभक्त है । उनको नव-खण्ड-प्रथम कहते 
हैं । प्रत्येक दा खण्डो के बीच एक समुद्र है जिसको वे एक खण्ड से 
दूसरे खण्ड में जाने के लिए पार करते हैं । वासयोग्य जगत्‌ की 
चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक १००० योजन है । 

हिमवन्त से ग्रन्थकर्ता का अभिप्राय उत्तरी पवतां से है, जहाँ 
शीत के कारण, जगत्‌ वास-योग्य नहीं रहता । इसलिए सारी सभ्यता 
का इन पर्वतो के दक्षिण में होना आवश्यक है । 

उसके ये शब्द कि अधिवासियों को पुरस्कार और दण्ड सिलता 
है, यह प्रकट करते हैं कि कई दूसरे लोग ऐसे भी हैं जिनको पुरस्कार 
और दण्ड नहीं मिळता । इन प्राणियों को उसे या तो मनुष्य-पदवी 
से उठा कर देव-पदबी पर ले जाना चाहिए, जोकि उन तस्वों को 
सरलता के कारण जिनके कि वे बने हुए हैं और अपनी प्रकृति की 
पवित्रता के कारण ईश्वरीय आज्ञा कभी उल्लङ्घन नहीं करते और सदा 
भक्ति में लगे रहते हैं; या उसे उनको गिराकर निर्विवेक पशु बना 
देना चाहिए । इसलिए उसके अनुसार वास-स्थान (अर्थात्‌ भारत- 
वर्ष) के वाहर मनुष्य नहीं | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४६ अलबेरूनी का भारत | 


केवल हिन्द ही भारतवर्ष नहीं है, जैसा हिन्दू समभे हैं, जिनके 
अनुसार उनका देश ही जगत्‌ है ओर उनकी जाति ही केवल 
मानव-जाति है; क्योंकि हिन्द में कोई ऐसा सागर नहीं है जे उसके 
एक खण्ड को दूसरे खण्ड से अलग किये हुए उसमें आर-पार 
स्थित हा । इसके अतिरिक्त, वे इन खण्डों का ट्रीपों से अभिन्न नहीं 
मानते, क्योंकि प्रन्थकार कहता है कि उन समुट्रों पर लोग एक तट 
से दूसरे तट पर जाते हैं । फिर, उसकी बातों से यह परिणाम निक- 
लता है कि प्रथ्वी के सारे अधिवासी ओर हिन्दू पुरस्कार और दण्ड 
के अधीन हैं, श्रौर वे एक बड़ा धम्मे-समाज हैं । 

नौ भाग प्रधम अर्थात्‌ प्राथमिक भाग कहलांते हैं, क्योंकि बे 
अकेले हिन्द को भी नौ भागों में विभक्त करते हैं। इसलिए वास- 
स्थान की बाँट प्राथमिक परन्तु भारतवष की वाँट गोण है। इसके 
अतिरिक्त, नो भागों में एक तीसरी बाँट भौ है, क्योंकि उनके 
फल्ित-ज्योतिष-वेत्ता किसी देश के शुभाशुभ स्थानों को मालूम करने 
का यत्न करते समय प्रत्येक देश को नो भागों में बाँटते हैं । 

बायु-पुराण में भी हमें इसी प्रकार का एक ऐेतिह्य मिलता है । 

वह यह है कि ““जम्बु-द्रोप का मध्य भारतवर्ष कहलाता है, जिसका 

अर्थ है वे लोग जो कोई वस्तु प्राप्त करते और अपना 
पाषण अपने आप करते हैं। वे चार युग मानते हैं । वे 
पुरस्कार और दण्ड के ग्रधीन हैं; और हिमवन्त देश के उत्तर में स्थित 
है। यह नो भागों में विभक्त है, और उनके बीच जहाज़ों के तैरने 
लायक समुद्र हैं । इसकी लम्वाई ४००० योजन, इसकी चौड़ाई 
१००० है; और क्योंकि यह देश सम्रार (?) भी कहलाता है, इसलिए 
इस पर शासन करनेवाले प्रत्येक शासक को सम्रार (?) कहते हैं । 
इसके नो भागों की आकृति निम्नलिखित प्रकार की है |? 


वायु-पुराण का अवतरण 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उन्तीसवाँ परिच्छेद । २४७ 


तब ग्रन्थकार पूर्व और उत्तर के वीच के खण्ड के पर्वतो, और 
वहाँ से निकलनेवाली नदियों का वणन करने लगता है, परन्तु वह 
इस वर्णन के आगे नहों जाता । इससे हमें वह यह समभाता है कि 
उसके सताचुसार एक खण्ड वास-स्थान है । परन्तु एक 
दूसरे स्थल पर वह अपना खण्डन करता है, जहाँ कि 
ह कहता है कि जम्वू ट्रीप नव-खण्ड-प्रथम में मध्य है, और दूसरे 
आठ दिशाओं की ओर स्थित हैं । उन पर देवता, मनुष्य, पशु ओर 
पेड़ हैँ । इन शब्दों से उसका मतलब द्वीप प्रतीत होता है । 
यदि वास-स्थान की चौड़ाई १००० योजन है, ता इसकी लम्बाई 
अवश्य २८०० के लगभग होनी चाहिए । | 
फिर, वायु-पुराण प्रत्येक दिशा में स्थित नगरों और देशों का 
उल्लेख करता है | हम उनको तालिकाओं में दिखलायेंगे और साथ ही 
दूसरे स्रोतों से प्राप्त वैसी ही जानकारी भी देंगे, क्योंकि इस रीति से 


विषय का अध्ययन दूसरी रीतियों की अपेक्षा सुगसतर हो जाता है । 


|] 


नीचे का नकशा भारतवर्ष के सात खण्डों में बाँट का दिखाता है । 


प्र १४८ 


॥ नौ. ना | : 
ग ट्री ताम्रवण । 
शाद्वीप। (= छा? 
ह गभासतसत्‌ | 
| आ | 14 
| चला | र || = 
| छ | सौम्य । | इन्द्र-द्रीप या मध्य-देश ! | कशरुमत्‌। | थ 
|| AR al 
Tale 2 उ 
| 
गान्धर्व । ' नगर सम्वृत्त । 


उत्तर | 


= 


त 


| हम पहले कह चुके हैं कि एश्वी का वह भाग जिसमें वास- 
स्थान स्थित दै, कछुवे के सदृश है; क्योंकि 
Ci इसके किनारे गोल हैं । यह पानी से ऊपर उठा 


CC-0. In Public Domain.Digiized By Siddhanta eGangotr Cyaan (0902 ला By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha है छि 


२४ ` अलबेरूनी का भारत | 


हुआ और चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, और इसके उपरि- 
तल्ल पर सण्डलाकार बहिर्वतुलत्व है । परन्तु सम्भव है कि इस नाम 
की उत्पत्ति यह हा कि उनके गणित तथा फलित-ज्योतिषी दिशाओं 
को नक्षत्रों के अनुसार बाँटते हैं । इसलिए वह देश भी नक्षत्रों कं 
अनुसार ही बेटा हुआ है, और इस बाँट का दिखल्लाने वाला आकार 
कंछुवे के सद्दश है। इसी लिए यह कृम्म-चक्र अर्थात्‌ कछुवे का चक्र 
या कछुवे का आकार कहलाता है । नीचे का श्राकार वराहमिहिर 
की संहिता से लिया गया है। 


दक्षिण । 
[| 
£] 
उ अज 
2% Sek: 
क 92 र 0 
है] A E yo 
EN ६००० 
ही रहला हे 
न | टर र 
5 जयेष्ठा । | \ 220 2.3 
हँ मूळ | | 7 be $ 
छ पूर्वाषाढा। 27 SR 
46८ भु “Tr 
८४५ JN लको 
& ७ CA 
न ~ क्र धर 
te 
ES 5 ध i 


शतभिषज। 
उत्तर भाद्रपदा । 
पूर्वे भाद्रपदा । 


4 
4 
| 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


बे 
"WN 


उन्तीसवाँ परिच्छेद । २४४ 


~ ०० = ०० ° ~ 
वराहमिहिर नव-खण्ड में से प्रत्येक को वर्ग कहता है । एड १४९ 
वह कहता है--उन (वर्गो) के द्वारा भारतवर्ष, अर्थात्‌ जगत्‌ का 
आधा, मध्यवर्ती, पूर्वी इत्यादि, नौ भागों में वराहमिहिर के अलु 
बेंटा हुआ है |” तव वह दक्षिण को जाता सार मारतवष की बॉट । 
है, और इस प्रकार सारे दिङ्मण्डल के गिदै घूमता है । वह भारत- 
वष का मतलब केवल हिन्द का ही समझता है । यह बात उसके 


. इस कथन से प्रकट होती है कि प्रत्येक वर्ग का एक प्रदेश है, जिस 


पर जब कोई अनिष्टपात होता है ता उसका राजा मार डाला जाता 
है। इस प्रकार वर्ग और उनके प्रदेश ये हैं :-- 
पहले या मध्यवर्ती वर्ग का प्रदेश पाञ्चाल है । 
दूसरे वर्ग ,, ,, मगध है। 
तीसरे वग ,, , कालिङ्ग है। 
चौथे वर्ग ,, ,, अवन्ति अर्थात्‌ उजैन है। 
पाँचवें वग ,, ,, अनन्त है। 
छठे वर्ग ,, ,, सिन्धु और सौवीर है। 
सातवें बर्ग ,, ,, , हारहौर दै । 
आठवें बग ,, ,, मदुरा है। 
नवें वर्ग , ,, कुलिन्द्‌ है । 
ये सब प्रदेश हिन्द विशेष के हैं । 
इस प्रबन्ध में देशों के जो नाम दिये गये हैं उनमें बहुत ऐसे ह 
जिनको अब लोग प्रायः नहीं जानते। इस विषय में काश्मीर-निवासी 
भौगोलिक नामों के उसलसंहिता नामक पुस्तक की टीका में कहता 
परिवर्तन पर | है--“देशों के नाम, विशेषतः युगों में, बदल 
जाते हैं | इस प्रकार मुलतान पहले काश्यपपुर कहलाता था, फिर 
हंसपुर, फिर बगपुर, फिर साम्भपुर, और फिर मूलस्थान अर्थात्‌ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५० अलबेरूनी का भारत । 


असली जगह कहलाने लगा, क्योंकि मूळ का अर्थ जड़, आरम्भ और 
स्थान का अर्थ जगह है |”? 
युग समय की एक लम्बी अवघि है, परन्तु नाम जल्दी-जल्दी 
बदल जाते हैं, जब, उदाहरणार्थ, कोई भिन्न भाषा वाली विदेशी जाति _ 
देश पर अधिकार कर लेती है। उनकी जिह्वाये प्राय: शब्दों को 
चीरती-फाड़ती हैं और इस प्रकार उनको अपनी भाषा में बदल देती 
हैं, जेसा कि, उदाहरणार्थ, यूनानियों की रीति है । या तो वे नामों के 
मूल अर्थों को बनाये रखते हैं, ओर उसके एक प्रकार के अनुवाद का 
यन्न करते हैं, परन्तु फिर उनमें विशेष परिवर्तन हे! जाते हैं । इस 
प्रकार शाश नगर, जिसका नाम तुर्की भाषा से निला है, जहाँ कि 
वह ताशकन्द्‌ अर्थात्‌ पत्थरों का शहर कहलाता है, जाश्रोगराफिया 
( भूगोल ) नामक पुस्तक में पत्थरों का बुज कहलाता है । इस प्रकार 
पुराने नामों के अनुवादो के रूप में नये नाम पैदा हो जाते हैं । या, 
दूसरे, बबर लोग स्थानीय नामों को लेते और बनाये रखते हैं, परन्तु 
ऐसी आवाज़ों के साथ और ऐसे रूपों में जोकि उनकी जिह्वाओं के 
लिए उपयुक्त हैं, जैसा कि अरबी लोग विदेशी नामों का अरबी बनाने 
में करते हैं | ये नाम उनके मुह सें कुरूप हो जाते हैं उदाहरणार्थ, 
वृशक्ष को वे अपनी पुस्तकों में फूसञ्ज, और सकिळकन्द को वे अपनी 
राजख-पुस्तकों में फ़ार्फजा ( शब्दशः उद्धत ) कहते हैं। परन्तु इससे भी 
अधिक कुतूइल-जनक और विचित्र वात यह है कि अनेक वार वही 
भाषा उसको बोलनेवाले उन्हीं लोगों के सुह में बदल जाती है, 
जिसका परिणाम यह होता है कि विलक्षण और अपरूप शब्दाकार 
उत्पन्न हो जाते हैं, जोकि सिवा उस व्यक्ति के जीकि व्याकरण के 
किसी भी नियम का पालन नहीं करता और किसी की समझ में नहीं 
आते । और ऐसे परिवर्त न, बिना किसी कठिन कारण या प्रयोजन के, 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta &Gangotri Gyaan Kosha 


डन्तीसवाँ परिच्छेद । २२१ 
| ही वर्षों में पेदा कर दिये जाते हैं। निस्सन्देह, हिन्दू यह सारा 
काम एक विशेष कामना की प्रेरणा से करते हैँ । वे चाहते हैं कि 
हमारे पास उतने नाम हा जितने कि सम्भवतः दो सकते हैं, और वे 
उन पर अपनी व्युत्पत्ति के नियमों और कलाग्रों का उपयोग करना 
चाहते हैं । बे ऐसे साधनो-द्रारा प्राप्त की हुई अपनी भाषा की अति 
विपुलता पर अभिमान करते हैं 

देशों के नीचे दिये नाम, जो कि हमने वायु-पुराण से लिये हैं 
चार दिशाओं के अनुसार क्रम में रक्खे गये हैं, परन्तु संहिता से 
लिये हुए नामों की व्यवस्था आठ दिशाओं के अनुसार की गई है 
ये सब नाम उस प्रकार के हैं जिसका कि हमने यहाँ वर्णन किया 
(अर्थात्‌ वे आजकल के प्रचलित नाम नहीं )। हम उनको इन 
तालिकाओं में दिखलाते हैं-- 
वायु-एराण के अनुसार मध्य राज्य के जुदा-जुदा देश । पृष्ठ १५० 
कुरु, पाश्चाल, साल्व, जाङ्गल, शूरसेन, भद्रकार (1), बाध 
घेश्वर, वत्स, किसद्य, कुल्य, कुन्तल, काशी, कोशल, अथयाषव (१) 
पुहिड्ज (!), मषक (!), वक । 
पूर्व की जातियाँ -- 
अन्ध्र, वाक, युद्रकरक (१), प्रात्रगिर (१), वहिगिर, प्रथङ्ग (१) 
वङ्गोय, मालव (!), सांलवति क, प्राग्ज्योतिष, झुण्ड आबिक (?), 
ताम्रलिप्तिक, माल, मगध, गोविन्द ( गानन्द ? ) । 
दक्षिण की जातियाँ ¬ 
पाण्ड्य, केरल, चौल्य, कुल्य, सेतुक, मूषिक, रमन (१), वनवा- 
सिक, महाराष्ट्र, माहिष, कलिङ्ग, अभीर, ईषीक, आव्य, _ १११ 
शवर (१), पुलिन्द्र, विन्ध्यमूलि, वेभ, डण्डक मूलिक (!) 
अस्मक, नैतिक (!)। भोगवधेन, कुन्तल, अन्ध्र, उद्भिर, नलक 


ely _. 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५२ अल्वबेरूनी का भारत | 


अलिक, दाक्षिणात्य, वेदेश, शूपांकारक, कालवन, दुर्ग, तिल्लीत (१) 
झुलेय, काल (!), रूपक, तामस, तरूपन (?), करस्कर, नासिक्य 
उत्तरनमेद, भानुकच्छ ( ? ), महेय, सारस्त्रत (?), कच्छाय, सुराष्ट्र 
अनत्त, हुद्बुद (?) । 
पश्चिम को जातियाँ-- 
सलद (१), करुष, मेकल, उत्कल, उत्तमर्ण, बशार्ण (?), भोज 
किष्किन्द, कोसल, तरेपुर, वैदिक, थरपुर (१), तुम्बुर, पत्तुमान (१) 
एध, कणप्रावरण (!), हून, दर्व, हृहक (!), त्रिगत्त, मालव, 
किरात, तासर । 
उत्तर की जातियाँ-- 
वाह्णोक (!), वाढ, वान (१), आभीर, कलतेोयक, अपरान्त (?) 
पह, चसंखण्डिक, गान्धार, यवन, सिन्धु, सौवीर, अर्थात मुलतान 
आर जहरावार, मध्र (१), शक, द्रिहाल (?), लित्त (कुलिन द्‌), मल्ल 
(2), कादर (१), आत्रेय भरट्र, जाङ्गल, दसेरुक (1), लम्पाक, ताल- 
` करून (?), सूलिक, जागर । 
कूम्म-चक्र के देशों के नाम, वराहमिहिर की संहिता के अनुसार । 
१. राज्य के मध्यवर्ती देशों के नाम-- 
भद्र, अरि, मेद, माण्डव्य, साल्वनी पाञ्िहान, मरु, वत्स 
घाष, यमुना की उपत्यका, सारस्वत, मत्स्य साथुर, कोप, ज्योतिष 
अमारण्य, शूरसंन, गारमोव, बज्ञान के समीप उद्देहिक, पाण्डु गुड = 
थानेशर, अश्वत्य, पञ्चाल, साकेत कङ्क, कुरु = तानेशर 
कालकोटि, कुकुर, परियात्र, रौ ठम्बर कपिल, गज | 
२. पूर्व के देशों के नाम -- 
सअ जन, इषवध्वज, पद्म-तुल्य (शब्दशः उद्शत), व्याघमुख, अर्थात्‌ 
व्याघ्र के मुह वाले लोग, सुझ, कर्वट चन्द्रपुर, शूर्पकणे, अर्थात्‌ 


उड १५२ 


छ १५२ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उन्तीसवाँ परिच्छेद । २५३ 


छलनी के सदृश कानों वाले लोग, खष, मगध, शिविर पर्वत, मिथिला, 


समतट, ओड़, अश्ववद्न, अर्थात्‌ घोड़े के सुह वाले लोग, दन्तुर, 
अर्थात्‌ लम्वे दाँतों वाले लोग, प्राग्च्योतिष, लोहित, क्रीर-स सुद्र, 
(अक्षरशः उद्ष्त) अर्थात्‌ दूध का समुद्र, पुरुषाद, उद्यगिरि, अर्थात्‌ 
सूर्य के चढ़ने का पर्वत, भ गौरक, पोण्डू, उस्कल, काशी, मेकल 
अम्बष्ठ, एकपद, अर्थात्‌ एक पेर वाले लोग, तामलिप्तिका, कासलक 
वर्षमान । 

३ दक्षिण-पूर्व (आग्नेय) के देशों के नाम 

कोसल, कलिङ्ग, वङ्ग, उपवङ्ग, जठर, अङ्ग, सालिक, विद्भ 
वत्स, अन्ध्र, चोलिक (१), ऊध्वेकण, अर्थात्‌ वे लोग जिनके कान 
ऊपर की ओर को हैं, वृष, नालिकेर, चमद्वीप, विन्ध्य पवत, त्रिपुरी 
हेमकूटल्य, व्यालम्रीब, अथात्‌ वे लोग जिनकी 
छातियाँ साँप हैं, महात्रीव, अर्थात्‌ जिनकी छातियाँ चाड़ी 
ई किष्किन्ध, बन्दरों का देश, कण्डकस्थल, निषाद, राष्ट्र, दाशाणं, 
पुरिक, नग्नपण, शवर । न 

४ दक्षिण के देशों क नाम-- 

लङ्का, अर्थात्‌ प्रथ्वी का गुम्बज् कालाजिन, सेरीकीण (?), 
तालिकट, गिनेगर, मलय, दढुर, सहेन्द्र मालिन्य, अरुकच्छ, कङ्कट 
तङ्श, वनवासि, समुद्र तट पर, शिविक, फशिकार, स सुद्र क समीप 
कोङ्कन, आभीर, आकर, वेशा नदी, र्वान्त, अधात उज्जेन नगरी 
दशपुर, गोनद, केरलक, कणॉट, सहाटात चित्रकूट, नासिक्य 
कोल्लगिरि, चोल, ऋ चद्वोप, जटाधर क्ोवेर्य, ऋष्यमूक, वेङ्य, शङ्ख 
मुक्त, अत्र, वारिचर, जर्मपट्टन, द्वीप, गणराज्य, ष्ण वैय, पप ११५ 
शिबिक, सूर्याद्रि, कुशुमनग,तुस्वबन कार्सशेयक, याम्याद्धि 
तापसाश्रम, ऋषिक, काची, सरुचीपट्टन, दीवार (1), सिहल, 


प्रु १५४ 


२५४ अल्लबेरनी का भारत । 


ऋषभ, बलदेव पट्टन, डण्डकावण, तिमिज्ञिलाशन (? ), भद्र, कच्छा, 
कुञ्जरदरी, वाम्रपणे । 

५. दक्षिश-पश्चिम (नेऋ त) के देशों के नास-- 

काम्बोज, सिन्धु, सौवीर, अर्थात्‌ सुलतान और जहरावार, 
वडवासुख, आरवास्वष्ठ, कपिल, पारशव 'अर्थात्‌ फारस के लोग, 
शूद्र, बचेर, किरात, खण्ड, कव्य, आभीर, चञ्चूक, हेमगिरि, सिन्धु, 
कालक, रैवतक, सुराष्ट्र, बादर, द्रमिड, महाणेव, नारीसुख, अर्थात्‌ 
छियों के मुंह वाले लोग अर्थात्‌ तुर्क, आनत, फेशगिरि, यवन 
अर्थात्‌ यूनानी, मारक, कणेप्रावरण । 

६. पश्चिम के देशों के नाम-- 

मणिमान्‌, मेषवान्‌, वनौघ, अस्तभिरि अर्थात्‌ सूर्य के छिपने 
का देश, अपरान्तक्र, शान्तिक, हैहय, प्रशस्ाद्रि, वाक्काण, पञ्चनद, 
अथात्‌ पाँच नदियों का संगम, मठर, पारत, तारक्रति ( ? ), जङ्ग, 
वंश्य, कनक, शक, म्लेच्छ अथात्‌ अरबी ल्लोग । 

७. इत्तर-पञ्चिम (बायव) के देशों के नाम 

माण्डव्य, तुखार, तालहल, मद्र, अश्मक, कुलूतलहड, ख्ली-राज्य 
अर्थात्‌ वे खियाँ जिनमें आधे वष से अधिक कोई पुरुष नहीं 
रहता, गालहवन अथात्‌ लिह क मुख वाले ल्लोग, खस्थ 
अर्थात्‌ पेड़ों से पैदा हुए लेग, जो नाभि-नाल से उनके साथ लटक 
रहे हैं, वेनुमती (?) अर्थात्‌ तिर्मिध, फर्गुलु, गुरुहा, मरुकुच्च, चर्म- 
रङ्ग अर्थात्‌ रङ्गीन चमडाँ वाले लोग, एक विलोचन अर्थात्‌ एक 
आँख वाले लोग, सूलिक, दीघग्रीव अर्थात लम्बी छातियों वाले लोग 
जिसका अर्थं लम्बी गदनों ` बाले लोग है, दीर्घमुख अर्थात्‌ लम्बे 
सुखवाले लोग, दीघकेश अर्थात्‌ लम्बे बालो बाले लेग । 


पर ११ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उन्तीसवाँ परिच्छेद । २५५ 

„ उत्तर के देशों के नाम-- 
लाल, हिमवन्त, बसुमन्त, गिरि, धनुषमन्‌ ( ! ) अर्थात्‌ 
धनुष वाले लोग, क्रोच, मेरु, कुरत, उत्तरकुरव, चुट्रमीन, कैकय, 
वसाति, यासुन अर्थात्‌ एक प्रकार के यूनानी, भोगप्रस्थ अजुनायन, 
अग्रीय, आदश, अन्तद्गीप, त्रिगत, तुरगानन, अर्थात्‌ घोड़े के सुख 
वाले लोग, श्वमुख, अर्थात कुत्ते के मुख वाले लोग, केशधर, चपिट- 
नासिक, अर्थात्‌ चपटी नाक वाले, दासेर, कवाटधान, शरधान, 
तत्तिला, अर्थात्‌ मारीकल, पुष्कलावती, अर्थात्‌ पूकल, कैलावत, 
कण्ठधान, अम्बर, मद्रक, मालव, पारव, कच्छार, दण्ड, पिङ्गलक, 
मानइल, हूण, काहल, शातक, माण्डव्य, भूतपुर, गान्धार, यशोवति, 
हेमताल, राजन्य, खजर, यौधेय, दासमेय, श्यामाक, च्चेमधूर्व (१) । 

४. उत्तर-पूर्व ( ऐशान ) के देशों के नाम-- 

सेरु, कनष्ठ राज्य, पशुपाल, कीर, कश्मीर, अभि, शारद, ताङ्गण, 
कुलूत, सैरिन्ध, राष्ट्र, ब्रह्मपुर, दाव; दामर, वन राज्य, किरात, & 
चीन, कोणिन्द, मल्ल, पलोल, जटासुर, कुनठ, खष, घोष, | 
कुचिक, एकचरण, अर्थात्‌ एक पेर वाले लोग, अलुविश्व, सुवर्णभूमि, 
अर्थात्‌ सोने की भूमि, अर्वसुधन (अइरशः उद्धत) नन्दविष्ठ, पौरव, 
चिरनिवासन, त्रिनेत्र, अर्थात्‌ तीन आँखें वाले लोग, पुञाद्रि, गन्धर्व । 

हिन्दृ-ज्योतिषो वास-योग्य जगत्‌ की द्राधिमा का निश्चय लङ्का से 
करते हैं जा कि इसके मध्य में विषुव-रेखा पर स्थित है, और यम- 
कोटि इसके पूर्व में, रोमक इसके पश्चिम में, रोमक, यमक्रोटि, और 
झर सिद्ध पुर विषुव-रेखा के उस भाग पर सिद्घ पुर । 
स्थित है जोकि लङ्का के अत्यन्त सम्मुख है। तारों के चढ़ने और छिपने 
के विषय में उनके मन्तव्यों से प्रकट होता है कि यम-कोटि औरं रूम 
का एक-दूसरे से आधे चक्र का अन्तर है। ऐसा जान पड़ता है कि वे 

१७ 


प्र 
9७ 
थ्यो 


"ठ १९७ 


» ज्यु 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha giized/By/Siddhente.eGangoUi GBT SR 


२५६ लबेरूनी का भारत । 


पश्चिम ( अर्थात उत्तर अफ्रीका ) के देशां को रूम या रोमन-राज्य 
के ठहराते हैं, क्योंकि रूम. या बाईज्ञण्टाईन यूनानी उसी समुद्र 
(भूमध्य-सागर) के विपरीत तटों पर रहते हैं; क्योंकि रोमन-राज्य का 
उत्तरी अक्ष बहुत जियादा है और यह उत्तर में ऊँचा घुस गया है । 
इसका कोई भी भाग दक्षिण की ओर दूर तक नहीं फैलता, और, 
निस्सन्देह, यह कहीँ भी विषुव-रेखा तक नहीं पहुँचता, जैसा कि 
हिन्दू रोमक के विषय में कहते हैं । 

हम यहाँ लङ्का के विषय में और अधिक न कहेंगे ( क्योंकि हम 
इसका वर्णन एक अलग परिच्छेद में करनेवाले हैं )। याकूब झर 
अलफुज्ञारी के अनुसार, यम-कोटि वह देश है जहाँ समुद्र सें तार नगर 
है । मैने भारतीय साहित्य में इस नाम का कुछ भी पता नहीं पाया। 
क्योकि कोटि का अर्थ किला, और यम मृत्यु का देवता है, इसलिए 
इस शाब्द को देख कर सुभे कङ्गदिज याद आता है, जोकि, फारस 
वालों के कथनानुसार, समुद्र के पीछे, बहुत ही सुदूर पूर्व में केकाऊस 
या जम-द्वारा निर्मित हुआ था। कैखुसरी अफ्रासियाब तुर्क को 
ते हुए समुद्र को पार करके कङ्गदिज्ञ में गया था, और वह अपने 
संन्यास और देश-निकाले के जीवन में वहाँ गया था । दिज का अर्थ 
फारसी भाषा में भारतीय भाषा के कोटि शब्द की तरह किल्ला है। 
चल्ख के अबू मअशर ने कङ्गदिज़ को द्राधिमा का०° या पहला याम्योत्तर' 
वृत्त मान कर उस पर अपने भूगोल शास्र की नींव रक्खी है। 

हिन्दुओं ने सिद्धपुर के अस्तित्व की कल्पना कैसे कर ली यह मैं 
नहीं जानता, क्योंकि हमारी तरह उनका विश्वास है कि बसे हुए आधे 
चक्र के पीछे ऐसे समुद्रो के सिवा ओर कुछ नहीं जोकि जहाज़ों के 
चलने के लिए अयोग्य हैं । 

हिन्दू लोग किसी स्थान का भ्रच किस प्रकार मालूम करते हैं 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उन्तीसवाँ परिच्छेद । २५७ 


इसका हमें पता नहीं लगा । वास-योग्य जगत्‌ की द्राधिमा आधा 

उज्जैन का याम्योत्तर" चक्र है यह सिद्धान्त उनके ज्योतिषियों से क्रन्च 
बृत्त जो कि पहला याम्यो- 
तवत्त है । फैला हुआ है। उनका ( पाश्चाय ज्योतिषियों 
से ) केवल उस बात पर भेद है जञा कि इसका आरम्भ है! जहाँ 
तक हम हिन्दुओं के इस सिद्धान्त को समझे हैं यदि हम 
इसकी व्याख्या करें तो उनके रेखांश का आरम्भ 
उज्जैन है, जिसको वे ( वास-योग्य जगत्‌ के ) एक चलुथांश की 
पूर्वी सीमा समभते हैं, ्रौर दूसरे चतुर्थांश की सीमा, जैसा कि 
इम वाद को दो स्थानों के रेखांशां के भेद पर लिखे हुए परिच्छेद में 
बयान करेंगे, सभ्य संसार के अन्त से कुछ दूरी पर पश्चिम में है। 

इस विषय पर पश्चिमी ज्योतिषियों का सिद्धान्त दुहरा है। कई 

ता रेखांश का आरम्भ (अटलाण्टिक) सागर के तट को मानते और 

दूसरे पहले याम्योत्तर- पहले चतुथांश का विस्तार वहाँ से वल्ख के उपान्त 
वृत्त जिनका पश्चिमी तक करते हैं । अब, इस कल्पना के अनुसार, ऐसी 
ज्योतिषियों ने उपयोग 2 
किया है । चीज़ों को मिला दिया गया है जिनका आपस में 
कोई सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार शपूर्कान और उज्जैन को एक ही याम्यो- 
नतर वृत्त पर रक्खा गया है। यह सिद्धान्त,जो सचाई के इतना कम अनुरूप 
है, सर्वथा मूल्य-हीन है । कई और लोग सुखियों के द्वीपों का रेखांश का 
आरम्भ मानते, और वास-योग्य जगत के चतुथांश का विस्तार वहाँ से 
जुर्जान और निशापूर के पड़ास तक करते हैं । ये दोनों कल्पनायें हिन्दुओं 
की कल्पना से सर्वथा विपरीत हैं। परन्तु इस विषय का निरूपण अधिक 
यथार्थ रीति से किसी अगले परिच्छेद में किया जायगा । 

यदि मैं, ईश्वर-कपा से, काफी देर तक जीता रहा तो मैं निशा- 

पुर के रेखांश पर एक विशेष प्रबन्ध लिखूगा, जहाँ इस विषय का 
पूर्ण रूप से अन्वेषण किया जायगा । 


पृष्ठ १४८ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


} 


तीसवाँ परिच्छेद । 
—: -%- 
लङ्का अर्थात्‌ एथ्वी के शुम्बज़ (शिखर-ते।रण) पर । 


दिषुव-रेखा पर पृण से पश्चिम तक वस्‍स-ये[ग्य जगत्‌ के, अन्वा- 
यतन विस्तार के मध्य को ४ मुसलमानों के ) ज्योतिषी पृथ्वी का गुम्ब्रज़ 


+ 
4 


स्वी के गुम्रज की कदे दें, और वह बड़ा चक्र जो धुव और विषुव- 
परिभाषा के अर्घ। रेखा के इस बिन्दु में से गुज़रता है गुम्बज़ काः 
याम्योत्तरवृत्त कहलाता है । परन्तु हमें इस बात पर विचार करना: 
चाहिए कि प्रथ्वी का स्वाभाविक आकार चाहे कैसा ही क्यों न हो, 
इस पर काई भी ऐसा खान नहीं जो अकेला, दूसरे स्थानों से 
अलग, झम्वज़ नाम का अधिकारी हो; यह एक ऐसे बिन्दु का दिख- 
लाने के लिए केवल एक उपमात्मक परिभाषा है, जिससे पूर्व और 
पश्चिम में वास-योग्य जगत के दोनों सिरे तुल्य अन्तर पर हैं; यह बिन्दु: 
गुम्बज्ञ या खेमे की चोटी के सहश है, क्योंकि इस चोटी से नीचे 
लटकनेवाली सभी चीज़ें ( खेमे के रस्से या दीवाले) एक ही. लम्बाई 


रखती हैं, और वहाँ से उनके निचले सिरो के एक जैसे ही अन्तर . 


होते हैं | परन्तु हिन्दू इस बिन्दु का कभी ऐसी परिभाषा से नहीं 
पुकारते जिसका अर्थ हमारी भाषा में गुम्बज निकले; वे केवल यह 
कहते हैं कि लङ्का वास-योग्य जगत्‌ के दो सिरों के बीच है और 
.निरक्ष है। वहाँ रावण राक्षस ने, दशरथ के पुत्र राम की खी. राम की 
को उठाकर ले जाने के उपरान्त, अपनी किला-बन्दी की थी। कहानी । 

उसका पेच घुमाववाला दुर्ग , „८८.८.३ (१) कहलाता है, और हमारे 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तीसवाँ परिच्छेद । २५६ 
( सुसलिम ) देशों में यह यावन-कोटि कहलाता दै, जिलको प्रायः 


राम बताया जाता है | 
इस पेच-घुमावबाले डुगे की कल्पना इस प्रकार 


A 
हे 


॥.. ढुग में जानेवाले मार्ग का द्वार । 

| राम ने १०० योजन हम्मे बाँध पर से सागर को पार करके 
रावण पर आक्रमण किया । यह बाँध उसने एक पर्वत से सेतुबंध 
| ै अर्थात्‌ समुद्र का पुल नामक स्थान से, लङ्का के पूर्व में 
| १४ ११६ नाया था। उसने उसके साथ लड़ाई की और उसको 
मार डाला, और राम के भाई ने रावण के भाई को मार डाला, जैसा 
[कि राम और रामायण को कथा में वर्णित है। तब उसने तीर मार 
कर बाँध का दस भिन्न-भिन्न स्थानों से तोड़ डाला। 


ह ce Ol Sib io Noein Di 47 5४215 SCSI SU 05 


२६० अलबेरूनी का भारत | 


हिन्दुओं के मतानुसार, लङ्का राचसो का गढ़ है। यह प्रथ्वो के 


ऊपर ३० योजन अर्थात्‌ ८० फुसंख है । इसकी लम्बाई पूर्व से पश्चिम 
तक १०० योजन है; इसकी चोड़ाई उत्तर से दक्षिण 
तक उतनी ही है जितनी कि उँचाई (अर्थात्‌ तीस) । 
लङ्का अर वडवामुख द्वीप के कारण ही हिन्दू दक्षिण को अनिष्ट 
का अपशकुन समभते हैं। पुण्यशीलता के किसी भी काम में वे 
दक्षिण को ओर नहीं चलते । दक्षिण केवल दुष्ट कर्मों के सम्बन्ध में 
हो आता है । 
8जिस रेखा पर ज्योतिष-सम्बन्थी गणनाओं का आधार ( रेखांश 
पहला याभ्येत्र वृत्त । के ०° के तार पर ) है, जो लङ्का से मेरु तक 
एक सोधी रेखा में गुज़रती है, वह इन स्थानों में लाँघती है-- 
(१) मालव (मालवा ) में उजैन ( उज्जयिनी ) नगर में से, 
( २ ) मुलतान प्रान्त में किला रोहितक के पास से जा कि अब 
ऊजड़ है, 
( ३ ) उनके देश के मध्य में कुरुक्षेत्र अर्थात्‌ तानेशर (स्थानेश्रर)' 
के मैदान में से, 
(४ ) यमुना नदी में से, जिस पर मथुरा नगरी स्थित है, 
( ५) हिमवन्त के पहाड़ों में से जा सदा बफ से ढेंके रहते हैं, 
झर ज से उनकी नदियाँ निकलती हैं । उनके पीछे मेरु पर्वत है । 
उजन नगर, जिसको स्थाने! के रेखांश की तालिकाओं में उसैन 
लिखा गया है, और समुद्र पर स्थित बताया गया है, वास्तव में 
समुद्र से १०० योजन के अन्तर पर है । किसी 
अविवेकी मुसलमान ज्योतिषी ने यह सम्मति प्रकट 
की है कि उजैन अलजूज़जान में भ्रलशबूकान के याम्योतत्तरत्त्त पर स्थित 
है, परन्तु यह बात नहीं, क्योंकि यह अलशबूकान की अपेक्षा पूर्व की रोर 


लङ्का द्वीप पर । 


उज्जैन की श्थिति। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तीसवाँ परिच्छेद । २६१ 
विषुव-रेखा के अनेक अंश अधिक है । उजैन के रेखांश के विषय में, 
विशेषतः . ऐसे (मुसलिम) ज्येतिषियों में जा पूर्व और पश्चिम देनो 
में, द्राघिमा के प्रथम अश-विषयक भिन्न-भिन्न सम्मतियां का एकः 
दूसरे के साथ मिला देते हैं, श्रौर उनका यथाथ रीति से पहचानने 
में असमर्थ हें, कुछ गड़बड़ है। 

कोई भी माझी ऐसा नहीं जा समुद्र में उस स्थान के गिं फिरा 
हो जेः लङ्का का ठहराया जाता है, जिसने उस दिशा में सफर किया 

52000 और फिर जिसने आकर वहाँ का ऐसा वर्णन 
के विषय में अन्यकार की सुनाया हो जा कि हिन्दुओं के. ऐतिह्यों के अनु: 
चूमि सार ठीक हो या उनसे मिलता हे । वास्तव 
में कोई भी ऐतिह्य ऐसा नहीं जिससे कोई चीज़ हमें ( उससे जितनी 
वह हिन्दुओं के संवादों के अनुसार है ) अधिक सम्भव दिखाई देने 
लगे । परन्तु लङ्का नाम से मेरे मन में एक सर्वथा विपरीत विचार पैदा 
होता है, अर्थात्‌ लौङ्ग को लवङ्ग इसलिए कहते हैं कि यह लङ्ग नाम 
के एक देश से आता है। सारे मामियों के एकरूप वृत्तान्त के अनु- 
सार, जा जहाज़ इस देश को भेजे जाते हैं वे अपनी खेप, अर्थात्‌ 
प्राचीन पश्चिमी दीनार और विविध प्रकार का माल, भारत के डरिये 
के कपड़े, नमक, र व्यापार को अन्य सामान्य वस्तुयें नेकागओं 
में रखते हैं। ये माल चमड़े की चादर पर रख कर समुद्र-तट पर रख 
दिये जाते हैं । प्रत्येक चादर पर उसके स्वामी के नाम का निशान 
रहता है। तव सौदागर अपने जहाज़ों का बापस श्रा जाते हैं। दूसरे 
दिन जाकर वे मूल्य के रूप में चादरो को लैङ्गों से, थोड़ा या बहुत, 
जैसा कि वहाँ के अधिवासियों के पास दो, ढॅका हुआ पाते हैं । 

जिन लोगों के साथ यह व्यापार किया जाता है उनका कई 
लोग तो राक्षस कहते हैं और कई वन्य मलुष्य । 


PE In Public Domain.Digitized By अत a SST 11003 fe eGangotri Gyaan Kosha 


२६२ अल्लबेरूनी का भारत | 
; हिन्दू जो उन (लङ्कां क) प्रान्तों के पड़ोसी हैं यह विश्वास रखते 
है कि शीतला एक वायु है जा आत्माओं को उठा कर ले जाने के लिए 
शीतला का कारण णड्ढा द्वीप से महाद्वीप की ओर बहती है। एक 
एक विशेष वायु । न्त के ७ i 
उत्तान्त क अनुसार, कई मनुष्य लोगों को इस 


वायु क चलने को चेतावनी पहलले ही दे देते हैं, और वे टोक तौर: 


पर वता सकते हैं कि यह हवा देश के भिन्न-भिन्न भागों सें किस- 
कि समय पहुँचेगी ! शीतला के निकल आने के बाद वे विशेष चिह्वों 
से पहचान लेते हैं कि यह तीक्षण है कि नहीं । उम्र शीतला को 
दू करने के लिए वे एक प्रकार की चिकित्सा करते हैं जिसमें वे 
शरीर हि! एक अङ्ग नष्ट कर देते हैं, परन्तु मार नहीं डालते । षधि 
के रूप में वे लौङ्गों का सुवर्ण-रेछ के साथ रोगी को पिल्लाते हैं; इसके 
अतिरिक्त, पुरुष लौङ्गों को ज्ञो कि खजूर के मग़ज़ के सद्दश होते 
४४ १६० टपली गदनों से बाँवते हैं । यदि ये पूर्वोपाय किये जाएँ 
शायद दस में से नौ मनुष्य इस राग से बचे रहेंगे | 
इस सारे से मैं यह समझता हूँ कि जिस लङ्का का उल्लेख हिन्दू 
करते ह वह लौङ्गों के देश लङ्ग से अभिन्न है, यद्यपि उनके वर्णन 
र नहीं उतरते। परन्लु लङ्ग के साथ कोई व्यवहार नहीं रक्खा जाता 
क्योंकि लोग कहते हैं कि जब दैवयोग से कोई व्यापारी इस ट्रीप में 
पीछे के जाय ता फिर उसका कोई चिह्न नहीं मिलता । सेरी इस 
अनुमति को पुष्टि इस बात से होती है कि, राम और रामायण की 
क के अनुसार) सिन्ध के प्रसिद्ध देश के पीछे नर-मांसाहारी राक्षस 
द । और दूसरी आर, यह यात ससी नाविक जानते हैं कि लङ्गबाल्लस 
re की क्रूरता और पशुठुल्यता का कारण मनुष्य- 


1, aie 


+ 


2. 


पि 


पा 60-0.72फ० Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


इकतीसवाँ परिच्छेद । 


[a ०७ _ स ८ 
विविध स्थानों के उस प्रभेद पर जिसे हम 
रेखांश भेद कहते हैं। 

जो मलुष्य इस विषय में विशुद्धता प्राप्त किया चाहता है उसे दे। 
प्रस्तुत स्थानें के याम्योत्तरवृत्तों के मण्डलों के न्रा माद्म करने की 
बीच के अन्तर का निश्चय करते का यन्न करना हिंन्दू-विधि। 
चाहिए | सुललिस ज्योतिषी दा याम्योत्तर वृत्तों के बीच के अन्तर के 
अनुरूप निरक्ष समये द्वारा गिनते, और दो स्थानों में से एक (पश्चिमी 
स्थान ) से गिनना आरम्भ करते हैं। निरच मिनटों ( प्राणों ) का 
जा समाहार वे मालूम करते हैं वह दो द्राविमाओं'के बीच का प्रसेद 
कहलाता है; क्योकि वे विषुव-रेखा के ध्रुव (जोकि वास-योग्य जगत्‌ 
की सीमा माता गया है ) में से गुज्ञरनेवाले बड़े चक्र से किसी स्थान 
के याम्योत्तरदृत्त के अन्तर को उस स्थान का रेखांश मानते हैं, ओर 
इस पहले याम्योत्तरट्रत्त के लिए उन्हाने वास-योग्य जगत्‌ को 
( पूर्वी नहीं ) पश्चिमी सीसा चुनी है। इन निरक्ष समयो को, प्रत्येक 
याम्योत्तरृत्त के लिए इनकी संख्या चाहे कुछ ही क्यों न दो, चाहे 
चक्र के ३६० वें भाग, या, दिवा-कणपाडों के वरात्रर करने के लिए, 
इसके ६० वें भाग या फ॒र्सख, या योजन के रूप सें रिना जाय, 
आत एक छी है । 

हिन्दू इस विषय में ऐसी विधियां का प्रयोग करते हैं जिनका 
आधार वही नियम नहीं जोकि हमारा है। वे सर्वथा मिन्न-मिन्न हैं; 


CC-0: In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotiGyaan Kosh Kosha 
न ८ 


२६४ अलबेरूनी का भारत । 


झर चाहे वे कैसे ही भिन्न-भिन्न हा, पर यह पुर्णरूप से स्पष्ट है कि 
उनमें से कोई भी यथार्थे लक्ष्य तक नहीं पहुँचता । जिस प्रकार हम 
( मुसलमान ) प्रत्येक स्थान के लिए उसकी दाघिमा लिखते 
उसी तरह हिन्दू उजेन के याम्योत्तरवृत्त से उसके अन्तर क योजनों 
को संख्या लिखते हें । किसी संथान की स्थिति जितनी अधिक पश्चिम 
को ओर होती है उतनी ही योजनो की संख्या अधिक होती है; 
जितना अधिक थह स्थान पूर्व की ओर होगा उतनी ही यह संख्या 
कम होती है । इसको वे देशान्तर अर्थात्‌ स्थानां के बीच का भेद कहते 
दै । फिर, वे देशान्तर को ग्रह ( सूर्य) की औसत दैनिक गति से 
गुणते हैं ओर गुणन-फल को ४८०० पर बाँटते हैं। तब भाग-फल 
की गति के उस परिमाण को दिखलाता है जो प्रस्तुत याजन की 
सख्या क अनुरूप है, अर्थात्‌ वह जिसे सूर्य के मध्यम स्थान में 
जोड़नः चाहिए, जैसा कि, यदि तुम प्रस्तुत स्थान की ट्राविमा मालूम 
करनी चाहते हो, ते चन्द्रमा या उजैन की आधी रात के लिए पाया 
गया है | 


FE 


जिस संख्या को वे विभाजक ( ४८०० ) बनाते हैं, वह प्रथ्वी 

को परिधि के याजनों की संख्या है , क्योंकि स्थानों के याम्योत्तरवृत्तों 

एय्वी की परिधि के गोल्लों के बीच के भेद का सारी प्रवो की 

परिधि के साथ वही नाता है जेसा कि एक 

स्थान से दूसरे स्थान तक ग्रह ( सूर्य ) की मध्यम गति का उसके 
गो के गिद सारे दैनिक परिश्रमण के साथ है । 

यदि प्रृथ्वी की परिधि ४८०० योजन है ता व्यास लगभग 

१५२७ होता है; परन्तु पुलिश इसका १६०० योजन, और ब्रह्मगुप्त 

१५८१ योजन गिनता है, एक याजन आठ मील के बराबर देता है। 

ग्रलञ्चकन्द्‌ नामक ज्योतिष के गुटके में यही मूल्य १०५० दिया 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इकतीसवाँ परिच्छेद । २६५ 


| है । परन्तु, इब्न तारिक के अनुसार, यह संख्या त्रिज्या है, और 
व्यास २१०० योजन है । प्रत्येक योजन चार मील के बरावर गिना 
गया है, और परिधि ६५.४६६ याजन बताई गई है । 

ब्रह्मगुप्त ने अपने खण्ड-खाद्यक नामक प्रवन्ध में पृथ्वी की परिधि 
HD के योजनां की संख्या ४८०० मानी है, परन्तु 
खग्ड-खाद्यक और संशोधित संस्करण में वह, इसके स्थान में, पुलिश 
करणतिळक के अवतरण। से सम्मत, संशोधित परिधि का प्रयोग करता है। 
जिस संशोधन का वह प्रस्ताव करता है वह यह है कि वह 
पृथ्वी को परिधि के योजनां के स्थान कअच्च के पूरक की 
ज्याओं से गुणता है, और गुणन-फल को पूण ज्या पर बाँटता 
है; तब भाग-फल पृथ्वी की संशोधित परिधि, या प्रस्तुत स्थान के 
सम्ान्तर चक्र के याजनों की संख्या हे। कई वार यह संख्या 
याम्योत्तरवृत्त का काळर कहलाती है। इससे लोग प्रायः भूल कर 
४८०० याजनं को उजैन नगर के लिए संशोधित परिधि समझने 
लगते हैं । यदि हम (त्रह्मगुप्त कं संशाधन क अनुसार) गिनें ता हम 
उसैन का अक्ष १६} अंश पाते हैं, पर वास्तव में यह २४.अश हे । 
करंशतिलक नामक पुस्तक का कर्ता यह संशोधन इस प्रकार करता 
है| वह पृथ्वी के व्यास को १२ से गुणता आर गुणन-फल को 
स्थान को विषुवीय छाया पर बाँटता हैं। शङ्क, का ईस छाया स 
बही सम्बन्ध इता है जो स्थान के समान्तर चक्र को ज्या का, पूल 
ज्या से नहीं, बल्कि स्थान के अक्ष की त्रिज्या के साथ है। यह 
प्रत्यक्ष है कि इस विधि का कर्तां यह समक्ता दै कि हमारे सामन 
यहाँ उसी प्रकार का समीकरण है जिसके हिन्दू व्यस्त नेशाशिक 
अर्थात्‌ उळटी गतिवाले स्थान कहते हैं। इसका Dt 
एक उदाहरण यह है । 


२६६ अल्वबेरुनी का सरत |. 


) यदि एक १५ वष को वेश्या का मूल्य १० दीनार हो ते ४० 
वष की आयु में उसका क्या मूल्य होगा ? 

विधि यह है कि तुम पहली संख्या का दूसरी से गुण्ते हो 
(१५२८ १०-- १४०), आर युणन-फल को तीसरी संख्या पर बाँदते 
हो ( १५०-४०- ३३) | तब मागफज्ञ या चौथी संख्या, अर्थात 
३३ दीनार, वृद्धावस्था सें उसका मूल्य होगा । 

अब करणतिलक का कत्ता, यह मालूम कर लेने के बाद कि अन्न 
के साथ सीधी छाया बढ़ती है पर चक्र का व्यास घटता है, पूर्वोक्त 
गणना के सादृश्य के अनुसार, यह समक्ता था कि इस बढने और 
घटने के बीच एक निश्चित अनुपात है । इसी लिए बह यह मानता 
है कि चक्र का व्यास घरता है, अर्थात्‌ जिस परिमाण से सीधी छाया 
बढ़ती है उसी से वह पृथ्वी के व्यास की अपेक्षा क्रमश: छोटा हाता 
जाता है। इससे वह संशोधित व्यास से संशोधित परिधि को आँकता है । 

इस प्रकार दो स्थानों के बीच ्रायत-भेद मालूम करने के बाद, 

ह एक चान्द्रमहण को देखता है, और दो स्थानों में इसके दिखाई 

देने के समय के वीच का भेद दिवा-क्षणपादें में स्थिर करता है। 
पुलिश इन दिवा-क्षणपादों को पृथ्वी की परिधि से गुणता है, और 
युणन-फल का ६० पर, अर्थात दैनिक परिभ्रमण के मिनटों (या 
६० वे भागों ) पर बाँटता है । तब भागफल दो स्थानों के बीच के 
अन्तर के याजनों की संख्या है । 

यह गिनती ठीक है । इसका फल उस बड़े चक्र को बताता है 
जिस पर कि लङ्का स्थित है । 

ब्रह्मगुप्त के गिनने की रीति भी, सिवा इस बात के कि वह 


४५०० से गुणता है, यही है | अन्य विस्तारां का पहले उल्लेख दे! 
चुका है। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
CY MPO Dore 33 1 1 + तनमन कननल-++बनन- जन विज लए BN ~ — न 


पक 


इकतीसवाँ परिच्छेद । २६७- 


AN Se N OO ~ __ या शु र 
हिन्द-ज्योतिषियां की विधि चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, इस बात 


NA fos 


| मङुष्य साफ पहचानता हे कि दिन्दू-ज्यातषिया का ल्त क्या है| 


खळफजारी के अनुसार परन्तु दो भिन्न-भिन्न स्थानां क अच्चाँ से उनको 


देशान्तर की गणना । देशान्तर की गणना के विषय में हम यही बात 
नहीं कह सकते | अलफज्ञारी ने ज्योतिष पर अपन प्रवन्ध म इस 
गणना का वृत्तान्त इस प्रकार दिया है 


“दा स्थानों के अत्तो की जरिज्याओं के वर्गों का जोड़ो और उस 
ड़ का वर्गमूल लो । यह मूल विभाग (07४10) है । | 

“फिर, इन दो त्रिज्याश्रों के भेद को वग करो और इसमें विभाग 

निलाओ । समाहार को ८ से गुणा और गुणन-फल का ३७७ 


पर बाँटा । तब, भाग-फल, स्थूल गणना के अठुसार, दो खानो के 
बीच का अन्तर है। 


फिर, दो अक्षों के बीच क भेद का प्रथ्वा का परिधि के 


योजने! से गुणा, और गुणन-फल का ३६० पर बाटा |” 


यह बात स्पष्ट ह कि पिछली गणना दा अक्षरा क भद्‌ का अशा 


(डिप्रियां ) और मिनटों के माप से योजनां क नाप में बदल देने के ( 
सिवा और कुछ नहीं । तव वह आग कहता है 


“अरब भाग-फल का वर्ग माट तार पर गिने हुए अन्तर क वर्ग 


में से निकाला जाता है, और अवशेष का तुम वर्गमूल ले लेते 
जो सीधे योजनों का दिखाता है ।”? 


यह प्रत्यक्ष है कि पिछली संख्या अन्त के चक्र पर दो स्थानों 
के याम्योत्तरवत्तों के मण्डलों के वॉच के अन्तर को 


पृष्ठ १६२ 
१ दिखलाती है, पर मोटे तौर पर गिनी हुई संख्या द्राघिमा 


दे स्थानों के बीच का अन्तर है। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangoti Cyaan Kosa nnd Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha |, थित कर 


ड्द्द८ अलबेरूनी का भारत । 


गणना की यह विधि, एक बात के सिवा, भ्रलफृज्ञारी के वर्णन 
के अनुसार ही हिन्दुओं की ज्योतिष की पुस्तकों में मिलती है। जिस 
अन्यकत्ता इस विधि कीविभाग (1007४) का यहाँ उल्लेख हुआ है वह 
समालोचना करता दे अक्षं की त्रिज्याओं के वर्गो के सेद का मूळ 
है, दो अचों की ज्याओं के वर्गो का जोड़ नहीं । 
परन्तु यह विधि चाहे कुछ ही हो यह ठीक निशाने तक नहा 
पहुँचती । हमने इस विषय पर विशेषरूप से लिखी हुई अपनी 
अनेक पुस्तकों में इसका सविस्तर वर्णन किया है, और वहाँ हमने 
दिखलाया हे कि दा स्थानों के बीच के अन्तर और उनके बीच के 
द्राधिसा के भेद को केवल उनके अचो के द्वारा ही मालूम कर लेना 
असम्भव है, और केवल उसी भ्रवस्था में ही जब इन दा चीजों में से 
एक चीज़ ( दो स्थानों के बीच का अन्तर या उनकी द्राधिमाओं के 
बीच का भेद ) मालूम हो, तव ही, इससे और दे! अक्षो! के द्वारा, 
तीसरा मूल्य मालूम हो सकता है । 

इसी नियम पर आश्रित निम्नलिखित गणना पाई गई है, पर इस 
बात का काइ चिह्ृ नहीं मिलता कि इसका देशान्तर की एक 
आविष्कार किसने किया था-- भर गयाना । 

“दी स्थानों के अन्तर के योजनां को < से गुणों, और शुयान- 
फलका + + ( कृमि-भुक्त ) पर बाँटो; इसके वर्ग और दा अक्षा 
के भेद के वर्ग के भेद का मूल | इस संख्या को ६ पर बाँटो । तब 
इसका भाग-फल दा द्राधिमार्था के भेद के दिवा-क्षणपाददों की 
संख्या है ।?? 

यह साफ है कि इस गणना का कर्त्ता पहलले ( दा स्थानां के बीच 
का) अन्तर लेता है, तब वह उसको चक्र की परिधि के नाप में 
लाता है । परन्तु यदि हम इस गणना को उल्लटाये और बड़े चक्र के 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इकत्तीसवाँ परिच्छेद । २६४ 


हु (या अशो) को उसकी विधि के अनुसार योजनां में बदलें 
ता हमें ३२०० की संख्या प्राप्त होती है, अर्थात्‌ जो संख्या हमने 
अल-अरकन्द्‌ के प्रमाण से दी हैं उससे १०० योजन कम ! इसका 
दुगना, ६४००, इच्च तारिक की बताई संख्या (अर्थात्‌ ६५०६६६) 
के पास-पास पहुँचता है, ओर इससे केवल २०० योजन 
कम है । 

अब हम कुछ स्थानों के वे अक्त देंगे जिनका कि हम ठीक 
ससकते हैं । 

हिन्दुओं के सभी ्रन्थ इस बात पर सहमत हैं कि जो रेखा 
लङ्का को सेरु से सिल्लाती है वह वास-स्थान को लम्बाई के रुख दो 

उजैन के यास्वेत्त- आधों में बाँटती है, भर बह उजैन नगर, 
डा हन उ किल्ला रोहितक, यमुना नदी, तानेशर के मैदान, 
और ठण्डे पर्व॑तों में से गुज्ञरती है । स्थानों की द्राधिमायें इस रेखा से 
उनके आन्तर के द्वारा मापी जाती हैं । इस विषय पर मुझे कुसुमपुर 
के आरयेमट की पुस्तक के नीचे दिये वाक्य के सिवा उनमें आर कोई 
भेद मालूम नहीं-- 

“ज्ञोग कहते हैं कि कुरुचषेत्र अर्थात्‌ तानेशर का मैदान डस 
रेखा पर स्थित है जा लङ्का का मेरु से मिलाती ओर उजैन में से 
गुज़रती है | वे यह बात पुलिश के प्रमाण से कहते हैं । परन्तु व 
इतना बुद्धिमान न था कि इस विषय को अधिक उत्तम रीति से 
जानता । ग्रहणां के समय उस बयान को सत्यतर प्रमाणित करते हैं, 
और पथुखामिन्‌ कुरूचेत्र और उजैन की द्राधिमाओं के वीच के भेद 
का १२० मानता है ।? 

ये आयभट के शब्द हैं । ¢ 

याकूब इञ्न तारिक अपनी ““मण्डल्ों की रचना” नामक पुस्तक में 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७० अलबेरूनी का भारत | 
कहता है कि उजैन का अक्त ४६ अंश है; परन्तु वह यह नहीं बताता 
उजेन के अज्ञ पर । 
रिक्त वह, अल-अकन्द नामक पुस्तक के प्रमाण 

४, अश बयान करता है । परन्तु हमने उसी पुस्तक में उजैन 
आर अलमन्सुरा ( जिसको प्रन्थकत्ता ब्रह्मशवाट अर्थात्‌ बम्हन्वा, 
कहता है ) क बीच क अन्तर से सम्बन्ध रखनेवाली एक गणना में 
उजेन का एक सर्वथा भिन्न अन्च पाया है, अर्थात्‌ उजैन का अक्ष 
< ; और अलमन्सुरा का अक्त २४१ देखा है । 


£ 


उसी पुस्तक के अनुसार लोहानिय्ये अर्थात्‌ लोहरानी में सीधी 
छाया ५४ कला है । 
परन्तु दूसरी ओर, हिन्दुओं के सभी प्रम्थ इस बात में सहमत 
हैं कि उजैन का श्र २४ अश है आर सूय इसके ऊपर कर्क-संक्रान्ति 
क समय पराकाष्ठा पर पहुँचता है । 


टीक्ञाकार बलभद्र कनौज का अक्ष २६” ३५, और 
तानेशर का ३०१२ देता है । 


ah 


कतलगतगीन क विद्वान्‌ पुत्र अबू अहमद ने कली (?) नगरी 
का अक्त गना था । उसने इसके २८? ०, गर तानेशर के अक्ष 
का २७ पाया था । उसने मालूम किया था कि इन दोनों का एक- 
दूसरे से तीन दिन के कूच का अन्तर है । इस सेद का कारण क्या 
है यह मैं नहीं जानता । 


करणसार नामक पुस्तक के अनुसार, कश्मीर का अच ३४९ ॐ 
है, और वहाँ सीधी छाया पद; कला 


मेने खुद लीहुर किले का अच्च ३४० १० मालूम किया है । 
लाहुर से कश्मीर की राजधानी का अन्तर ५६ मील है । यह रास्ता 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कि यह उत्तर में स्थित है या दक्षिण में। इसके अति: 


पृष्ठ १६३. 


इकतीसवाँ परिच्छेद । २७१ 


आधा करख्त और आधा मैदान है । जा और अच मैं खुद मालूम 
कर सका हूँ वे मैं यहाँ कहता हूँ 


गज़न Ps न 000 ३२१ ३४ 
काबुल ... i ज ३३” ४७' 
राजा की गार्द-चौकी, कन्दी ... ३२” ५५ 
| 
ढुनपूर ... :; नरक 4 
लमगान ... नद 05 ३४० ४३' 
+ 
पुरशाबर ... 2 व ३४” ४४ 
> हन्द ति ३० 
इन्दे हाम नक हाउ क पानि, 
जैज्ञलेम +77, हे 7.107 हॉए कर 
हि 1 
नन्दन का किल्ला कन 1100 ३२ ० 
शेषाक्त स्थान और सुलतान के बीच कोई २००मील का अन्तर है। 
॥॥ 
साल्वकाट ... ठ RN ३२१० ९८ 
मन्दककार्‌ ... & ६ ग ३१° श 
मुलतान ... हज [क २४° ४० 


यदि स्थानों के अच मालूम हों, और उनके वीच के अन्तर माप 
लिये जायें, ता जिन पुस्तकों का हमने पाठकों क सामने सहे 
है उनमें बतलाई विधियों के अनुसार उन खाना का द्राधिमाओं का 
अन्तर भी मालूम हा सकता है । 
| हम खयं भी उनके देश में उन स्थानों से आगे नहीं गये जिनका 
हमने उल्लेख किया है, और न हम उनके साहित्य से ही ( भारत के 
स्थानों के ) अधिक अच और रेखांश जान सके हैं। केवल जगदीश 
ही हमें अपने उद्देशों तक पहुँचने में सहायता देते हँ! 


| 17 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बत्तीसवाँ परिच्छेद । 


सामान्यतः काल ओर संस्थिति (मुद्दत) 
सम्बन्धी कल्पना पर, ओर संसार 
को उत्पत्ति तथा विनाश पर । 


मुहम्मद इतन ज़करिय्या अलराज़ी के कथनानुसार यूनानियों के 
अति प्राचीन तर्ववेत्ता इन पाँच पदार्थो को नित्य समभते थे, लष्टा, 

समय की कल्पना पर विश्वात्मा, आदि अब्यक्त, केवळ आकाश, और 
' अलराजी ओर अन्य तत्त- केवळ काळ। इन्हीं पदार्थो पर अल्राज्ञी ने उस 
वेत्ताओं का मत । कल्पना की नींव रक्खी थो जा इस सारे तख- 
ज्ञान का आधार है । फिर काल ओर संस्थिति में वह यह भेद करता 
है कि कांल के लिए संख्या का प्रयोग होता है, संस्थिति के लिए नहीं; 
क्योंकि जिस चीज़ की संख्या है वह सान्त है, पर संस्थिति अनन्त 
है । इसी प्रकार, तसवेत्ताथ्रों ने काळ को श्रादि और अन्तवाली 
संस्थिति, और नित्यत्व को आदि और अन्त से रहित संस्थिति बताया है। 

अलराज़ी क अनुसार, वे पाँच पदार्थ साक्षात विद्यमान जगत्‌ के 
आवश्यक शुहीतपढ हैं | क्योंकि जगत्‌ में जिसकी इन्द्रियों-द्रारा उपलब्धि 
होती है वह अव्यक्त है जिसने कि संयोग के द्वारा आकार धारण कर 
लिया है । इसके अलाबा, अव्यक्त कुछ आकाश (स्थान) को थेरता 
है, इसलिए हमें आकाश का अस्तित्व अवश्य मानना पड़ता है। 
इन्ट्रिय-जगत्‌ में जा परिवर्तन दिखाई देते हैं वे हमें काल कं अस्तित्व 
को मानने पर बाध्य करते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ ते जल्दी होते हँ 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बत्तीसवाँ परिच्छेद । २७३ 


है कुछ देर से, और पहले और पीछे, और जल्दी ओर देर से, 
और समकालीन की उपलब्धि केवल काल की कल्पना के द्वारा ही 
हो सकती है, जा विद्यमान जगत्‌ का एक आवश्यक गृहीतपद्‌ है। 
फिर, विद्यमान जगत्‌ में सजीव प्राणी हैं । अतःहमारे लिए आत्मा 
| का अस्तित्व मानना आवश्यक है । इन सजीव प्राणियों सें बुद्धिमान्‌ 
| लोग सी हैं जे कलाओं का उच्चतम उत्कर्ष तक पहुँचा सकते हैं; 
| इससे हमें एक ऐसे स्रष्टा का अस्तित्व मानना पड़ता है जो विज्ञ और 
चहुर है, जा सम्भवतः सर्वोत्तम रीति से प्रत्येक वस्तु की व्यवस्था 
करता है, और लोगों के अन्दर मोक्ष के उद्देश से ज्ञान-शक्ति 

फूँकता है। 


~ 


इसके विपरीत, अनेक तार्किक नियत और काल को एक ही 
| चीज़ समझते हैं, और केवल गति को ही, जो काल को सापने का 
काम देती हैं, सान्त समझते हैं । छ 
| एक दूसरा तार्किक नियत को मण्डलाकार गति वयान करता 
| है । निस्तन्देह इस गति का उस भूत के साथ अटूट सम्बन्ध है जा 
| इसके द्वारा चलता है, र जिसका स्वरूप अत्यन्त श्रेष्ठ है, क्योंकि 
यह नित्य बना रहता है। इसलिए वह अपने वितर्कण में चलनेवाले 
भूत को छोड़ कर इसके चलानेवाले के पास, और चलानेवाले चालक 
से आदि चालक के पांस, जो निश्चल है, आता है। 

इस प्रकार की खोज बड़ी ही सूक्ष्म और दुर्बोध है | यदि यह न 
हा, ते लोगों का आपस में इतना मत-भेद कभी न हो कि कुछ लोग 
ता यह कहें कि काल बिलकुल कोई चीज़ ही नहीं, और दूसरे यह कहें 
कि काल एक स्वतन्त्र वस्तु है । अफ्रोडिसियस के सिकन्दर के अचुसार) 
अरस्तू, ( अरिस्टाटल ) अपनी पुस्तक किताबुल समाए तबीई ,१५५०५। 
| >...) ५७5 में यह वितर्कण देता है--' प्रत्येक चलती हुई चीज्ञ किसी 


| CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhannta ९०202 281 1 0 eGangotri Gyaan Kosha आ 


२७४ अलबेरूनी का भारत | 


चालक द्वारा चलाई जाता है;”? और जालीनूस इसी विषय पर 
कहता है कि में, काल को प्रमाणित करना.ते। दूर रहा, उसकी 
कल्पना का भी नहीं समक सकता । 

इस विषय पर हिन्दुओं की कल्पना विचार में निर्वे और बहुत 
कम विकसित है । वराहमिहिर अपनी संहिता के आरम्भ में, उसका 

काल पर हिन्दू दाश- वरेन करते हुए जा कि सनातन काल से विद्य- 
निको के मत । मान है, कहता है--प्राचीन पुस्तकां में कहा 
गया है कि प्राक्तन पदार्थ अन्धकार था जो कि काले रङ्ग से अभिन्न 
नहीं, प्रत्युत एक सोये हुए व्यक्ति की अवस्था के सदृशा एक प्रकार 
का अभाव है । तब परमेश्वर ने इस जगत्‌ को ब्रह्मा के लिए एक 
गुम्बज़ के रूप में पैदा किया । उसने इसके दो भाग कर दिये, एक 
ऊपर का ओर दूसरा नीचे का, और इसमें सूर्य और चन्द्र की स्थापना 
की ।” कपिल कहता है--“ परमेश्वर का अस्तित्व सदा से है, और 
उसके साथ यह जगत्‌ और इसके सारे पदार्थ और पिण्ड भी अनादि 
काल से हैं । परन्तु वह जगत्‌ का कारण है, और अपने स्वरूप की 
सूच्मता के कारण जगत्‌ के स्थुल स्वरूप से उच्च है |? कुम्भक कहता 
है-- सनातन वस्तु महाभूत अर्थात्‌ पाँच तत्वों का मिश्रण है । कई 
लोग काळ को और कई प्रकृति को सनातन पदार्थ बताते हैं, ओर 
कई ऐसे भी हैं जा “कर्म” को अधिष्ठाता मानते हैं |? 

विष्ण-धम्म नामक पुस्तक में वज्र मार्कण्डेय से कहता है- “सुभे 
कालों की व्याख्या समभाइए;”? इस पर मार्कण्डेय उत्तर देता है 
““संस्थिति आत्मपुरुष है?” अर्थात्‌ एक श्वास और पुरुष है, जिसका र्थ 
विश्वपति है । फिर उसने उसको समय के विभागों और उनके अधिः 
छाताग्रों की व्याख्या सुनाई, जिस प्रकार. हमने उचित परिच्छेदो में 
इन बातों का सविस्तर वर्णन किया है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बत्तोसवाँ परिच्छेद । २७५ 


हिन्दुओं ने संस्थिति को दा अवधियों में बाँटा है, एक तो गति 
की अवधि, जा काल के रूप में स्थिर की गई है, और दूसरी निश्चलता 
की अवधि, जिसका निश्चय केवल काल्पनिक रीति से, जिस चीज़ का 
निश्चय पहले किया जा चुका है उसकी, अर्थात्‌ गति की अवधि की, 
उपसिति के अनुसार हो सकता है । हिन्दू खश के नित्यत्व को परिमेय 
नहीं, निणे'य मानते हैं, क्योंकि वह निरवधि है । परन्तु हम यह कहने 
से रुक नहीं सकते कि ऐसी चीज़ की कल्पना करना जो निणे य हो 
पर परिमेय न हो, बड़ा कठिन है, और यह सारी कल्पना बहुत ही 
ङिष्ट है । हम इल विषय पर हिन्दुओँ के मत के विषय में जितना कुळ 
जानते हैं उसमें से यहाँ उतना ही लिखेंगे जितना पाठकों के लिए 
पर्याप्त होगा । $ 
सृष्टि के विषय में हिन्दुओं की साधारण धारणा लौकिक है, 
क्योकि, जैसा कि हमने अभी कहा, वे प्रकृति को अनादि मानते हैं । 
` इसलिए वे सृष्टि शब्द से अभाव से किसी वस्तु 
सुषि ल का भाव नहीं समझते | वे सृष्टि का अर्थ 
की रात, जोकि सषि के केवल चिकनी मिट्टी का तोड़-मरोड़ कर उसके 
अभाव की अवधि हैं। नाना आकार तथा संयोग, और ऐसी व्यव- 
स्थायें बनाना समभते हैं जा उन विशेष प्रयोजनों और लक्षों को पूरा 
करेंगी जा सम्भाव्य रूप से उसमें हैं । इस कारण वे सृष्टि का अभि- 
सम्बन्ध देवताओं, और राक्षसां, प्रत्युत मनुष्यों के साथ भी ठहराते 
हैं, जा इस कारण सृष्टि उत्पन्न करते हैं कि या तो वे किसी शाख-विहिंत 
कर्तव्यता को पूरा करते हैं जोकि बाद को सृष्टि के लिए उपकारी 
प्रमाणित होती है, या वे यशस्काम और ई््यालु हो जाने के बाद 
अपने मनोविकारों का शमन करना चाहते हैं । इसी प्रकार, उदा- 


` - इरणार्थ, वे कहते हैं कि विश्वामित्र ऋषि ने अंसे इस उद्देश से उत्पन्न 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७६ अलबेरूनी का भारत । 


की थीं कि जो उपयोगी और उत्तम पदार्थ वे देती हैं उन सबका 
मनुष्य-जाति उपभोग करे । इस सारे का देख कर टिमिउस (77,७८४) 
नामक पुस्तक में प्लेटो के ये शब्द याद आते हैं--““उपास्यों अर्थात्‌ 
जिन देवताओं ने अपने पिता की एक आज्ञा के अनुसार, मनुष्यों की 
सृष्टि को थी, उन्होंने एक अमर आत्मा को लेकर आरम्भ किया था; 
इससे उन्होंने उस पर ख़रादी की तरह एक नश्वर शरीर गढ़ा था |? 
यहाँ इस प्रबन्ध में हमें काल की एक संस्थिति मिलती है, जिसकी 
सुसलमान लेखक, हिन्दुओं के दृष्टान्त का अनुसरण करते हुए, 
जगत्‌ के वर्षा कहते हैं | लोग समझते हैं कि उनके आरम्भो! और अन्तो! 
. पर सृष्टि और विनाश नवीन प्रकार की रचनाओं के तैर पर होते हैं । 
परन्तु, यद सर्वसाधारण का विश्वास नहीं | उनके अनुसार, यह 
संस्थिति त्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की एक क्रमागत रात है; क्योंकि 
उत्पत्ति का काम ब्रह्मा के सिपुदै है। फिर, उत्पन्न होना उस चीज़ में 
एक गति है जो अपने से किसी भिन्न पदाथ से पैदा हाती है, म्रौर 
इस गति के सबसे बड़े स्पष्ट कारण उल्कोत्पन्न सञ्चालक अर्थात्‌ तारे 
हैं। परन्तु जब तक ये प्रत्येक दिशा में न चलें और अपने रूपों 
( = अपनी दशाओं ) का न बदलें, ये अपने नीचे के जगत्‌ पर 
नियमित प्रभाव कभी नहीं डाल सकते । इसलिए, पैदा होना 
बह्मा के दिन तक ही परिमित है, क्योंकि, जैसा हिन्दुओं का विश्वास 
है, केवल इसमें ही, अपने पूर्व-प्रतिष्ठित क्रम के अचुसार 
तारे चलते और उनके गोले घूमते हैं, और फलत: प्रथ्वीतल 
पर उत्पन्न होने की क्रिया बिना किसी रोक-टोक के विकास पाती है। 
इसके विपरीत, ब्रह्मा की रात में मण्डल अपनी गतियों को बन्द 

कर देते हैं, भर सारे तारे, अपने तारणों और प्रन्थियों-स हित, एक 
विशेष स्थान में निश्चल ठहर जाते हैं । । 


प्रष्ठ १६९ 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वत्तीसवाँ परिच्छेद । २७७ 


फलतः पृथ्वी के सभी व्यापार उसी एक स्थिर दशा में हैं, और 
उत्पन्न होता बन्द हो गया है, क्योंकि जा वस्तुओं को उत्पन्न करता हे 
वह निश्चल है । इस प्रकार क्रिया करने और श्रपने पर क्रिया कराने के 
दोनो काम रुक गये हैं; तत्व नवीन रूपान्तरों और संयोगों में प्रविष्ट 
हाने से ठहरे हुए हैं, जैसा वे अव + + + ( कमिभुक्त शायद 
रात ) में निश्चल हैं, और बे उन नवीन भूतो से सम्बन्ध के लिए 
तैयारी कर रहे हैं जा नेवाले ब्रह्मा के दिन पैदा होंगे । 

इस प्रकार ब्रह्मा के जीवन में अस्तित्व चक्कर काटता है । इस विषय 
का प्रतिपादन हम इसके उचित स्थान पर करेंगे । 


हिन्दुओं की इन कैल्पनाओं के अनुसार, सृष्टि और विनाश कंवल 
पृथ्वो-तल के लिए ही है। ऐसी सृष्टि से मिट्टी का एक भी ऐसा 
अस्यकार की रुंचा-देष- उकडा पैदा नहीं हाता जो पहले मौजूद न था 
विवेचक टिपणी । आर ऐसे विनाश से मिट्टी के एक भी ऐसे ढुकड़े 
का अभाव नहीं होता जो अब मैजूद है । जव तक हिन्डुओं का यह 
विश्वास है कि प्रकृति अनादिं है तब तक उनके लिए सूष्टि की भावना 
रखना सर्वथा असम्भव है । है ( 
' हिन्दू अपने सर्वसाधारण के सामने उपर्युक्त दो संस्थितियों का. 
अर्थात ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात का उसके जागने और उसके सोने 
हि का जागना और के रूप में प्रकट करते हैं; और हम इन परि 
सेता । . भाषाओं को खुरा नहीं कहते, क्योंकि वे किसी 
ऐसी वस्तु का दरसाती हैं जिसका आदि और अन्त है। 
फिर, ब्रह्मा का सारा जीवन, जो ऐसी अवधि के बीच जगत्‌ में गति 
र निश्चलता के अनुवर्तन का बना है; केवल भाव पर ही, अभाव 
पर नहीं, लागू समभा जाता है, क्योंकि इसके बोच सिट्टी के ठुकड़े 


CC-0. In Public Domain.Digitized 8५ Siddhanta eGangotri 2) 501 1051 0 eGangotri Gyaan Kosha ब 


२७८ आअलबेरूनी का भारत | 


का और साथ ही उसके आकार का आव है । ब्रह्मा से उच्चतर सत्ता, .. 
अर्थात्‌ पुरुष के सामने ब्रह्मा का जीवन केवल एक दिन है ( परिच्छेद 
३४ ) । जब वह मर जाता है ते उसकी रात में सारे मिश्रण वियुक्त 
हो जाते हैं और मिश्रणां के विनाश के फल से वह भी स्थगित हो 
जाता है जो उस (ब्रह्मा) को प्रकृति के नियमों के अन्दर रखता था। 
तब यह पुरुष का और उसके अधीनस्थ सभी वस्तुओं (मूळार्थतः, और 


« उसके वाहनों ) का विश्राम है । 


५ 


जव साधारण लोग इन बातों का वर्णन करने लगते हैं ते वे 
ब्रह्मा को रात का पुरुष की रात के पीछे ले आते हैं; और क्योंकि 
श्रह्मा की निद्रा पर पुरुष मनुष्य का नाम है, इसलिए बे उसमें सोने 
अशिष्ट और वैज्ञानिक 
सल्ला । और जागने का अध्यारोप करते हैं । बे उसके 
खराटे मारने से विनाश निकालते हैं, जिसके परिणाम से सब संयुक्त 
पदार्थ जुदा-जुदा हो जाते हैं, और प्रत्येक खड़ी चीज़ उसके माथे के 
सेद में इव जाती है । और वे इसी प्रकार की और भी बातें गढते हैं 
जिनको मानने से मन और सुनने से कान इन्कार करते हैं । 
इसलिए सुशिक्षित हिन्दू (न्रह्मा क जागने और सोने के विषय में) 
इन मतों में भाग नहीं लेते, क्योंकि वे सोने के वास्तविक स्वरूप को 
जानते हैं । वे जानते हैं कि शरीर, जो कि विरोधी रखें का मिश्रण है; ` 
आराम लेने के लिए निद्रा की आवश्यक्ता रखता है. और उसे निद्रा 
का इसलिए भी प्रयोजन है कि वे सब चीज़ें जिनकी प्रकृति को 
आवश्यकता है, नष्ट होजाने के बाद, भली भाँति पुन: स्थापित हे जाय। 
इसलिए, निरन्तर हास के कारण शरीर को भाजन की आवश्यकता 
होती है ताकि घुलते रहने से जो चीज् नष्ट होगई है उसकी पुनः 
स्थापना हो जाय । फिर, अपनी जाति को चिरस्थायी बनाये रखने 
के लिए शरीर द्वारा इसे मैथुन की आवश्यकता है, क्योंकि मैथुन 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बत्तीसवाँ परिच्छेद । २७४ 


के विना जाति नष्ट हो जायगी। इनके भ्रतिरिक्त, शरीर को अन्य 
पदार्थो की, कुत्सित परन्तु प्रयोजनीय चीज़ों को, आवश्यकता है, 
परन्तु अमिश्र द्रव्यो को उनकी आवश्यकता नहीं, जिस प्रकार उस 
( परमेश्वर ) को आवश्यकता नहीं जा कि उनसे भी ऊपर है, ओर 
जिसके सदृश और कोई वस्तु नहीं । 
फिर, हिन्दुओं का मत है कि बारह सूर्यों के संयोग के परिणाम 
से जगत्‌ नष्ट हो जायगा । ये सूर्य भिन्न-भिन्न मासों में एक-दूसरे के 
जगत्‌ के अन्त के वाद प्रकट होते हैं, और पृथ्वी को जज्ञा कर, भस्म 
विषय में क्यनाये' । करके, और उसके सभी गीले पदार्थो का सुखा 
कर और कुम्हला कर ध्वंस कर देते हैँ । फिर, जगत्‌ चार वर्षाओं के 
संयोग के कारण नष्ट होता है। ये वर्षाये अव वष की भिन्न-भिन्न 
ऋतुं में आती हैं; जो चीज्ञ भस्म हो चुकी है वह जल को आक्नष्ट 
करती है और उसमें घुल जाती है । अन्ततः, पृथ्वी प्रकाश के अव- 
सान से और अन्धकार तथा अभाव को प्रधानता से नष्ट होती है ।- 


० यु ~ 
इस सारे से जगत्‌ वियुक्त दाकर परमाए बन जायगा आर बिखर 


जायगा । 

मत्स्य-पुराण कहता है जो आग जगत्‌ का जल्लाती है वह जल 
| से उपपन्न हुई है; और उस समय तक यह कुश-द्रीप अन्तगंत महिष 
| पर्दत पर रहती थी, और इस पर्वत के नाम से ही पुकारो 
जाती थी । 

विष्छु-पुराण कहता है कि' “महर्लोक ध्रुव के ऊपर स्थित दै, 
और वहाँ ठहरने की संस्थिति एक कल्प दवै । जब तीन लोक 70108 
जलते हैं तो आग भ्रौर धूआँ अधिवासियों को पीड़ित करते 
हैं । तब वे उठ कर जनलोक में जा बसते हैं । यह लोक ब्रह्मा के 
का निवास-स्थान है। यह ब्रह्मा सृष्टि के पूव था और उसके पुत्र 


पुत्रों 


00-0. In Public Domain.Digitized By, SiddhantaeGangoiriGyaaT UNOS nS eGangotri Gyaan Kosha EN कि 


s 


~ 


२८० अल्वेरूनी का भारत । 


ये हैँ अर्थात्‌ सनक, सनद्‌, सनन्दनाद्‌ ( ? ), असुर, कपिल वोढु 
आर पञ्चशिख ।?? 


इन वाक्यों का पौर्वापर्यं इस वात को स्पष्ट कर देता है कि जगत्‌ 

का यह विनाश कल्प के अन्त में होता है, आर इसी से अबू मअशर 
अबू मञ्रशर भारतीय की यह कल्पना निकाली गई है कि प्रहयुति 
ह का प्रयोग पर जला-प्रलय होता है, क्योंकि वास्तव में 
प्रत्येक चतुयुग की समाप्ति पर और प्रत्येक 

कलियुग के आरम्भ में ग्रहों का संयोग होता है। यदि यह संयोग पूर्ण 
संयाग न हो, ता जलप्रलय की विनाशक शक्ति भी तीव्र रूप धारण 
नहीं करती । इन विषयों का हम जितना अधिक अन्वेषण करेंगे 
उतना हो अधिक इस प्रकार की कल्पनाओं पर प्रकाशा पड़ेगा 


र उतनी ही ग्रधिक उत्तम रीति से पाठक इस प्रबन्ध में आनेवाली 
परिभाषाओं का समभेंगे । 


अलेरान शहरी बौद्धो के विश्वास को दरसानेवाले एक ऐतिह्य 

का. उस्लेख करता है | मेरु पर्वत के पारशवो पर चार लोक हैं जो 
अलेरान शहरी से वारी-बारी से आबाद या निजल हैं | जब किसी 
नड कसन॥। लोक पर सात सूर्यो के, एक-दूसरे के बाद, उदय 
होने के कारण अग्नि का प्राधान्य हो जाता है, जब निर्भरं का जल सूख 
जाता है, और ज्वलन्त अग्नि प्रचण्ड होकर उस लेक के भीतर घुस जाती 
है तो वह लोक निर्जल हो जाता दै । जब अग्नि उस लोक को छोड़ 
कर किसी दूसरे लोक में चली जाती है तो वह आवाद हो जाता है 
उसके चले जाने के वाद वहाँ प्रबल वायु उठकर मेघों को ढकेलता 
अर उनको बरसाता है जिससे वह लोक सागर के सदृश वन 
जाता है। इसकी भाग के सीप और घोंधे बन जाते हैं । इनके 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बत्तीसवाँ परिच्छेद । २८१ 


साथ आत्माओं का सम्बन्ध है, और जब पानी प्रथ्वी के नीचे चला 
जाता है ता इनमें से मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। कई वौद्ध यह 
समभे हैं कि मरते हुए लोक से बढ़ते हुए लोक में एक मनुष्य 
अकस्मात्‌ आ जाता है। क्योंकि वह अकेला होने के कारण दुःख 
अनुभव करता है इसलिए उसके विचार से एक भार्या पैदा होती दै, 


> > 
रौर इस जोडे से उत्पत्ति का आरम्भ होता है| 


CC-0. In Public Domain.Digitized 8५ {Siddhania,eGangoiii Gy33III ० ् eGangotri Gyaan Kosha Fe हि क 


तेतीसवाँ परिच्छेद । 


भिन्न-भिन्न प्रकार के दिन या अहोरात्र 
के मान को कल्पनां पर, और 
विशेषतः दिन तथा रात 
के प्रकारों पर । 


सुसलमानों, हिन्दुओं, और दूसरों के साधारण व्यवहार के 
` अडुसार, एक दिन या अहोरात्र का अर्थ ब्रह्माण्ड के चक्रावर्त में सूर्य 
के एक परिश्रमण की संस्थिति है, जिसमें 

वह बड़े चक्र के आधे से चल कर फिर वहाँ 
ही वापस आजाता है । साचात यह दो आधों में बैंटा हुआ हे--दिन 
( अथात्‌ प्रथ्वी के विशेष स्थान के अधिवासियों को सूर्य के दिखाई 
दन का समय ) , आर रात ( अर्थात उसके उनको दिखाई न देने 
का समय )। उसका दिखाई देना या न दिखाई देना दे साक्षेप 
बाते हैं, जिनमें श्राकाश-कक्षाश्रीं के अनुसार भेद होता है। यह 
अच्छी तरह से जाना हुआ है कि विषुव-रेखा का दिङमण्डल, 
जिसको हिन्दू निरच देश कहते हैं, चक्रों को याम्येत्तरबृत्त के बराबर 
दा आधों में काटता है। फलतः वहाँ दिन और रात सदा बराबर 
होते हैं । परन्तु जा ्राकाश-कचायें समान्तर चक्रों को उनके 
धुव में से गुज़रने के बिना काटती हैं वे उनको दो असमान 
आधा में बाँटती हैं । जितने छोटे ये समान्तर चक्र होंगे उतनी ही 


दिन और रात का लक्षण । 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेंतीसवाँ परिच्छेद । २८३ 


अधिक यह बात होगी । फलतः, उनके दिन और रात असमान हैं । 
सिवा दे विषुवोां के समयों के, जब मेरु और वडवामुख का छोड़ 
कर, बाकी पृथ्वी पर सब कहीं दिन और रात समान होते हैं। तब 
इस रेखा के उत्तर और दक्षिण सभी खान रेखा की इस विशेषता 
के भागी होते हैं, परन्तु केवल इसी समय होते हैं, किसी दूसरे 
समय नहीं । 5 
दिन का आरम्भ सूर्य का दिङमण्डल के ऊपर चढ्ना, और रात 

का आरम्भ उसका इसके नीचे छिप जाना है। हिन्दू दिन का 
अहोरात्र का प्रथम भाग और रात को द्वितीय 
भाग समभते हैं । इसलिए वे पहले को सावन 
अर्थात्‌ सूर्य के उदय पर अवलम्बित दिन कहते हैं । इसके अतिरिक्त, 
वे इसको मनुष्याहारात्र अर्थात्‌ मनुष्यों का 
दिन भी.कहते हैं, क्‍योंकि, वास्तव में, उनके 

बहुत से लोग इसके सिवा और किसी प्रकार के दिन को जानते ही. 

नहीं । अव हम, इस बात को मान कर कि पाठक सावन को जानते ह 

इस प्रसङ्ग में, इसके द्वारा बाकी सब प्रकार के दिनों का निश्चय करने 

के लिए, इसका आदर्श या परिमाण के रूप में उपयोग करेंगे । 
| मनुष्याहोरात्र के उपरान्त पिट्णाम्‌ अहोरात्र अर्थात्‌ पितरों का ( 

अहोरात्र है, जिनकी आत्मायें, हिन्दुओं के विश्वासाडुसार, चन्द्र-लोक । 
में निवास करती हैं। इसके दिन और रात | 
किसी विशेष आकाश-कक्षा के नाते से चढ़ने | 
| और छिपने पर नहीं, प्रत्युत प्रकाश और अन्धकार पर आश्रित ह 

जब चन्द्रमा उनकी अपेक्षा से मण्डत्त के उच्चतम भागों में हाता है तब 

उनके लिए दिन होता है; और जब यह नीचतम भागों में हाता ह 

वा उनके लिए रात हाती है । यह स्पष्ट है कि उनका ढुपहर संयोग का 


मनुष्याहेरात्र । 


प्र १६७ 


पितरों का दिन । 


५ । 
00-0. In Public Domain.Digiized By Siddhanta eGangotr Cyaan Kosta By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha रि 


२८४ अलबेरूनी का भारत | 


समय या पूर्णिमा है, और उनकी आधी रात विरोध या अमावास्या है । 
इस लिए पितरों का अद्दोरात्र एक पूर्ण चान्द्र मास है; उनका दिन 
अर्डचन्ट्र के समय शुरू होता है, जव कि चन्द्रमा के शरीर प्र 
प्रकाश बढ्ने लगता है, और रात अर्द्धचन्द्र के. समय शुरू होती है 
जव कि उसका प्रकाश घटने लगता है। पितरों के अहोरात्र के 
मध्याह्न और अधेरात्रि के पूर्वोक्त निर्णय से आवश्यक तार पर यह 
परिणाम निकलता है। इसके अतिरिक्त, एक तुलना से यह बात 
पाठकों को समझ में आ जायगी, चन्द्रमा के पिण्ड पर प्रकाश के 
उज्ज्वल अद्ध को सूर्य के आधे गोले के आकाश-कक्षा पर उद्य होने 
से, और दूसरे र्थे को आकाश-कक्षा के नीचे छिपने से उपमा दो 
जा सकती है । इस अहोरात्र का दिन एक मास के अन्तिम चतुर्थांश 
से शुरू होकर अगले मास के प्रथम चतुर्थांश तक रहता है; और 
रात एक मास के प्रथम चतुर्थांश से लेकर उसी के दूसरे 
चतुर्थांश तक रहती है । इन दो आधों का जोड़ पितरों का 
अहोरात्र है। 
इस प्रकार विष्णु-प्रम नामक पुस्तक के रचयिता ने इस: विषय 
का विस्तारपूर्बक वर्णन किया है, परन्तु पीछे से वह इसको बहुत 
थोड़ी समझ के साथ दुबारा बयान करता है, और पितरों के दिन को 
विरोध से संयोग तक मास के कृष्ण पक्ष के साथ श्रौर उनकी. रात 
को इसके खक्छ पक्ष के साथ मिला देता है, पर यथार्थ बात वही है 
जा हम अभी कह चुके हैं । इस मत की इस बात से भी पुष्टि हाती 
है कि वे अमावास्या के दिन पितरों को भोजन का दान देते हैं, 
क्योंकि वे मध्याह्न को खाना खाने का समय बताते हैं | इसी कारण वे 


पितरों को उस समय भोजन चढ़ाते हैं जिस समय वे आप 
खाते हे | कु ७ | : 2 १ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


~ 


तेतीसवाँ परिच्छेद । २८९ 


इसके बाद दिव्याहोरात्र अर्थात्‌ देवाँ का दिन-रात है। यह 
मालूम है कि सब से बड़े अक्ष का दिङ्मण्डल, अर्थात्‌ &० अंश, 
जहाँ भ्रुव ख-मध्य में ठहरता है, ठीक ठीक तौर 
पर नहीं प्रत्युत करीबन-करीवन, विषुव-रेखा है, 
क्योंकि यह पृथ्वी के उस स्थान के दृश्य दिङमण्डल के थोड़ा सा 
नीचे है--जिसे मेरु पर्वत घेरे हुए है; इसकी चोटी और ढलानां के 
लिए प्रस्तुत दिङमण्डल और विषुव-रेखा सर्वथा अभिन्न हो सकती हैं, 
यद्यपि दृश्य दिङमण्डल इसके कुछ नीचे ( अर्थात्‌ दूर दक्षिण की 
ओर ) स्थित है । फिर, यह स्पष्ट है कि राशि-चक्र विषुव-रेखा-द्रारा 
कट जानै से दे आधों में बेटा हुआ है, एक आधा तो विषुव-रेखा 
के ऊपर ( अर्थात्‌ इसके उत्तर में ) है, और दूसरा आधा इसके 
नीचे ! उत्तरी झुकाव (उत्तरायण) की राशियों में सूर्ये की गति चक्की 
के घूमने के सदृश देती है क्योंकि दिन के जो वृत्तांश बह वनाता है वे, 
छाया यन्त्रों के सदृश दिङमएडल के समान्तर होते हैं । जा लोग उत्तर 
प्रव के नीचे रहते हैं उनको सूर्य दिङमण्डल के ऊपर दिखाई देता है, 
इसलिए उनके यहाँ दिन होता है, पर जो दक्षिण ध्रुव के नीचे रहते 
ईं उनके लिए सूर्य दिङमण्डल के नीचे छिपा होता है, इसलिए उनके 
यहाँ रात होती है । तब, जब सूर्य दक्षिणी राशियों ( दक्षिणायन ) 
-में जाता है ता वह दिङमण्डल के नीचे ( अर्थात्‌ विषुव-रेखा के 
दक्षिण सें ) चक्को के सहश घूमता है; इसलिए यह उत्तर 
प्रब के नीचे रहनेवालों के लिए रात और दक्षिण श्रुव के 
-नीचे के लोगो के लिए दिन होता है । मा 

देवको अर्थात्‌ आध्यात्मिक प्राणियों के निवास-स्थान क 
के नीचे हैं, इसलिए इस प्रकार का दिन उनके नाम पर दवा का 
अहोरात्र कहलाता है। 


देवों का दिन । 


पृष्ठ १६८ 


00-0. In Public Domain.Digiized By Siddhanta eGangotri Gyaan KOShe गो By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha = 


२८४ अलबेरूनी का भारत । 


समय या पूर्णिमा है, और उनकी आधी रात विरोध या अमावास्या है। 
इस लिए पितरों का अद्दोरात्र एक पूर्ण चान्द्र मास है; उनका द्नि 
अर्डचन्द्र के समय शुरू होता है, जब कि चन्द्रमा के शरीर पर 
प्रकाश बढ्ने लगता है, भौर रात अर्धचन्द्र के. समय शुरू होती दद 
जब कि उसका प्रकाश घटने लगता है | पितरों के अद्दोरात्र के 
मध्याह्न और अधेरात्रि के पूर्वोक्त निर्णय से आवश्यक तौर पर यह 
परिणाम निकलता है। इसके अतिरिक्त, एक तुलना से यह बात 
पाठकों की समझ सें आ जायगी, चन्द्रमा के पिण्ड पर प्रकाश के 
उज्ज्वल अद्ध को सूर्य के आधे गोले के आकाश-कच्ता पर उद्य होने 
से, और दूसरे अर्थ को आकाश-कचा के नीचे छिपने से उपमा दो 
जा सकती है । इस अहोरात्र का दिन एक मास के अन्तिम चतुथांश 
से शुरू होकर अगले मास के प्रथम चतुर्थांश तक रहता है; और 
रात एक मास के प्रथम चतुर्थांश से लेकर उसी के दूसरे 
चतुथांश तक रहती है । इन दो आधों का जोड पितरों का 
अहोरात्र है । 
इस प्रकार विष्ण-घर्मे नामक पुस्तक के रचयिता ने इस: विषय 
का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, परन्तु पीछे से वह इसको बहुत 
थोड़ी समक के साथ दुबारा बयान करता है, और पितरों के दिन को 
विराध से संयोग तक मास के कृष्ण पक्ष के साथ शार उनकी. रात 
को इसके शक्ल पक्ष के साथ मिला देता है, पर यथार्थ बात वही है 
जा हम अभी कह चुके हैं | इस मत की इस बात से भी पुष्टि हाती 
है कि वे अमावास्या के दिन पितरों को भोजन का दान देते हैं, 
क्योंकि वे मध्याह को खाना खाने का समय बताते हैं। इसी कारण वे 
पितरों को उस समय भोजन चढाते हैं जिस समय वे आप 


खाते हैं । ह 9 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेंतीसवाँ परिच्छेद । २८५ 
इसके बाद दिव्याहोरात्र अर्थात्‌ देवाँ का दिन-रात है। यह 
मालूम है कि सब से बड़े अक्ष का दिङ्सण्डल, अर्थात्‌ ४० अंश, 
A जहाँ धुव खन्मध्य में ठहरता है, ठीक ठीक तार 
पर नहीं प्रत्युत कुरीवन-क्रीवन, विषुव-रेखा है, 
क्योंकि यह प्थ्वी के उस स्थान के दृश्य दिङमण्डल के थोड़ा सा 
नीचे है--जिसे मेस पर्वत घेरे हुए है; इसकी चोटी और ढलानों के 
लिए प्रस्तुत दिङमण्डल और विषुव-रेखा सर्वथा अभिन्न हा सकती हें, 
यद्यपि दृश्य दिङमण्डल इसके कुछ नीचे ( अर्थात्‌ दूर दक्षिण की 
ओर ) स्थित है । फिर, यह स्पष्ट है कि राशि-चक्र विषुव-रेखा-द्रारा 
कट जाने से दे आधों में बटा हुआ है, एक आधा ते विषुव-रेखा 
के ऊपर ( अर्थात्‌ इसके उत्तर में ) है, और दूसरा आधा इसके 
नीचे ! उत्तरी फुकाव (उत्तरायण) की राशियों में सूर्य की गति चक्की 
के घूमने के सदृश द्वोती है क्योंकि दिन के जो वृत्तांश वह बनाता है वे, 
छाया यन्तरों के सदृश दिडमएडल के समान्तर होते हैं । जा लोग उत्तर 
प्रव के नीचे रहते हैं उनको सूर्य दिङमण्डल के ऊपर दिखाई देता है, 
इसलिए उनके यहाँ दिन होता है, पर जो दक्षिण ध्रुव के नीचे रहते 
हैं उनके लिए सूर्य दिङमण्डल के नीचे छिपा होता है, इसलिए उनके 
यहाँ रात होती है। तब, जव सूर्य दक्षिणी राशियों ( दक्षिणायन ) 
में जाता है ता वह दिङमण्डल के नीचे (अर्थात्‌ विषुबारेखा के 
दक्षिण सें ) चक्की के सदृश घूमता है; इसलिए यह उत्तर 
ध्रुव के नीचे रहमेवालों के लिए रात और दक्षिण ध्रुव के 
नीचे के लोगो के लिए दिन होता है । 
देवको अर्थात्‌ आध्यात्मिक प्राणियों के निवास-स्थान दो ध्रुवों 
के नीचे हैं, इसलिए इस प्रकार का दिन उनके नाम पर देवों का 
अहोरात्र कहलाता है। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


२८६ अलबेरूनी का: भारत । 


कुसुमपुर का आर्यभट कहता है कि देव सौर वर्ष का एक आधा 
र दानव उसका दूसरा आधा देखते हैं; पितर चान्द्र मास का एक 
आधा ओर मनुष्य उसका दूसरा आधा देखते हैं । इस प्रकार राशि- 
चक्र में सूर्य के एक बार धूम जाने से देव और दानव दोनों के दिन 
और रात हो जाते हैं ओर उनका जोड़ अहोरात्र है । 
फलतः, हमारा वर्ष देवों के अहोरात्र से अभिन्न है । परन्तु इसमें 
( पितरों के अहोरात्र की तरह ) दिन और रात बराबर नहीं होते, 
क्योंकि सूये उत्तरायण में अपने 'भूस्युच्च (९१०९०९) के गिर हैले-है।ले 
चलता है, जिससे दिन कुछ अधिक लम्बा हो जाता है । परन्तु यह 
भेद इग्गोचर दिङमण्डल अर प्रकत दिङमण्डल के बीच के भेद के 
बरावर नहीं, क्योंकि यह सूर्य के गोले पर देखा नहीं जा सकता | इसके 
अतिरिक्त, हिन्दुओं के मतानुसार, उन स्थानों के अधिवासी, मेरु पर्वत 
पर रहने के कारण, प्रथ्वीतल के ऊपर उठे हुए हैं । जो कोई यह मत 
रखता है उसका मेरु पर्वत की उँचाई के. विषय में वैसा ही मत है, 
जैसा कि हमने उचित स्थान पर वर्णन किया हवै । मेरु की इस उँचाई 
के फल से, उसकी आकाश-कक्ता का थोड़ा नीचे ( अर्थात्‌ विषुव- 
रेखा की अपेत्ता अधिक दक्षिणतः ) चला जाना ज़रूरी है, और 
इसके परिणाम से रात की अपेक्षा दिन के लम्बा हाने का परिमाण 
घट जाता है (क्योंकि तब सूर्य अपने उत्तर “भूम्युच्र! तक सर्वथा नहीं 
पहुँचता, जहाँ कि यह सबसे लम्बे दिन बनाता दै) । यदि यह एक 
ऐसी चीज़ होने के अतिरिक्त, जिसके विषय में हिन्दुओं का आपस में 
ही मत-भेद है, उनके केवल एक धाम्मिक ऐतिह्य के सिवा कोई 
और चीज़ होता, तो हम, ज्योतिष-सम्वन्धो गणना के द्वारा, विषुव- 
रेखा के नीचे मेरु पर्वत के दिङमण्डल के इस दबाव का परिमाण 
मालूम करने का यल्ल करते, परन्तु, चूँकि ( मेरु पर्वत के केवल एक 


- CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेंतीसवाँ परिच्छेद । २८७ 
कल्पना होने के कारण ) इस विषय में कोई फायदा नहीं, इसलिए 
हम इसे छोड़ते हैं । 

किसी अशिक्षित हिन्दू ने लोगों का ऐसे अहोरात्र के उत्तर में 
दिन, और दक्षिण में उसकी रात के विषय में बातें करते सुना | इन 
तत्वों के सम्बन्ध में उसने वर्ष के दो आधों को राशि-चक्र के दो आधों 
के द्वारा स्थिर किया, एक ता वह जा मकर संक्रान्ति से चढ़ता है 
जिसे उत्तरायण कहते हैं, और दूसरा जो कर्क संक्रान्ति से उतरता है, 
जिसे दक्षिणायन कहते हैं । तव उसने इस अहोरात्र के दिन को 
चढ़ते हुए आधे से, ओर इसकी रात को उतरते हुए आधे से 
अभिन्न मान लिया । इस सारे का उसने अपनी पुस्तकां में अमर 
कर दिया । 
विष्णु-धर्म्म के कर्त्ता का कथन भी इससे कुछ बहुत अच्छा 
हीं। वह कहता है-- मकर से शुरू दोनेवाला आधा असुरों 
अर्थात दानवो का दिन रौर उनकी रात कक से आरम्भ होती 
[७ इसके पहले उसने कहा था-- मेष के साथ आरम्भ होनेवाल्ा 
आधा देवों का दिन है |!” इस लेखक ने इस विषय का समभे विना 
ही यह सव लिखा है, क्योंकि वह दो धुवा का एक-दूसरे क साथ 
गडवड कर दता ह ( क्योंकि इस कल्पना क अनुसार, सूय क परि 
भ्रमण का आधा, जो मकर संक्रान्ति से आरम्भ होता हैं, उत्तर ध्रुव 
के नीचे के लोगों या देवों का, न कि दक्षिण ध्रुव के नीचे के लोगों या 
असुरो का दिन होगा और कर्क संक्रान्ति से आरम्भ होनेवाले 
सूर्य का परिश्रमण असुरों का दिन होगा, न कि उनकी रात )। 
यदि इस ग्रन्थकर्ता ने वाक्य को वस्तुतः समभा होता 
और उसे ज्योतिष का ज्ञान होता, तो वह दूसरे सिद्धान्तो पर 
पहुँचता । 
१४ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८ऽ अलबेरूनी का भारत । 


इसके वाद ब्रह्माहोरात्र अर्थात्‌ ब्रह्मा का अहोरात्र है। थह 
( पितरों के अहोरात्र के सदृशा ) प्रकाश रौर अन्धकार से, या 
( देवों के अहोरात्र के सदृश ) किसी नक्षत्र 
के दिखाई देने या छिप जाने से नहीं, प्रत्युत्त 
सृष्ट पदार्थों के भौतिक स्वरूप से बनाया गया है जिसके फल से वे 
दिन में चलते और रात में ठहरते हैं । ब्रह्मा के अहोरात्र की लम्बाई 
हमारे ८६४००००००० वर्ष हैँ । इसके आधे में, अर्थात्‌ दिन में, 
आकाश अपने अन्दर की सभी चीज़ों के साथ घूमता है, प्रश्वी 
उत्पन्न करती है, ओर उत्पत्ति और विनाश के परिवर्तन अवनी-तल 
पर आनवरत होते रहते हैं। दूसरे आधे अर्थात्‌ रात में जो बाते 
दिन में होती हैं उनके सर्वथा विपरीत होता है; पृथ्वी में परिवर्तन 
नहीं होता, क्योंकि जो चीज्ञें परिवर्तन उत्पन्न करती हैं वे आराम 
कर रही हैं और सभी गतियाँ बन्द हैं, मानें प्रकृति रात और शीत- 
काल में आराम करती है, और दिन तथा ग्रीष्म में नवीन 
जीवन के लिए तैयारी करती हुई अपने-आपको इकट्ठा 
करती है । 

ब्रह्मा का प्रत्येक दिन भ्रौर प्रत्येक रात एक-एक कल्प होते हैं, 
और कर्प समय की वह अवधि है जिसको मुसलिम लेखक 
सिन्धिन्द का वर्षा कहते हैं । 

अन्ततः पुरुषाहोरात्र अर्थात्‌ सर्वात्मा का अहोरात्र है । इसके 

महाकल्प अर्थात्‌ सबसे वड़ा कल्प भी कहते हैं । हिन्दू समय की 
कल्पना के सदृश किसी चीज़ के द्वारा सामान्य 
रूप से केवल संस्थिति का निश्चय करने के 
“उद्देश से इसका प्रयोग करते हैं; परन्तु इसका दिन और रात के रूप मे 
निर्देश नहीं करते । मैं समझता हूँ कि इस अहोरात्र के दिन का अथे 


ब्रह्मा का दिन । 


३ 


४3 


ष्ठ १६६ 


0: 


पुरुष का दिन । 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेंतीसवाँ परिच्छेद । | २८४ 


आत्मा के अव्यक्त के साथ सम्बन्ध की संस्थिति, और रात का अर्थ 
उनके एक-दूसरे से वियोग की, भ्रौर ( भ्रव्यक्त के साथ मिले रहने 
की थकावट से ) झात्माओं के विश्राम की संस्थिति दै, और वह 
अवस्था जा आत्मा के अव्यक्त के साथ संयोग या इसके अव्यक्त से 
वियोग की आवश्यकता पैदा करती है वह इस अहोरात्र के अन्त पर 
अपने सामयिक अन्त का पहुँच जाती है। विष्णु-धम्म कहता है 


. “ब्रह्म की आयु पुरुष का दिन है, ओर पुरुष की रात भी उतनी ही . 
-लम्बी होती हे ।? 


हिन्दू इस बात में सहमत हैं कि ब्रह्मा की आयु उसके सौ वर्ष 
होती है। हमारे वर्षो की संख्या जेः उसके एक वर्ष के बराबर होती 
है अपने-आपको हमारे वर्षो की संख्या के साथ ३६० का गुणन 
प्रकट करती है, जोकि उसके एक अहोरात्र के बराबर होता है| हम 
उसके अहोरात्र की लम्बाई पहले वता आये हँ । अव बहा का एक वप _ 
हमारे ३११०४०००००००० वर्षों (अधथांत्‌ ३६० % ८६४०००००००) 
के बराबर होता है । इसी प्रकार के सौ वर्ष, हमारे वर्षों की गिनती में, 
उसी संख्या में दो शून्य बढ़ा कर दिखाये जाते हैं, जिससे सारे दस 
शून्य अर्थात्‌ ३११०४०००००००००० हो जाते हैं | समय की यह 
अवधि पुरुष का एक दिन है; इसलिए उसका अद्दारात्र इसका ठुगना 
अर्थात्‌ हमारे ६२२०८०००००००००० वर्ष होता है । 

पुलिश-सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्मा को आयु पुरुष का एक दिन है। 
परन्तु यह भी कहा गया हैं कि पुरुष का एक दिन पराध कल्प हाता 
है। दूसरे हिन्दू कहते हैं कि पराधकल्प ख 
अर्थात्‌ बिन्दु का दिन है । ख का अथ वे आदि 
कारण समकते हैं जिस पर सारा अस्तित्व निभर करता है । संख्यां 
-के दजाँ के सोपान में कल्प का अठारहवाँ खान है (देखो ष्ठ <२) । 


पराधकल्प । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४० , अल्लबेरूनी का भारत । 


यह परार्धे कहलाता है जिसका अर्थ आकाश का आध है । अब इसका 
दुगुना सारा आकाश ओर सारा अहेररात्र होगा । इसलिए ख को ८६४ 
की संख्या के बाद चौबीस शून्य लगा कर प्रकट किया जाता है । यह 
संख्या हमारे वर्षो की है। 
इन परिभाषाओं को विविध प्रकार की संख्याओं के बने हुए 
मूल्यो को अपक्ता समय को सामान्य कल्पना को प्रकट करने का 
. एक दाशेनिक साधन समभना चाहिए, क्योंकि वे संयोग और 
वियोग की, उत्पत्ति आर विनाश की क्रियाओं से निकाली गई हैं । 


CC-0. In Public Domain:Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३ ~ तीसवाँ EN 
चोंतीसवाँ पारिच्छेद्‌ । 
ट? -§- ° 
समय के छोटे-छोटे भागों में अहोरात्र 
विभाग पर । 


हिन्दू लोग समय के अत्यन्त सुक्ष्म कणों की कल्पना करने में 
सूर्खता से परिश्रम कर रहे हैं, परन्तु उनके प्रयत्नो से कोई सर्वसम्मत 
और एकरूप-पद्धति नहीं बनी । इसके विपरीत तुम्हें 
शायद ही कोई दो पुस्तकें या दा मनुष्य ऐसे मिलें 
जो इस विषय को अभिन्न रूप से प्रकट करते हो । पहली वात तो 
यह है कि अहोरात्र साठ मिनटो या घटियों में विभक्त हे! .काश्मीर- 
निवासी उत्पल की स्रधव नामक पुस्तक में लिखा है-- यदि तुम 
एक लकड़ो के टुकड़े में बारह उङ्गली क व्यास और छः उङ्गली की 
ऊँचाई का एक गोलाकार सुराख करो तो इसम तीन सना पाना 
आबेगा । यदि तुम इस सूराख़ के पेंदे में एक तरुणी खौ क, बृद्धा या 
बालिका के नहों, छः गूथे हुए बालों के बराबर एक दूसरा सूराख 
करेगे ता इस सूराख में से वह तीन मना पानी एक घटी से बाहर 


घटी । 


बह जायगा |? 
प्रत्येक मिनट साठ सिकेण्डों में बटा हुआ है 
जिनको चषक या चखक, भ्रौर विघटिका भी 


कहते हैं । 
प्रत्येक विघटिका छ: भागों या प्राणों अर्थात्‌ श्वासों में विभक्त है। 


चषक । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४२ अलबेरूनी का भारत | 


पूर्वोक्त स्रधव नाम की पुस्तक में प्राण की इस प्रकार व्याख्या की गई है 
कि-''यह एक ऐसे सोये हुए व्यक्ति का श्वास है जो 
कि स्वाभाविक निद्रा मेसो रहा हो, न कि 

उसका जो कि रोग-प्रसत है, जिसे मूत्र के रुकने का कष्ट है, हज 
जो भूखा है, या जिसने वहुत अधिक खा लिया है, जिसका मन किसी 
शोक या पीड़ा में डूबा हुआ है; क्योंकि सोये हुए व्यक्ति का श्वास 
उसके आत्मा की अवस्थाओं के अनुसार बदल्लता रहता है, ये अव- 
खाएँ, उसके शरीर की उन अवस्थाओं के अनुसार, जा उसके आमा- 
शय के भरा होने या खाली होने पर निर्भर हैं, और उस रस को 
कुपित करनेवाली विविध दुर्घटनाओ' के अनुसार, जा परम वाञ्छनीय 
समभा जाता है, कामना या भय से उत्पन्न होती हैं |? 


प्राण । 


चाह हम प्राण का इस नियमे से निश्चय करें ( एक अद्होरात्र 
= ९१६०० प्राण), या हम प्रत्येक घटी का ३६० भागों में बाँटे' 
( ६०८३६० = २१६०० ), या मण्डल के प्रत्येक अंश को साठ 


भागां में विभक्त करें ( ३६० ५ ६० = २१ ६०० ) सब तरह वात 
एक ही रहती है । 


इस विषय में, यहाँ तक, सभी हिन्दुओं का एक मत है, यद्यपि 
वे भिन्न-भिन्न परिभाषाओं का प्रयोग करते हैं । उदाहरणार्थ, ब्रह्मगुप्त 
चपक या सेकण्डां को विनाडी कहता है और इसी 
तरह ङुसुमपुर का आर्यभट कहता है। इसके अति- 
रिक्त आर्यभट मिनटे! को नाडी कहता है | परन्तु इन दानों ने प्राण से 
छोटे समय के कणों का, जो मण्डल के मिनटों के समान (६०% ३६०) 
हैं, प्रयोग नहीं किया । क्योंकि पुलिश कहता दै-- मण्डल के मिनट, जो 
कि २१६०० हैं, विषुवो के समय, और जब मनुष्य का स्वास्थ्य बिलकुल 


विनाडी । 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चौंतीसवाँ परिच्छेद । २४३ 


ठोक हो, मनुष्य के स्वाभाविक श्वासों से मिलते हैं । मनुष्य के एक 
श्वास में मण्डल एक मिनट घूम जाता है ।? 

कई अन्य लोग मिनट और सेकण्ड के बीच एक तीसरा मान, 
क्षण, डालते हैं, जे एक मिनट का चतुर्थांश ( या पन्द्रह सेकण्ड ) 
द्वोता है । प्रत्येक चण पन्द्रह कलाओं में विभक्त 
है, जिनमें से प्रत्येक कला मिनट के साठवें भाग 
के बरावर हाती है, और इसी का दूसरा नाम चषक है । है 

ससय के इन भग्नांशों के निम्न क्रमों में तीन नाम मिलते हैं 
जिनका सदैव एक ही अन्वय में उल्लेख होता है । इनमें सबसे बड़ा 
निमेष अर्थात्‌ वह समय है जिसमें आँख, 
स्वाभाविक अवस्था मैं, दो अविच्छिन्न दष्टियां 
के बीच खुली होती है। लव समय का मध्यम आर त्रुटि उसका 
सबसे छोटा अंश है । त्रुटि शब्द का अर्थ प्रदेशिनी अंगुली का अँगूठे 
के अन्दर की ओर चटकाना है । यह उनके आश्चर्य या प्रशंसा की 
र इन तीन मापों के बीच के सम्बन्ध में बहुत 


चरा । 


निमेष, लव, त्रुटि । 


सूचक एक चेष्टा है । 
भिन्नता है | कई हिन्दुओं के मताडुसार 

२ त्रुटि = १ लव 

२ लव = १ निमेष । \ 

फिर, निमेष र समय के अम्मांशों के अगले हल... के 

बीच के सम्बन्ध के विषय में उनका मतभेद है, क्‍योंकि के ता काष्ठा 
में पन्द्रह निमेष और कई तीस निमेष मानते हैं । फिर कई लोग इन 
तीन मानों में से प्रत्येक का आठौं में बाँटते हैं, जिससे-- 

८ त्रुटि १ लव, 

८ लव= १ निमेष, 

८ निमेष = १ काष्ठा (7) 


. CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४४ अलबेरूनी का भारत । 


पिछली पद्धति का स्व नाम की पुस्तक मेँ प्रयोग हुआ है, और 
शु स य (7) नामक उनके एक विद्वान्‌ ज्योतिषी ने भी इसे ग्रहण 
किया है । उसने त्रुटि से छोटा अणु नाम का एक र मान बढ़ा- 
कर इस विभाग का और भी अधिक सूक्ष्म बना दिया है इन आठ 
अणुओं की एक त्रुटि होती है! 

अगले उच्चतर क्रम, निमेष से वड़े समय के भाग, काष्ठा और 
कला हैं। इम अभी कह चुके हैं कि कई हिन्दू कला को चपक का : 


काँचै ही दूसरा नाम समभते हैं, ध्रौर एक कला 
कन्ना | को तीस काष्ठा के बरावर मानते हैं | फिर-- 
१ काष्ठा = १५ निमेष | 
१ निमेष = २ लव | 
१ हव =२्रुटि। 


कई दूसरे इस प्रकार गिनते हैं-- 
१ कला - अहोरात्र का ३३ बाँ मिनट = 
३० काष्ठा । 
१ काष्ठा = ३० निमेष । 
और अगले भग्नांश वैसे ही हैं जैसे कि अभी बयान किये गये । 
अन्ततः, अनेक लोग इस प्रकार गिनते हैं-- 
१ चषक = ६ निमेष । 
१ निमेष = ३ ल्लव | 
यहाँ उत्प का ऐतिह्य समाप्त हो जाता है । 
वायु-षुराण के अनुसार 
१ झुहूत्त = ३० कला । „ . 
१ कला = ३० काएा । 
१ काष्ठा = १५ निमेष । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhantd eGangotri Gyaan Kosha 


हि परिच्छेद । २४५ 
वायु-पुराण ने इससे छोटे भम्नांशों को छोड़ दिया है । 
हमारे पास इस प्रश्‍न के निश्चय करने के लिए कोई साधन 
नहीं कि इन शैलियों में से कौनसी सबसे अधिक प्रमाण- 
सिद्ध है। इसलिए हमारे लिए सबसे भ्रच्छी वात यही है कि 
इम उत्पल ग्रौर श॒ स य (१) की कल्पना को न छोड़े । वह कल्पना 
समय के सभी मानों को प्राण की अपेक्षा अधिकतर छोटों में श्राठ 
'पर बाँटती है: 


प्र १७१ 


१ प्राण =८ निमेष | 
१ निमेष =८ लव । 


१ लव >८ त्रुटि । 
१ त्रुटि 5८ अण । 
सारी प्रणाली इस तालिका में दिखत्ताई जाती है- - 
समय के मापों | छोटा माप वड़े में | एक दिन में इसके 
के नाम। | कितनी वार सम्मि- | कितने सम्मिलित 
> । = 
लित, है.। ५,5 कती चे 
हि 7 13: अब टी 
| घटी, नाडी | ६० ६० 
2] 
क्षण | ४ २४० 
चषक, विनाडी, कल्ला १ ३६०० 
प्राय ४ | ६ ५५022 
निमेष «४ | ङ्‌ १७२८०० 
लव । दे १३८२४०० 
त्रुटि | 000 ११०५४२०० 
भ्रु , | ८... ८०४७३६०० 
1305 50 जिया SS ere हः 


CC-0. In Public Domain.Digitized By ‘Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६ अल्लबेरुनी का भारत । 


हिन्दुओं ने अहोरात्र को आठ प्रहरे. अर्थात्‌ घडी के परिवर्तनो में 
भी बाँटा है, और उनके देश के कई भागों में घटी के अनुसार जल- 
घड़ियों की व्यवस्था की गई है, जिससे आठ 
घड़ियों के समयों का निश्चय किया जावा है। 
एक घड़ी क वोत जाने पर, जा साढ़े सात घड़ी की होती है, वे नकारा 
और शङ्क, जिसे फारसी में सपेद मुहरा कहते हैं, बजाते हैं । मैंने 
पुशूर नगर में यह देखा है | धर्मपरायण लोगो ने इन जल-घड़ियों के 
लिए मृच्यु-पत्रों द्वारा अपनी सम्पत्ति दान की है, और उनके कार्य- 
निर्वाह के लिए उत्तरदान और स्थिर आय नियत की है। 

फिर, दिन तीस मुहुत्ताँ में बाँटा गया है, परन्तु यह बाँट विशेष 
स्पष्टता से ख़ाली नहीं; क्योंकि कभी-कभी तुम यह समभते हो कि 

ततां को लम्वाई सदा तुल्य होती हैं, इ 

कारण वे उनका घटी से मिलान करते हैं भ्रौर 
कहते हैं कि दो घटी का एक मुहूर्त होता है, या वे उनका घड़ियों 
के साथ मुकाबला करके कहते हैं कि एक घड़ी तीन और तीन-चै।थाई 
सुहूत्त क बराबर होती है । यहाँ मुह्त्ताँ का इस प्रकार प्रयोग किया 
गया ह मानों वे विघुवीय होरा ( अर्थात अद्वारात्र के इतने-इतने 
समान भाग ) हँ । परन्तु, एक दिन के या एक रात के ऐसे घण्टों की 
सख्या भ्रच्त क प्रत्यक अश पर भिन्न-भिन्न है । इससे हमारा खयाल 
होता है कि दिन के समय मुत्त की लम्बाई रात के समय से भिन्न 
होती है ( क्योंकि यदि चार घड़ियाँ या पन्द्रह मुहृत्त' एक दिन या 
एक रात का दिखलाते हैं, ता, विषुवां के समयो के सिवा, मुदत» 
दिन आर रात में एक समान लम्बे नहीं हा सकते ) | 

दूसरी ओर, जिस प्रकार हिन्दू मुह्त्तां के अधिष्ठाताओं की 
गिनती करते हैं उससे हम विपरीत मत की ओर श्रधिक झुक जातै 


॥ 
डहत्त । 


८ 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हि परिच्छेद । २९७ 
हैं, कि सुहू्तो' की लम्बाई, वास्तव में, भिन्न-भिन्न है, क्योंकि दिन 
अर रात के सम्बन्ध में वे इनमें से प्रत्येक के लिए केवल पन्द्रह- 
पन्द्रह अधिष्ठाता मानते हैं। यहाँ मुहूर्तो के साथ वक्र होरा 
(अर्थात्‌ बारह समान भाग दिन के और बारह समान भाग रात के, 
जिनमें दिन और रात के भेद के अनुसार भेद होता है) के सद्टश 
व्यवहार किया गया है। 

इस पिछले मत की पुष्टि हिन्दुओं की एक ऐसी गणना-द्वारा 
होती है जिससे वे (दिन के वीते हुए ) मुहूत्तो की संख्या उन अड्डों 
द्वारा मालूम कर सकते हैं जिनको उस समय मनुष्य की छाया 
मापती है । पिछली संख्या में से तुम मध्याहकाल में मनुष्य की छाया 
के अंकों को निकाल दो, और अवशिष्ट संख्या को नीचे के चित्र क 
मध्यवर्ती स्तंभ में ढुँढा । यह चित्र हमने उनके कुछ पद्यात्मक निवन्धों 
लिया है | ऊपर के या निचले स्तंभां का अनुरूप क्षेत्र सुहूत्तों की 
उस संख्या का दिखलाता है जिसको तुम मालूम करना चाहते थे। 
7-77-77 र का 


| 


र 


| वे मुहत्त जा ह १ [२ | ३ 
के 5 बीत चुके हैं । 


४ । ४1७ 


प्रस्तुत छाया मध्याह- | 
छाया से कितनी | 
कला बड़ी है । | 
| 
| 
| 


वे सुहत्त जा मध्याह्न | १४ 
के पश्चात्‌ बीते हैं । 


| 
१२ | ६ | ५ | ३/२ | 
| 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४५ अलबेरूनी का भारत | 


सिद्धान्त का टीकाकार, पुलिश, इस अन्तिम मत पर टिप्पणी 
करता हुआ उन लोगों पर दोषारोपण करता है जो सामान्यतः सुत्त को 
मुहूर्त की लम्बाई दो घटी के बरावर बताते हैं, और कहता है कि 
अस्थिर है या खिर। वर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में अहोरात्र की घटियों 
शठ १७२ को संख्या भिन्न-भिन्न होती है, पर इसके सुदूरतो की संख्या 
नहीं बदलती । परन्तु एक दूसरे स्थल पर मुहूत्त' के मान के विषय में 
तक करते हुए वह भ्रपना ही खण्डन कर डालता है । वह एक मुहुत्तः 
का ७२० प्राण या श्वास के बराबर ठहराता है। एक प्राण दो चीज़ों का 
बना है--अपान या साँस का भीतर ले जाना, और प्राण या साँस का 
बाहर निकालना । इसी अर्थ की बोधक निःश्वास और अवश्वास 
नामक दा और परिभाषाएँ हैं । परन्तु जब एक चीज़ का वर्णन किया 
जाय तो दूसरी उसमें चुपचाप ही समाविष्ट और स्वीकृत होती है; 
जैसा कि, उदाहरणाथ, जब तुम दिनों का जिक्र करते हो तब उनमें 
रातीका भी समावेश होता है, जिसका तात्पर्य दिनों थोर रातों 
दानों को प्रकट करना है। इसलिए एक मुहूत्तः ३६० अपान ओर 
२६० माण के बराबर है। 
इसी प्रकार, घटी के मान का ज़िक्र करते हुए वह केवल एक ही 
प्रकार के श्वास का, जोकि दूसरे प्रकार का भी जतल्लाता है, उल्लेख 
करता है, क्योंकि सामान्यतः .वह इसे (१८० अपान और १८० 
प्राण के स्थान में ) ३६० साँसो के बराबर बयान करता है । 
अब यदि मुहूत्त सांसों से मापा जाता है ता यह घटी और 
विषुवीय होरा पर उनके इसकी माप के मानयन्त्र हाने के कारण 
अवलस्वित है । परन्तु यह पुलिश के आशय के सर्वथा विपरीत ह 
क्योंकि वह अपने उन विपक्तियों के विरुद्ध युक्ति देता है जा यह 
मानते हैं कि, यदि मुह्ूर्त्तों को गिननेवाला विषुव-रेखा पर या 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| | परिच्छेद । २४४ 


अन्यत्र रहता है ता, विषुवों के समय को छोड़ कर, दिन में केवल 
पन्द्रह मुहत्त होते हैं । पुलिश कहता है कि अभिजित मध्याह्न और 
दिन के दूसरे आधे के आरम्भ से मिलता है; इसलिए, उसकी युक्ति 

है कि यदि दिन के मुहूताँ की संख्या बदलती तो मध्याह्न का 
दिखल्ानेवाले अभिजित नामक मुह्ूताँ की संख्या भी वदल्लेगी (अर्थात्‌ 
यह सदा दिन का आठवाँ मुहूत्त न कहलायगी) । 

व्यास कहता है कि युधिष्ठिर का जन्म शुक्ल पक्ष में, मध्याह्न काळ 
आठवें सुहत्त पर हुआ था । यदि कोई विपक्षी इससे यह परिणामः 
निकाले कि यह विषुव का दिन था ते हम उत्तर में माकण्डेय के. 
कथन का प्रमाण पेश करते हैं, अर्थात्‌ युधिष्ठिर का जन्म ज्येष्ठ मास 
की पूर्णिमा को हुआ था, और वर्ष का यह समय विषुव से बहुत 
दूर हैं । 

आगे चलकर, व्यास फिर कहता है कि युधिष्ठिर का जन्म 
अभिजित पर जब कि रात की जवानी बीत चुकी थी, भाद्रपद मास के 
कृष्ण पक्ष के आठवे' (मुहत्त) में आधी रात को हुआ था । यह समय 
भी विषुव से बहुत दूर है। 

वसिष्ठ बयान करता है कि वासुदेव ने कंस की वहन के पुत्र 
शिशुपाल, को अभिजित म मारा । हिन्द शिशुपाल की यह कहानो 
सुनाते हैं । वह चार हाथोंवाल। उत्पन्न हुआ 
था, ओर एक दिन उसकी माता न यह 
आकाश-वाणी सुनी-- जब वह व्यक्ति जो इसे मारेगा स्पशे करेगा 
तब इसके दो फालतू हाथ गिर पड़ेंगे |? इस पर उन्होने बालक को 
डपथ्थित जनों में से प्रत्येक की छाती के साथ लगाया | जब वासुदव 
ने उसे स्पर्श किया ता आकाश-वाणी के अनुसार, दो हाथ गिर पड़े । 
तब मौसी वोली, “निश्चय ही एक दिन तुम मेरे पुत्र को मारोगे |? 


शिशुपाल की कथा 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३०० अलबेरूनी का भारत | 


इस पर वासुदेव ने, जे अभी बालक ही था, उत्तर दिया, “मैं तब 
तक ऐसा नहीं करूंगा जब तक किसी जानबूक कर किये गये अप- 
राध क कारण वह उसक लिए योग्य न ठहरेगा, और न में उससे 
तब तक कोई केफियत ही तलब करूंगा जब तक कि इसके दुष्कर्स दस 
-से अधिक न बढ जायेंगे |? 


इसके कुछ काल उपरान्त युधिष्ठिर परम प्रसिद्ध श्रेष्ठ जनों की 
उपस्थिति में यज्ञ का आयोजन करने लगा । उसने व्यास से परामश 
लिया कि उपस्थित भ्रतिथियों का किस क्रम से, और ऐसी सभा 
क प्रधान का किस रीति से, प्याले में जल और पुष्प देकर, 
सत्कार करना उचित है । व्यास ने उसे वासुदेव को अध्यक्ष बनाने 
की सम्मति दी । इस सभा में उसका मौसेरा भाई, शिशुपाल, भी 
उपस्थित था । अब वह यह समभकर क्रोध करने लगा कि वासुदेव 
का अपन्ञा इस सम्मान का सं अधिक अधिकारी था। वह शेखी 
बधारन लगा, बल्कि यहाँ तक कि उसने वासुदेव के माता-पिता को 
'गालियाँ भी दीं | बासुदेव ने उपस्थित जनों से कहा कि आप इसके 
असद्व्यवहार क साक्षी रहें, और जा कुछ यह करता है इसे करने 
द । परन्तु, जब बात बहुत लम्बी हो गई, और दस (मुह्ूत्ता) की 
सख्या स बढ़ गई तब वासुदेव ने प्याला उठा कर उस पर प्रहार 
किया, जेसे लोग चक्र चलाते हैं, और उसका सिर काट डाला। 
यह शिशुपाल की कथा है । 


जा मलुष्य पूर्वोक्त कल्पना को (पुलिश के सरृश,अर्थात्‌ कि मुहूत्त 
अहोरात्र के तीस समान भाग हैं), प्रमाणित करना चाहता है वह इसमें 
पुलिश का दोष, तेव तक सफल-मनोरथ'नहीं होगा जब तरक वह 
ग्रख्यापन । यह प्रमाणित न करेगा कि अभिजित मध्याह्न कं 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| परिच्छेद ! ; ३०१ 


साथ और आठवें मुहूर्तं के मध्य के साथ इकट्ठा आता है (जिससे 


. दिन में एक समान साढ़े सात मुहूत्तो के दुगने मुहुर्त होते हैं और 


रात में भी उतने ही)। जत्र तक्न वह यह प्रमाणित नहीं करता तब तक 
दिनों और रातों की तरह मुह्र्तों' की लम्बाई में भेद हे, यद्यपि भारत 
में यह भेद केवल बहुत थोड़ा है, और यह सम्भव है कि विषुवाँ से 
दूर समयोँ में मध्याह्न या तो आठवें मुहूत्त के आरम्भ में या उसके 
अन्त में, या इसके अन्दर आता हो | 


॥ 


इस लेखक ( पुलिश ) की विद्वत्ता, जा इसको प्रमाणित करना 
चाहता था, कितनी कम शुद्ध है, यह इस वात से स्पष्ट है कि वह 
अपनी युक्तियों में गर्ग से इस विषय का एक ऐतिद्य पेश करता है कि 
विषुव के अभिजित पर कोई छाया नहों होती; क्योंकि, पहले तो 
पृष्ठ १७३ यह बात विषुत्रों के दा दिनो का छोड़ कर, ठाक नहा है 
और, दूसरे, यदि यह ठोक भी होती ते इसका उस विषय क साथ 
जिसको कि वह प्रमाणित करने का यन्न करता है, कोई सम्बन्ध न 
होता ( क्योंकि दिन और रात की भिन्न-भिन्न लम्वाई और उनके 
विभागों का प्रश्‍न विषुव-रेखा से सम्बन्ध नहीं रखता जहाँ दिन और 
रात सदा एक-दूसरे के बराबर होते है, प्रत्युत इसका सम्बन्ध पृथ्वी 
के केवल दक्षिणी या उत्तरी अक्षो से है ) | 


हम इकहरे मुहत्तों के अधिष्ठाताओ को नीचे फी सूची में दिख- 
मुहू्ता के अधिष्ठाता । लाते हैं-- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हि 


झु 


——. 


रात में मुह त्तों के अधिपति। 


रुद्र अर्थात्‌ महादेव | 
अज, अर्थात्‌ सारे खुरीदार 
जन्तुं का स्वामी | 
अहिबुध्न्य, उत्तरभाद्रपदा 
का स्वामी । 
पूषन्‌, रेवती का स्वामी | 
दस्र, अश्विनी का स्वामी | 
अन्तक, अर्थात्‌ मृत्यु 
का देवता । 
अग्नि, अर्थात्‌ आग | 
घात, अर्थात्‌ रक्षक ब्रह्मा । 
म्रगशीष का स्वामी, सोम | 
गुरु अर्थात्‌ बृहस्पति । 
हरि, अर्थात्‌ नारायण । 
रवि अर्थात्‌ सूर्य । 
मृत्यु का देवता यम । 
चित्रा का स्वामी त्वष्ट्र | 


३०२ अलबेरूनी का भारत । 
पढ़ें | 
शूट छ | दिन में मुहुत्ताँ के अधिपति । 
21051 
१ शिव अर्थात्‌ महादेव । 
२ भुजग, अर्थात्‌ साँप । 
३ मित्र । 
४ पितृ । 
प्‌ बसु । 
६ आपस्‌, भ्र्थात्‌ जल । 
७ विश्व ! 
८ । विरिञ्च्य अर्थात्‌ ब्रह्मां। 
< | केश्वर (१), अर्थात्‌ महादेव। 
१० इन्द्राग्नी । 
१२७ ।। राजा इन्द्र । 
१२ | निशाकर अर्थात्‌ चन्द्र । 
१३ | वरुण भ्रथांत्‌ मेघों का राजा । 
१४ अर्यमन्‌ । 
१५ भागेय (१) । 


भारतवर्ष में फलित-ज्योतिषियों के 
प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वे होरा-अधिपतियों का, और, फलतः, 
हिन्दू फित-ज्योतिष अरहोरात्रो के अधिपतियों का भी ज़िक्र करते हैं । 
अहोरात्र का अधिपति साथ ही रात का भ्रधिपति 


के घंटों पर । 


अनिल अर्थात्‌ हवा । 
सिवा और कोई दोरों का 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चौतीस वाँ परिच्छेद | ३०३ 
भी होता है, क्योंकि वे दिन का अधिपति अल्लग नहीं मानते, और, 
इस सम्बन्ध में, रात का कभी उल्लेख नहीं होता । बे ऐहिक होराओं _ 
के अनुसार अधिपतियों के क्रम की व्यवस्था करते हैं । 

वे घंटे को होरा कहते हैं, और यह नाम यह बतलाता हुआ प्रतीत 
होता है कि वास्तव में वे वक्र हाराओं का प्रयाग करते हैं; क्योंकि 

न्द लोग राशियों के केन्द्रों का दोरा कहते दे, जिनका हम 

मुसलमान नीम बहर कहते हैं | कारण यह है कि प्रत्येक दिन र 
प्रत्येक रात में सदा छः राशियाँ दिङमण्डल के ऊपर चढ़ती हैं । इस- 
लिए, यदि घंटे का नाम राशि के कन्द्र के नाम से हो ता प्रत्येक 
दिन और प्रत्येक रात में वारह घंटे होते हैं, और फलतः घंटों 
के अधिपतियों की कल्पना में जिन घंटों का प्रयोग किया गया है वे 
वक्र द्वोरा हैं, जिस प्रकार उनका हमारे देश में प्रयोग होता है, और 
वे इन अधिपतियों के कारण अस्तरळावों पर खुदे हुए हैं 

इस मत की पुष्टि करण-तिलक अथात्‌ फालत ज्योतिष की 
प्रधान पुस्तक में विजयर्नन्दिन्‌ के इस वाक्य से होती है। इस 
नियम की व्याख्या करने के वाद कि वष का आर मास का 
अधिपति कैसे मालुम करना चाहिए, वह कहता हे हाराधि 
पति मालूम करने के लिए प्रातःकाल से चढ़ो हुई राशियां का 
जन्म-पत्रिका के अंश में याग करा, यह सारा मिनटों में गिना 
जाय. और योग-फल का ४०० पर बाँटो । भाग-फल का 
अहोरात्र के अधिपति में से, नचत्रों को गिनती ऊपर से नीचे 
की ओर करते हुए, गिन डालो। दिन का जो अधिपति तुम 
मालूम करते हा वह साथ ही घंटे (हारा) का भी अधिपति है ।” 
उसे इस प्रकार कहना चाहिए था, “जा भाग-फल तुम्हें मिले 
उसमें एक जमा करो, और योग-फल का अहारात्र के अधिपति में 


२० 


श्र १७४ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३०४ अलबेरूनी का भारत । 


से निकाल डालो | यदि वह यह कहता कि, “उन विषुवीय 
` अंशों को, जोकि चढ़े हैं, गिन”? इत्यादि, तो गणना का फल 
विषुवीय होरे होता । 


~ 


०७ के CN A ~ न. 
हिन्दुओं ने वक्र होराओं को विशेष नाम दिये हैं। हमने 
इनका नीचे की सूची में इकट्ठा कर दिया है। हम समभे हैं कि 
चात्रीस हारा के नाम। ये ल.घव नाम की पुस्तक से लिये गय हैं । 


प्‌ मे कु | 


सु तु दिन के हा राओं शुभ या |. रात में उनके । शुभया 
का के नाम । (ह | नाम। ' अशुभ। 
१ | रोद्र। | अशुभ | | कालारात्रि | अशुभ । 
२ | सोम्य । शुभ। | रोधिनी। शुभ। 
३ | कराल। | अशुभ | | वैरह्य(?)। | शुभ। 
४ सत्र | शुभ । | त्रास नीय । अशुभ । 
५ | वेग। | शुभ। | गूहनीय (?)। ' शुभ | 
६ | विशाल। | शुभ। ' माया। अशुभ । 
७ | मृत्युसार। Fi अशुभ | | दमरीय (?)। | शुभ । 
८ | शुभ | शुभ। | जीवहरणी । । अशुभ । 
र | कोड। शुभ। | शोषिणी । अशुभ । 
१० | चण्डाल। | शुभ। | कृषणी। | शुभ । 
११ | इत्तिका। | शुभ। | दाहरीय (१)। सबसे जियादा 
। | अशुभ । 
अमृत । । शुभ | | चान्तिम (?) | | शुभ । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दर ला 


चैंतीसबाँ परिच्छेद । ३०५ 

विष्णु-घम्म पुस्तक नागों या साँपों में से नाग कुलिक नाम के 

"एक साँप का उल्लेख करती है । नक्षत्रों के होराश्लों के विशेष भाग 

कुलिक सर्प के प्रभाव के उसके प्रभाव के नीचे हैं । वे अशुभ हैं, और 

नीचे कौनसा समय हेता है। उनमें खाई हई चीज़ दुःख देती है और उससे 

एछ १७५ कुछ लाम नहीं होता । रोगी लोग जो विषेली ओषधियों 
से अपना उपचार करते हैं, चङ्ग नहीं होते प्रत्युत मर जाते हैं | उन 
समयो में साँप के काटे पर कोई मन्त्र-यन्त्र असर नहीं करता 
क्योंकि मन्त्र में गरुड़ के नाम का उल्लेख होता है, ओर उन अशुभ 
समयों में, गरुड के नाम का उल्लेख तो क्या, खुद गरुड़ भी किसी 

प्रकार की सहायता नहीं कर सकता । 


4 


ये समय नीचे की सूची में दिखलाये गये हैं जहाँ कि नांक्षत्रिक 
घंटा १५० भागों का बना हुआ गिना गया है। 


[a दर 
होाराधिपति । kx | छि छु 
८ छा he’ 

[79 [i 


| शनि 


कुलिक के समय के 
आरम्भ के पहले हारा | ६७ | ७१ | ० | ० | १७ |१४४ | ८६ ¦ 
के १५० भागों की | | 
“संख्या । 

उन भागों की संख्या | २ 
जिनमें कुलिक का | १ ! 
प्रभाव बना रहता है। | १६ | ८ २ | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पेतीसबाँ परिच्छेद । 


भिन्न-सिन्न प्रकार के मासो और वर्षो' पर। 


स्वाभाविक सास चन्द्रमा के सूर्य के साथ एक संयोग से लेकर 
दूसरे संयोग तक की अवघि है । हम इसको मातिक कहते हैं क्‍योंकि 
इसका विकास उसी प्रकार होता है जिस 
प्रकार सारे प्राकृतिक दृश्य चमत्कारों का, जो 
अभाव-सदृश एक विशेष आरम्भ से पैदा होते हैं, क्रम से फैलते हैं ड़ 
बढ़ते हैं, आर पराकाष्ठा पर पहुँच कर बिल्कुल ठहर जाते हैं, तब 
उतरत ह्‌, कम हाकर घटते हं, यहाँ तक कि अन्त का जिस अभाव 
से वे पदा हुए थे उसी में वापिस चले जाते हैं । इसी प्रकार चन्द्रमा 
के पिण्ड पर प्रकाश का विकास होता है, क्‍योंकि वह चन्द्र-हीन 
राता क उपरान्त अधचन्द्र, फिर (तीसरी रात के वाद) तरुण चन्द्र, 
ओर पुर्ण चन्द्र के रूप में दिखा: देता है, और उसके पश्चात्‌ उन्हीं 
अवस्थाओं मं से अन्तिम रात्रि को हाट आता है, जा मानवीय इन्द्रियों 
का अपक्ता स हर सूरत में अभाव के सदृश है | चन्द्र-हीन रातों में 
चन्द्र क्यों कुछ काल तक बना रहता है यह सब किसी को भल्ली 
भाति ज्ञात ह, पर वह कुछ समय पूर्णचन्द्र के रूप में क्यों बना रहता 
है यह शिक्षित लोगों का भी उतनी अच्छी तरह मालूम नहीं । उनका 

. जानना चाहिए कि चन्द्रमा का पिण्ड सूर्य के पिण्ड के मुकाबले में 
कितना छोटा है, जिसके फल से आलोकित भाग अ्रन्धकाराबृत भाग 
से कई शुना बड़ा होता है, और यह एक कारण है जिससे चन्द्रमा के 


2 


चोन्द्रमास का लक्षण । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हिका परिच्छेद । ३०७ 


लिए कुछ समय तक पूर्णचन्द्र के रूप में दिखाई देना आवश्यक दै । 


चन्द्रमा का गीले पदार्थो पर विशेष परिणाम होता है, वे साक्षात्‌ 
उसके प्रभाव के अधीन हैं, उदाहरणार्थ, सागर में ब्वारभाटे का घटना 
और वढ़ना नियत कालिक श्रौर चन्द्रकला के 
साथ-साथ होता है, ये सब बातें सागर-तट- 
वासियों और चोका-जीवियों को झली भाँति ज्ञात हैं । इसी प्रकार वैद्य 
लोग भी यह खूब जानते हैं कि इसका रोगियों के रसो पर प्रभाव पड़ता 
है, ओर उतर के दिन चन्द्रमा की गति के साथ बराबर-बराबर घूमते हैँ । 
'पदार्थ-विद्या के ज्ञाता जानते हैं कि पशुओं और पौधों का जीबन चन्द्रमा 
'पर निर्भर है, और प्रयोग-कर्त्ताओं को सालुम है कि इसका असर मस्तिष्क 
और सञ्जा पर, प्यालों और पीछों में पड़ी हुई मदिरा के तलछटों और 
अण्डों पर होता है, यह पूर्ण चन्द्रिका में सोनेबाले लोगों के सन को 
उत्तेजित करता, और ज्योत्स्ना में पड़े हुए सन के कपड़ों पर असर 
डालता है । किसान लोग जानते हैं कि खीरों, ख़रबूज़ों, कपास इत्यादि के 
खेतों पर चन्द्रमा कैसे असर करता है, और बल्कि वे नाना प्रकार के बीजों 
के बेने, पौधों के गाड़ने, पैवन्द लगाने, और पशुओं को ढेंकने के समयों 
को मी चन्द्रमा की गति के ही अधोन रखते हैं। अन्ततः 'छ १७६ 
ज्योतिषी लोग जानते हैं कि ऋतु-सम्बन्धी घटनायें चन्द्रमा के उन विविध 
रूपा पर आश्रित हैं जिनमें से कि वह अपने परिश्रमणों में गुज्ञरता है । 
यह मास है, और ऐसे बारह मास वैज्ञानिक भाषा में एक चान्द्रवष 


चन्द्रिका के प्रभाव 1 


कहलाते हैं । » हिका 

स्वाभाविक वर्ष सूर्य के कान्ति-मण्डल में घूमने को अवाथ 
इसको स्वाभाविक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमे उत्पातक्रम की 
E ०७ ~ x ~ ~ 
वे सब अवश्थायें सन्निविष्ट हैं जो कि वष को 


चार ऋतुओं में से घूमती हैं । इसी वीच म॑; 


है। हम 


सौर माध । 


क्र 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३०८ अलबेरूनी का भारत | 


एक काँच क ठुकड़े में से गुज़रती हुई सूर्य की रश्मियाँ और छायायत्र 
को छायाए वही आकार, वही स्थिति, और वही दिशा पुन प्रहण 
करती हैं जिसमें, या जिससे, वे आरम्भ हुई थीं। यह वर्ष है, और 
चान्द्र वर्ष के मुकाबले में सार वर्ष कहलाता है। जिस प्रकार चान्द्र 
सास चान्द्र वष का बारहवाँ भाग है, उसी प्रकार कल्पना में सैर 
वष का बारहवाँ आर एक सार मास है । इस गणना का आधार 
सूज का माध्यम श्रसश है । परन्तु यदि उसके परिवत नशील भ्रमण 
क आधार पर गणना को जाय ते एक सार मास उसके एक राशि 
सें ठहरने का समय है । 


ये दे प्रकार के परम प्रसिद्ध मास और वर्ष हैं । 


हिन्दू लोग ग्रहसंयोग को अमावास्या, उसके उलटे का पूणिमा 


आएर दा चतुथाशा का अ त ब ह (?) कहते हैं । उनमें से कई तो 
चान्द मासों तथा दिनों के साथ चान्द्र वर्षो 
का प्रयोग करते हैं, और कई दूसरे चान्द्र वर्ष 
परन्तु, प्रत्यक राशि के ० अश से आरम्भ करके, सौर मासे! का 
व्यवहार करते हैं। सूर्य का किसी राशि में प्रबेश. करना' संक्रान्ति 
लाता ह । परन्तु यह चान्ट्र-सोर-गणना केवल करीबन-करीबन है । 
यदि वे इसका निरन्तर उपयोग करें तो वे शीघ्र ही खुद सौर वर्ष 
श्रौर सौर मासों को प्रहण करने पर प्रवृत्त होगे | इस मिश्रित प्रणाली 
का उपयोग करने से उन्हें केवल इतना ही लाभ है कि उन्हें बीच में 
(कोई दिन) डालने की जरूरत नहीं रहती । 
जा लोग चान्द्र मासों का उपयोग करते हैं वे मास का आरम्भ 
अहयुति या अमावास्या से करते हैं, और यह बैधिक रीति है। दूसरे लोग 
इसका आरम्भ उसके उलटा या पूर्णिमा से करते 
हैं। मैंने लोगों को कहते सुना है कि वराहमिहिर 


चांद्रमास का आरम्भ । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उल्ल परिच्छेद । ३०४ : 


शेषोक्त बात करता है परन्तु अभी तक मैं इसे उसकी पुस्तकों से नहीं मालूम 
कर सका । पिछली विधि निषिद्ध है । फिर भी यह पुरानी जान पड़ती 
है क्योंकि वेद कहता है-““लोग कहते हैं कि चन्द्रमा पूर्ण हो गया है 
आर उसके पूर्ण होने से मास भी पूरा हो गया है । उनके ऐसा कहने का 
कारण यह है किवे न मुझे ही और न मेरे विवरण ही को जानते हैं, 
क्योंकि जगत्‌ के स्रष्टा ने सृष्टि का आरम्भ शुक्ल पक्ष से किया थान 
कि कृष्ण पत्त से ।?? परन्तु सम्भवतः ये शब्द केवल मनुष्यों के कहे 
( न कि वस्तुतः वेद्‌ से लिया हुआ कोई वाक्य है | ) 
मास के दिनों की गिनती अमावास्या से आरम्भ होती है और 
पहला चान्द्र दिन ब र बा कहलाता है, और फिर पूर्णिमा के साथ 
मास की दो पक्षो में गिनती आरम्भ होती है ( अर्थात्‌ वे अमावास्या 
गिनती । और पूर्णिमा के साथ आरम्भ करके पन्द्रह 
दिने! को दुबारा गिनते हैं )। प्रत्येक दा दिन जो अमावास्या या 
पूर्णिमा से समानान्तर पर हैं एक ही नाम (या संख्या) रखते हैं । 
उनमें चन्द्रमा के पिण्ड पर प्रकाश और अन्धकार बढ्ने और घटने की 
अनुरूप कलाओं में होते हैं, और एक दिन में चन्द्र के चढ़ने क-घट दूसर 
में उसके डूबने के घंटों के अनुरूप होते हँ । इन समयों का मालूम 
| करने के लिए वे नीचे की गणना का उपयोग करते ह 
मास के बीते हुए चान्द्र दिनों को, यदि वे १५ से कम हों, या 
यदि वे जियादा हों ता उनके और १५ के बीच के भेद का, प्रस्तुत 
रात को घटियों से गुणों गुणन-फल में २ जमा करके योग का १५ 
पर बाँटो । तब भाग-फल पहल्ली रात, आर प्रस्तुत रात में, जो शुक्ल 
पन्च की एक रात है, चन्द्र के डूबने के बीच को, या प्रस्तुत रात न 
जो कृष्ण पक्ष की एक रात है, चन्द्र के चढ़ने के बीच की घटियों आर 
समय के गौण भग्नांशों की संख्या का प्रकट करता हैं। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° | 


२१० अल्लबेरूनी का भारत | 


इस गणना का आधार इस बात पर है कि पहली रात और उसी 
चन्द्रपरिवत्तेन-काल की किसी अगली रात में चन्द्रमा के चढ़ने या 
डूबने के बीच के समय की अवधि में दे मिनटों ( घटियों ) का फक्‌ 
पड़ जाता है, और रातें बदलती रहती हैं अर्थात्‌ वे या ता तीस घटी 
से कुछ अधिक या कुछ कम लम्बी होती हैं। इसलिए यदि तुम प्रत्येक 
अहोरात्र की तीस-तीस घटियाँ गिना और उनके योग को घटियो की 
आधी संख्या पर बाँटो, तो प्रत्येक अद्दोरात्र के लिए दा घटी निक- 
लेंगी । परन्तु, उन्होंने अहोरात्रों की संख्या का रात के मान से अर्थात्‌ 
उसकी घटियों की संख्या से गुणा था, क्योंकि: ये दे घटियाँ (मिनट) 
रातो के भेद से मिलती हैं, किन्तु प्रस्तुत रात की और चन्द्रपरिवर्तन- 
काल को पहली रात की घटियों के योग के आधे से गुणना अधिक 
यथार्थे होता । दा घटियों का जमा करना व्यर्थ है, क्योंकि बे उस 
चण को दिखल्लाती हैं जव कि अर्धचन्द्र पहले-पहल दिखाई _ 
देता है, किन्तु यदि इस चण को मास का आरम्भ मान ˆ 
लिया जाय, तो बे दो घटियां ग्रहयुति में चली जायगी । 
क्योंकि मास दिनों के बने हुए हैं, इसलिए जितने प्रकार के 
दिन हैं उतने ही प्रकार के मास हैं । प्रत्येक मास सें तीस दिन 
विविध प्रकार के माप्त । होते हैं। इम यहाँ नागरिक दिन ( सालन 
परिच्छेद ३३) मान के रूप में उपयोग करेंगे । 
एक कल्प में सूर्य और चन्द्र के परिभ्रमणों की हिन्दू-गणना के 


ह सा्द्रमास < रड अहोरात्र | यह संख्या कल्प 
4 


के दिनों की संख्या को इसके चान्द्रमासों की संख्या पर बाँटने से 
प्राप्त होती है। कल्प के चान्द्रमासों की संख्या कल्प में सुर्य और 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क | | 
पंतीसवाँ परिच्छेद । ३११ 
चाँद के परिश्रमणों के बीच के अन्तर अर्थात्‌ ५३४३३३००००० को 
प्रकट करती है । 
एक सास के तीस चान्द्र दिन होते हैं क्योंकि यह संख्या वैधिक 
है जैसे वर्ष के दिनों की संख्या के लिए ३६० की संख्या वैधिक है । 


३६२९ 


सौरमास के तीस सोर दिन ग्रार ३० नागरिक दिन हाते हैं। 


पितरों का मास हमारे ३० मासों के वरावर होता है, ओर इस में 


[od 


१० नागरिक दिन होते हैं. 
७८ द्‌ 2 
देवताओं का मास ३० वर्षौं के वरावर होता है आर इसमें 
२४१ पार जु 
१ ०४५७३२, नागरिक दिन हेते हे । 
ब्रह्मा का सास ६० कर्प के बराबर होता है ओर इसमें ६४६७४ 
<८७००००००' नागरिकः दिन होते हैं । 
एरूप का मास २१६०००० कर्प के बरावर होता है और इसमें 
~ छो 
३४०८२४६५३२०००००००००नागरिक दिन होते हैं । 
स्र के मास में <४४७४४८७००००००००००००००००००००००० 
नागरिक दिन होते है । 
इन मासों में से प्रत्येक का वारह से गुणा करने से हमें अजु- 
रूप वर्ष के दिनों की संख्या सिल जाती है। 


(बिविध प्रकार के वष । 
१५२३६३ A? 
चान्द्रवप' में ३५४ ३.३ द उनागारिक दिन होते है । 


सौर वर्ष के ३६५३३८; नागरिक दिन हो ते हैं 
पितरों का वर्ष ३६० चान्द्र मार्यो, या १०६२१ ७८४११ बनागरिक 


दिनों का होता है। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१२ अलबेरूनी का भारत | 


देवताआ का वष हमारे ३६० वर्षो, या १३ १४८३- नागरिकः 


दिनों का होता है । 


ब्रह्मा के वष में ७२० कल्प या ११३६०४४८४४०००००८५ 


१०००, 02 


नागरिक दिन होते हैं । 
पुरुष के वष में २५७२०००० कल्प या ४००४४५४४३०४०००. 
०००००० नागरिक दिन हात हँ । 


ख के वण में ११३६०४४५४४००००००००००००००८०००५० 
००० नागरिक दिन होते हैं 


112 


इस पिछली संख्या का हिन्दुओं ने उल्लेख किया है, यद्यपि उनकी 
पुस्तकां मे लिखा है कि पुरुष के दिन के आगे संख्याओं की कोई 
सति नहा, क्योंकि यह प्रथम और अन्तिम है, अतीत 
भ इसका काइ आरम्भ आर भविष्य में इसका कोई अन्त 
बढ्दा । अन्य प्रकार के दिन, जिनके ( पितरों, देवों, और ब्रह्मा के )' 
भात आर वप बने हुए हैं, उन सत्ताओं से सम्बन्ध रखते हैं जो 
सूतो क क्रम में पुरुष के नीचे हैं, और जिनकी संस्थिति का निश्चय 
समय को विशेष सीसाश्रों के द्वारा किया जाता है | पुरुष का दिए 
जल चाज़ का प्रकट करने के लिए जो आत्मन्‌ से ऊपर है हिन्दू 
भन का एक विभेद्सात्र है, क्योकि वे पुरुष और आत्मा में, सिवा 
उस क्रम या अन्वय के जिसमें बे उनका गिनते हैं, कोई भेद 


पुरुष का दिन! 


न्ह पु 
। समभते। वे पुरुप का वर्णन सुफियों की सी परिभाषाओं में ह 


करते हैं, अर्थात्‌ बह पहला नहीं आर न कोई और चीज़ ही है। 
सस्यात का भावना का, विद्यमान वर्तमान काल से देनें ओर 
अर्थात्‌ अतीत की ओर जो अब नहीं रहा, ओर भविष्यत्‌ की 
आर जा सम्भवतः आएगा, कल्पना में विस्तार करना, और संस्थिति 


i 


(0-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पृष्ठ १७८ 


क. 


Heim 100 


पैंतीसवाँ परिच्छेद । ३१३ 


को मापना सर्वथा सम्भव है; और यदि इसके किसी भाग का दिनों 
द्वारा निश्चय हो सकता है ता कल्पना में भी मासों और वर्षों के रूप 
में इसका आम्रेडन हा सकता है| इस सारे में हिन्दुओं का संकल्प 
| ह है कि हमें उनके गढ़े हुए वर्षों का सम्बन्ध जीवन की विशेष 

अवधियों के साथ, आरम्भ का उत्पन्न होने के साथ आर अन्त का 

विनाश और मृत्यु के साथ, करना चाहिए । परन्तु सृष्टि का स्रष्टा 
| परमेश्वर इन दोनों से परे है, और साथ ही अमिश्र पदार्थ ( पवन, 
अस्मि, प्रथ्वी, और जल नियत कालिक प्रत्यागमनें में ) न उत्पन्न ही 
श्रौर न विनष्ट ही होते हैं | इसलिए हम पुरुष के दिन पर ही ठहर 
जाते हैं, और समय की इससे भी बड़ी श्रवधियों के उपयोग की 


आवश्यकता नहीं समभते । 
जञा वाते सहज आवश्यकता पर आश्रित नहीं होतां, वे मतभेद 
और स्वच्छन्द व्यवस्था के लिए खुला क्षेत्र हैं, जिससे बहुसंख्यक 
तदि और प्रव के करपनाये सुगमता से पैदा हा जाती हैं । उनमें 
वर्षों के विषय में ऐतिल्य । से कुछ एक का विकास तो किसी विशेष नियम | 
और कम के अनुसार होता दै और कुछ विना किसी ऐसे नियम के ही | 
बन जाती हैं । पिछली श्रेणी में मैं निम्नलिखित ऐतिह्य की गिनती करता 
हूँ, परन्तु दुर्भाग्यवश मुझे यह याद नहीं रहा कि किस स्रोत से स मुझ 
तक पहुँचा है-- मलुष्यों के ३३००० वर्ष सप्तषि का एक वर्ष होते 
हैं ; मनुष्यों के ३६००० वर्ष ब्रह्मा का एक वर्ष, और मनुष्यों के 4००० 
ते हैं |? परन्तु, ब्रह्मा के वष के विषय में, ह 


वर्ष घव का एक वर्ष हो 
याद है कि वासुदेव रण्षेत्र में खड़ी दोनों सेनाओं के बीच अजुन से 
| कहता हे--“्रह्मा का दिन दो कर्प है; 7 और व्रह्मसिद्धान्त म 
| पराशर के पुत्र व्यास से, और स्म्रति नाम की पुस्तक से एक ऐतिह्य है 
कि कहप देवक अर्थात्‌ ब्रह्मा का दिन और साथ ही उसको रात भी 


| CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१४ अलबेरूनी का भारत | 


है। फलतः जिस कल्पना का वहाँ उल्लेख हा ( ब्रह्मा का एक 
वर्ष ३६००० हज़ार वषा से अनन्त शुना लम्बा होने से ) स्पष्टतया 
अशुद्ध है । फिर ३६००० वष क्रान्ति-मण्डल सें स्थिर तारों एक 
परिश्रमण की अवधि हैं, क्योंकि वे १०० वर्ष में एक अंश चलते हैं 
सप्तषि उन्हा में से हें । परन्तु हिन्दू लोग अपने पौराणिक साहिल में 
सपि का ।खर तारों से जुदा बताते हैं आर प्रथ्वी से उसका इतना अन्तर 
भानत हैं जा वास्तविक अन्तर से भिन्न है, और इसी लिए वे उसमें 
ऐसे गुण और अवस्थादे बयान करते हैं जा वास्तत्र सें उसमें नहीं हैं । 
यदि सप्तषि के एक वप से उस कल्पना के कर्त्ता का मतलत्र उसके 
एक परिश्रमण से म नहा समझते कि यह दूसरे स्थिर तारों की 
अपेचा क्या इतना अधिक शीघ्रता से घूमता है (क्योंकि, उस अवस्था 
1, उसके पथ का व्यास दूसरों के व्यास से वहत बडा होगा), आर 
प्रकृति के नियमों (जिनके अनुसार सारे स्थिर तारे प्रथ्वी से एक 
हो अन्तर पर आर एक ही समय में घूमते ) का क्‍यों अपवाद 
स्वरूप ह; ओर ध्रुव का कोई परिभ्रमण ऐसा नहीं जिसे इसका वर्ष 
समका जा सके। इस सारे से मैं इस परिणाम पर पचता हुँ कि इस 
कल्पना का कत्ता वैज्ञानिक शिक्षा से सर्वथा शून्य था, ओर उन मूर्खो 


का सरदार था जिन्होंने केबल सप्तषि और ध्रव की पूजा करनेवाले | 


लोगों के लामार्थ उन वर्षो की कल्पना की थी । उसे वर्षों की एक 
बहुत बड़ा सख्या को कल्पना इसलिए करनी पड़ी थी, क्योंकि जितनी 
डुदान्त यह सख्या होगी उतना ही इसका अधिक असर होगा । 


. CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कत्तीसवाँ परिच्छेद । 
(4 £ Ss 


काल के चार परिमाणों पर जिन्हें 


मान कहते ह । 

मान और प्रमान का अथे माप है | याकूब इब्न तारिक ने अपनी 
पुस्तक 'गगनमण्डल की रचना? ७9591 2505 में चार प्रकार के 
मानों का उल्लेख किया दै, परन्तु वह उनको पुरे तार से नहीं जानता 
था, और, इसके अतिरिक्त, यदि यह नकल करनेवाले का दोष 
नहीं तो, नामों का वर्णविन्यास भी अशुद्ध है । 

बे यह हैं-- 

सौर-मान, अर्थात्‌ सूर्य-सम्बन्धी माप । 

सावन-मान, अर्थात्‌ वह माप जे चढ़ने पर आश्रित है (नागरिक 
माप ) । 

चान्द्र-मान, अर्थात चाँद-सम्बन्धी माप । 

नच्षत्र-मान, अर्थात नचत्र-सम्बन्धी माप | 

चारों प्रकार के मान के दिन हैं अथात्‌, अलग-अलग प्रकार क 
दिन हैं, जिनका जब दूसरे दिनों के साथ मुकाबला किया जाय तो 


ञान का एक विशेष प्रमेद दिखाई देता है | परन्तु, ३६० की संख्या 


उन सबमें सामान्य है ( प्रत्येक श्रेणी के ३६० दिनों का एक वष हाता 
है ) । दूसरे दिनों का निश्चय करने के लिए नागरिक दिनों का परि- 
माण के तार पर उपयोग किया जाता है । 

चार भिन्न-भिन्न प्रकार सौर-मान के विषय में यह सभी जानते हैं कि 
के वर्षों और दिनें का नप। सैर वर्ष में ३६५ २२° नागरिक दिन होते हैं। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१६ अलबेरूनी का भारत । 


इस सख्या का ३६० पर बाँटने, या इसे १० सेकण्डों (= -१ दिन ) 


(९३६) 


से गुने से सार दिन का मान १ 


1गरिक दिन निकलता 


विष्णु-धम्से के अनुसार यह सूय क अपनी कुक्ति से शुज्ञरने का 
समय हैं । 

सावन-मान पर आश्रित, नागरिक दिन का यहाँ, उसके + 
द्वारा अन्य प्रकार क दिनों को मापने के लिए, दिन-मान के रूप में 
उपयोर किया गया है | 


चन्द्रमान पर आश्रित चान्द्र दिन तिथि कहलाता है । चान्द्र वर्ष 


का ३६० पर, या चान्द्र मास को ३० पर वाँटने से चान्द्र दिन का 


०१६ 
सान नागरिक दिन श्रशुः EN १०५१३४४२ 
3६ २ शुद्ध ——————— 
५८३२१९ ( ७ १०६८६६६० 


दिन पढ़ो ) निकल्ते हैं 


नागरिक 


७ २ 
विष्णु-धर्म्म के अनुसार, यह वह समय है जिसमें चन्द्र, सूर्य से 
अडत दूर होने की अबस्था में, दिखाई देता रहता है । 
चचत्र-मान चन्द्रमा के अपने सत्ताईस नक्षत्रों में से गुज़रने की 
अवधि, अर्थात्‌ २७-४९ 


दिन है। यह संख्या वह भागफल ,है 
जो कल्प के दिनों को एक कल्प म चन्द्रमा के परिश्रमणां को 
सख्या पर बॉटन से प्राप्त होती है । इसका सत्ताईस पर बाँटने से 


१ र्जर तागरिक दिन या चन्द्रमा का एक नक्षत्र में से गुज़रने का 
'समय निकल थता है। उसी संख्या का १२ से गुणने से, जैसा हमने | 
चान्द्र मास के साथ किया है, ३२ नागरिक दिन चन्द्र 


के अपने सभी नचत्री में से बारह दफे गुज़रने के समय के रूप में 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है 1000 परिच्छेद । ३१७ 


निकल आते हैं । पहली संख्या को ३० पर वाँटने से हमें नाक्षत्रिक 
दिन के मान के रूप में 3०९०९ नागरिक दिन मिलते हैं । 

विष्णु-धर्म्म के अनुसार नाक्षत्रिक मास केवल सत्ताइस दिन का 
होता है, परन्तु दूसरे मानों के मासां में तीस दिन होते हैं; श्रौर यदि 
वर्ष इन दिनों का वना हुआ हो ता इसमें ३२७% दिन हे 
हैं । यह स्पष्ट है कि विष्णु-धर्म्म के पाठ में काई दोष है, क्योंकि मास 
बहुत छोटा गिना गया है । 

सौर-सान चतुयुगी के चार युगों और कल्प के वर्षो की, जन्म- 
प्रत्निकाओं के वर्षो की, विषुवों और अयनान्त बिन्दुओं की, ऋतु्रों 

तैसस्मान, चन्द्रममान या वर्ष के छठे भागों की, अहोरात्र में दिन 
अर सावन मान से कया ओर रात के बीच के भेद की गिनती सें काम 
काम लिया जाता हे। आता है। इन सबकी गिनती सौर वर्षों, मासें, 
और दिनों में होती है । 

चन्द्र-मान ग्यारह करणां की गिनती में, अधिमास के निर्णय में, 
ऊनरात्र के दिनों की संख्या के परिसंख्यान में, और चान्द्र और सार 
ग्रहणों के लिए अमावास्या और पूर्णिमा के गिनने में काम आता है। 
इन सबमें हिन्दू चान्द्र वर्षो, मासों, और दिनों का, जिन्हें तिथि कहते 
हैं, प्रयोग करते हैं । 

सावन-मान वार, अर्थात्‌ सप्ताह के दिनों, आर अहगण, अर्थात्‌ 
शाक के दिनों के समाहार की गिनती में; विवाह और उपवास के 
दिनों के निश्चय में; सूतक, अर्थात्‌ प्रसवावस्था के दिनों; सतक क 
घर और बर्तनों की अपवित्रता के दिनों; चिकित्सा (अर्थात्‌ वे विशेष 
मास और वर्ष जिनमें हिन्दू आयुर्वेद विशेष अओषधियों के सेवन को श्राज्ञा 
देता है); और प्रायश्चित्त (अर्थात्‌ निष्कृति के दिन जिनका ब्राह्मण 
उन लोगों के लिए अपरिहार्य ठहराते हैं जिन्हेने कोई पाप किया है 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१८ अल्ञबेरुनी का भारत | 


आर जिनमें उन लोगों का उपवास करना आर शरीर पर 


गोबर आर घृत मलना पड़ता है) का निर्णय करने में काम आता है। 
सब चीज़ों का निश्चय सावन-मान के अनुसार किया जाता है। 

इसक विपरीत, वे नक्षत्र-मान से किसी चीज़ का निश्चय नहीं 
करते, क्योंकि यह चन्द्र-मान के ही अन्दर है । 

समय का कोई भी नाप जिसको लोगों की कोई श्रेणी सर्वसम्मति 
से दिन कहने लगी, मान समभा जा सकता है । ऐसे कुछ दिनों का 
किसी पूर्व परिच्छेद ( देखो परि० ३३ ) में उल्लेख हो चुका है 
परन्तु चार सर्वोत्तम मान वे हैं जिनकी व्याख्या हमने वर्तमान 
परिच्छेद में की हे । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न ८ 


०२७ %. ०७, NS 
सतासवा पारच्छद । 
—° -3-; ~ 
COENEN ~» पर 
मास ओर वर्ष के विभागों पर । 
चूँकि वर्ष क्रान्तिमण्डल में सूय का एक परिश्रमण है इसलिए 
ह क्रान्तिमण्डल के सदृश ही वटा हुआ है । क्रान्तिमण्डल दा 
आधार पर दा ग्र्धोँ में 


_ 


उत्तरायण र अयनान्त बिन्दुओं Ti 
दक्षिणायन । विभक्त है । इसी के अनुरूप वष भी दाश्रधा मे 

विभक्त है जिनका कि अयन कहते हैं ! 
सकर-संक्रान्ति का छोड़ने पर सूर्य उत्तर ध्रुव की आर चलने 
लगता हे। इसलिए वष क इस भाग का, जा कि आधे क लगभग 
3 उत्तर से सम्बद्ध किया जाता है, आर यह उत्तरायण, 


5 =° अर्थात्‌ मकर से शुरू करके छ राशियां में से सूथ क 


८ ण्डल के इस 
कूच करने की अवधि, कहलाता है। फलतः क्रान्तिमण्डल के ३ 


अर्थ का मकरादि अर्थात्‌ मकर से शुरू हानेवाला कहते है । 

को छोड़ने पर सूर्य दक्षिण ध्रुब का आर 
चलना आरम्म करता है; इसलिए इस दूसरे आधे का दक्षिण से 
सम्बद्ध किया जाता है, और यह दक्षिणायन, अथाव कर्क से शुरू 


घि, कहलाता है| 
शशियों में से सूयै के कूच करने की अव 
ee थात्‌ कर्क से शुरू देन 


कर्क-संक्रान्ति के बिन्दु 


फलतः क्रान्ति के इस आधे को कादि, अआ 


वाला कहते हैं। 
२१ 


CC-0.:In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha कल 
5 hs ET) 


३२० अलबेरूती का भारत । 


'अशिक्षित लोग केवल इन विभागों या वर्षाधों का ही प्रयोग 
करते हैं, क्योंकि दो अयनान्त बिन्दुओ की बात उनको अपनी 
इन्द्रियां के निरीक्षण से साफ समझ में आ जाती है । 

फिर, क्रान्तिमण्डल, भूमध्य-रेखा से अपने फुकाव के अनुसार 
दो अराँ में विभक्त है । यह वाँट अधिक वैज्ञानिक है और 

उत्तर कूल और दक्ष. पहेली वाँट की अपेचषा सर्वसाधारण को कम 
कूल । ज्ञात है, क्योंकि यह गणना और विचार 
पर आश्रित. है । प्रत्येक अर्ध कूळ कहलाता है। जिसका उत्तरी 
झुकाव है वह उत्तर कूल या मेषादि, अर्थात्‌ जो मेष से शुरू होता 
है, कहलाता है; और जिसका दक्षिणी झुकाव है उसे दक्ष कूल या 
तुलादि, श्रथात्‌ तुला से शुरू होनेवाला, कहते हैं 

फिर, क्रान्तिमण्डल इन दोनों बाँटों द्वारा चार भागों में विभक्त 
है, और वे काल-परिमाण जिनमें सूर्य इनमैँ से पार जाता हे वर्ष की 
ऋतुये-बसन्त, ग्रोष्म, शरद, औ।र हेमन्त-कह- 
लाती हैं । इसी के अनुसार राशियाँ मौसमों में 
बेटी हुई हँ । परन्तु, हिन्दू वर्ष को चार में नहीं, प्रत्यत छ: भागों में 
विभक्त करते हे, आर इन छः भागों को ऋतु कहते हैं । प्रत्येक ऋतु 
दे मास, अर्थात्‌ दे क्रमागत राशियाँ में से सूये के शुज्ञरने क काल 
की बनती है । उनके नाम आर अधिपति, अत्यन्त प्रचलित सिद्धान्त 
के अनुसार, नीचे के चित्र में दिखलाये गये हैँ । 
सुभे बताया गया है कि सोमनाथ के प्रान्त के लोग वर्ष को 
तीन भागों में विभक्त करते हैं । प्रत्येक भाग में चार मास होते हैं । 
पहला भाग, वर्षा-काल, आषाढ़ मास से आरम्भ होता है; दूसरा 
शीत-काल, अर्थात्‌ सरदी का मौसिभ; और तीसरा उष्ण-काल, 
अर्थात्‌ गरमी है | 


12 


तुये । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


nn 


क्ल परिच्छेद । ३२१ 
हि «| न्त की | मकर और | मीन ओर | वृषभ आर 
# | [oS 

हि क | राशियाँ । कुम्भ । मेष। | मिथुन | 
र oh NN ह न 
७ हि | उनके नाम। | शिशिर । वसन्तया | प्रीष्मया 
् कुसुमाकर । निदाघ | 
रि क [a न; हर क 

® छ उनके अधिपति; नारद। | अग्नि। इन्द्र । 
वृश्चिक | कन्या और | कर्क और , ऋतु की | हब 
[ss 7“ cho 

और घनु | | तुला । सिह । ' राशियाँ। ` धि ऽ 
८ —— ड CN 
इेमन्त। | शरद्‌ । | वर्षकाल। |उनके नाम। 0 टि 
’ द्र । च । 120 ७ 

वैष्णव । | प्रजापति । | विश्वेदेवाः । | उनके 3 Fs 
| RT i 

| अधिपति |® 0 


मैं समझता हूँ कि हिन्दू कान्तिमण्डल को चक्र के एक ऐसे द्वार 
पर वाँटते हैं जो चक्र की परिधि को, दो अयनान्त विन्डुओं से 
आरम्भ करके छः भागों में विभक्त करता है । यह मान 
त्रिज्या के बरावर है, और इसी लिए वे क्रान्तिमण्डल क 


"पछ १८१ 


यह भूल न जाना चाहिए कि हम भी क्रान्तिमण्डल को कभो तो दो 
अयनान्त बिन्दुओं से और कभी विषुवीय बिन्दुं से आरम्भ करके 
बाँट देते हैं, और हम क्रान्तिमण्डल के वारहवें भागों मं वॉट का 
उसकी चौथे भागों में बाँट के साथ-साथ उपयोग करते हैं । 

मास अमावास्या से लेकर पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से असा- 
वास्या तक दो अर्घौं में बाँटे हुए हैं । विष्ण-घस्म जिस प्रकार मासा 
के अधो के अधिपतियों का उल्लेख करता है 


मासोों के 
के अधिपति । 


इकहरे आधे 


बह नीचे की सूची में दिखाया गया है-- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangofri Gyaan Kosha 


छठे भागों का उपयोग करते हैं । यदि वास्तव में यही बात हो ता हमें ८2 


5: 


३२० अलबेरूती का भारत | 


अशिक्षित लोग केवल इन विभागों या वर्षाधों का ही प्रयोग 
करते हैं, क्योंकि दे अयनान्त बिन्दुओ की बात उनको अपनी 
इन्द्रियां के निरीक्षण से साफ समझ में आ जाती है | 

फिर, क्रान्तिमण्डल, भूमध्य-रेखा से अपने झुकाव के अनुसार, 
दो अर्घौं में विभक्त है । यह वाँट अधिक वैज्ञानिक है और 

उत्तर कूल और दक्ष, पहेली वाँट की अपेक्षा सर्वसाधारण को कम 
कूल । ज्ञात है, क्योंकि यह गणना और विचार 
पर आश्रित. दै । प्रत्येक अर्ध कूल कहलाता है। जिसका उत्तरी 
झुकाव है वह उत्तर कूल या मेषादि, अर्थात्‌ जा मेष से शुरू होता 
है, कहलाता है; और जिसका दक्षिणी झुकाव है उसे दक्ष कूल या 
लुलादि, अर्थात्‌ तुला से शुरू होनेबाला, कहते हैं | 

फिर, क्रान्तिमण्डल इन दोनों बाँटो द्वारा चार भागों में विभक्त 
है, और वे काल-परिमाण जिनमें सूर्य इनमें से पार जाता है वर्ष की 
ऋतुये-वसन्त, ग्रोष्म, शरद, आर हेमन्त-कह- 
लाती हैं | इसी क अनुसार राशियाँ मौसमों में 
बेटी हुई हैं। परन्तु, हिन्दू वर्ष को चार में नहीं, प्रदयुत छ: भागों में 
विभक्त करते हैं, ओर इन छ: भागों को ऋतु कहते हैं । प्रत्येक ऋतु 
दा मास, अर्थात्‌ दा क्रमागत राशियाँ में से सूर्य के गुज़रने के काल 
की बनती है । उनके नाम और अधिपति, अत्यन्त प्रचलित सिद्धान्त 
के अनुसार, नीचे के चित्र में दिखलाये गये हैं । 

मुझे बताया गया है कि सोमनाथ के प्रान्त के लोग वर्ष को 
तीन भागों में विभक्त करते हैं । प्रत्येक भाग में चार मास होते हैं | 
पहला भाग, वर्षा-काल, आषाढ़ मास से आरम्भ होता है; दूसरा 
शीत-काल, अर्थात्‌ सरदी का मौसिभ; और तीसरा उष्ण-कालं, 
अर्थात्‌ गरमी है । 


ऋतुयें । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क्छ परिच्छेद । ३२१ 


ऋतु की | मकर और | मीन और | वृषभ और 


छि त | राशियाँ । कुम्भ । सेष । मिथुन । 
र se SM 
(०0 | उनके नाम! | शिशिर । | वसन्त या | ओष्सया ४ 
् i कुसुमाकर । निदाघ। ` 
! छ ® स | 
| ” ® |उनके अधिपति नारद। | अग्नि। | इन्द्र । 2 
। विचक्र | कन्या और | कर्द और | 7 रा काह 
| वृश्चिक | कन्या और | कर्क और ऋतु की | ब्द वः 
[i + ho 2 
और घनु।| तुला । सिह । | राशियाँ । ` छि गम 
3 = | | त्र (६:५८ पन 
हेमन्त। | शारद्‌। | वर्षकाल। |उनके नाम। „ ष्ट 
: ड | सिट 
वैष्णव । ¦ प्रजापति । | विश्वेदेवा उनक हु है 
| अधिपति ।% । बट 


J ~ 


मैं समझता हूँ कि हिन्दू कान्तिमण्डल को चक्र के एक ऐसे द्वार 

र वाँटते हैं जो चक्र की परिधि को, दो अयनान्त विन्दुं से ४७० 

आरम्भ करके छः भागों में विभक्त करता है । यह मान 3 

त्रिज्या के बरावर है, और इसी लिए वे क्रान्तिमण्डल के 

छठे भागों का उपयोग करते हैं । यदि वास्तव में यही बात है ता हमें 7 | 

यह भूल न जाना चाहिए कि हम सी क्रान्तिमण्डल को कभी तो दो 

अयनान्त बिन्द॒श्रों से आर कभी विषुवीय बिन्दुं से आरम्भ करक 

बाँट देते हैं, और हम क्रान्तिमण्डल के वारहवें भागों में बॉट का _ 
डसकी चौथे भागों में बाँट के साथ-साथ उपयोग करते हैं । Eg 

मास अमावास्या से लेकर पूर्णिमा तक और पूणिमा से असा ° 

वास्या तक दो अधा में बाँटे हुए हैं । विष्णु-धर्मं जिस प्रकार मासो 5 

Se . के अधौँ के अधिपतियों का उल्लेख करता है = 

के आ 22 वह नीचे की सूची में दिखाया गया है-- 


पुड १८१ 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ‘ 
कु TR 


३२२ अलबेरूनी का भारत । 
मासों के नाम । | प्रत्येक मास के शुक्ल | प्रत्येक मास ड्ग के 
पक्ष के श्रधिपदि | कृष्ण पक्त के अघि- 
| पति | 

चैत्र । त्वष्ट । याम्य । 
वैशाख । इन्द्राग्नी । आग्नेय । 
ज्येष्ठ । शुक्र । रौद्र । 
आषाढ । =| विश्वेदेवाः । सार्प | 
श्रावण । | विष्छु। पित्र्य । 
भाद्रपद्‌ । |` अज। सान्त। 
आश्वयुज। | अशन (१) । मत्र । 
कार्तिक । अग्नि | शक्र । 
मागंशीध । सौम्य । निक्र ति । 
पौष । | - छील॥ विष्णु । . 
माघ | पित्र्य । वरुण । 
फाल्गुन । भग । पूषन्‌ | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ee 


> 


Lo ०० (oS ION 
जअड्तीसवा पारच्छद । 
$ छठ ४ न 
दिनों 9:27 a ~ ०५ 
दिनों के बने हुए काल के विविध मानों पर, 
| SS ब्रह्म [at NaN 
| इनस ब्रह्म का आजु भा ह्‌ । / 
ड १८२, 
दिन को दिमस्‌ (दिमसु), श्रेष्ठ भाषा में दिवस, रात को रात्रि, 
्् ~ EN 
रौर दिन-रात को अहोरात्र कहते हैं। महीना मास आर उसका 
> | 
आधा पच कहलाता है। पहला या सफेद आधा काल के इकहरे मानें | 
शुक्ल पक्त कहलाता है, क्योंकि इसकी रातों के का सेप । | 
NN RR > ०३ 
पहल्ले भागों में जब लोग अभी सोये नहीं होते चन्द्रालोक होता हे, 
और चन्द्रमा के पिण्ड पर प्रकाशा बढ़ता और तमोमय अंश घटता 
है । दूसरा या काळा आधा कृष्णपक्ष कहलाता है,. क्योंकि इसकी 
रातों के पहले भाग तमोमय होते हैं, और दूसरे भागों में चन्द्रालोक 
0० ॥ ३ पं 1५ 0 
होता है; परन्तु केवल उसी समय जब कि लोग सो जाते हैं| ये वे 
रातें हाती हैं जिनमें चन्द्रमा के गोले पर प्रकाश घटता रौर तमोमय 


अंशा बढ़ता है । 
दा मासों को मिलाने से एक ऋतु बनती है, परन्तु यह कवल 

एक करीब-करीब का लक्षण है, क्योंकि जिस मास में दा पक्ष होते ह 
वह चान्द्र मास है, और जिसका दूना एक ऋतु होती है वह सौर मास 
~. e गौर ९ 22 [ता > 

है। छ: ऋतुं का मनुष्यों का एक वष, एक सार वष, होता है, 
जिसको बरह या बख़ या बष कहते हैं । इन तीन आवाज़ों हं, ख, और 
च की हिन्दुओं के मुख में बहुत गड़बड़ हो जाती है ( संस्कृत वष )। 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha $ ॥ ही 
5 


३२४ अलबेरूनी का भारत । 


मनुष्यों के तीन सौ साठ वर्षों का देवों का एक बरस होता है 


जो दिव्ब-बग्ह ( दिव्य-वष ) कहलाता है, र देवो के १२००, | 


वर्षों का सवंसम्मति से एक चतुयुग माना जाता है। केवल चतुर्युग के 
चार भागों आर इसके गुणन के विषय में ही जिनका मन्वन्तर और 
कल्प बनता है मतभेद है । इस विषय की पूर्ण व्याख्या उचित स्थान 
( देखे परिच्छेद ४१ तथा ४४ ) पर की जायगी । 

दो कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। चाहे हम दो कल्प कहें और 


चाह २८ मन्वन्तर, बात एक ही है, क्योंकि ब्रह्मा के ३६० दिन ' 


त्र्मा का एक वष, अथात्‌ ७२० कल्प या १००८० मन्वन्तर होते 

इसक अतिरिक्त, वे कहते हैं कि ब्रह्मा की आयु उसके १०० वर्ष 
अथात्‌ ७२००० कर्प या १००८००० मन्वन्तर होती है । 

उपास्थित पुस्तक में हम इस सीमा क आगे नहीं जाते । विष्णु-धर्म्म 
पुस्तक म मार्कण्डेय का एक ऐतिह्य है। इसमें वज्र के एक प्रश्न 
का उत्तर माकण्डेय इन शब्दों में देता है--““कल्प ब्रह्मा का एक 
दिन, भर उतनी ही उसकी एक रात होती इसलिए ७२० 
कस्या का उसका एक वष होता है, और उसकी आयु ऐसे १०० 
वर्षों की होती है। ये १०० वर्ष पुरुष का एक दिन होते हैं और 
इतनी ही उसको रात होती है। परन्तु पुरुष के पहले अभी कितने 
नर्या युजर चुक है यह वात सिवा उस व्यक्ति के और कोई नहीं 
जानता जा गङ्गा को रेत को या वर्षा के बिन्दुओं का गिन सकता है |”? 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हः 


उनतालीसवाँ परिच्छेद । 


—:°0:— 


|, काल के उन परिमाणों पर जो ब्रह्मा 
| की आयु से बड़े हैं । 
इस पुस्तक के पूववती भागा स वर्णित 


नियमे! के विरुद्ध हैं वे सव हमारी प्रकृति का वीभत्स और 
हमारे कानों केः अप्रिय मालूम होती हैं । परन्तु 


4] 
—+ 
5] 
+ 
aly 
? 5 
Er 
ol 
£ 
१९५ प्र 


समय के खबस बड ; 
परिमाणों के विषय में हिन्दू एक ऐसी जाति हैं जो बहुत से ऐसे | 
IIL न । नामे का उल्लेख करती है जो सव के सब-- 


जैसा कि उनका मत है--एक, आदि (परमेश्वर) के या उसक 
पीछे किसी और के, जिसकी ओर सङ्कत सात्र किया गया ह 
बाधक होते हैं । जब वे इस प्रकार के परिच्छेद पर आते हैं तो वे 
उन्हीं नामे! का दहराते हैं जो कि बहुसंख्यक सत्ताओ के सूचक 
ह. और उनके लिए आयु नियत करते आर बड़ी-बड़ी संख्याओं की 
कल्पना करते हैं बस, कवल इस पिछली चीज़ की छी उन्हे आवश्यकता 
वे इसका अतिशय खतंत्रता के साथ उपयाग करते हैं, ओर संख्याय 
तितिल्नु हैं, जहाँ उन्हें रख लो वही खड़ी रहती हैं । इसके अतिरिक्त कोई 
भी ऐसा विषय नहीं जिस पर स्वयं हिन्दुओं का आपस में एकं मत हो 
और यह वात हमें इसका प्रयोग ग्रहण करने से रकती दै । इसको विप- 
रीत, काल के इन काल्पनिक परिमाणा पर उतना ही मतमेद है जितना 
दिन के उन विभागों पर जो राण से कम हैं ( देखे परिच्छेद ३४ ) । 


Nees = 
bss 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ 
७६) "3 


उनतालीसवाँ परिच्छेद । 


ला 0 1 ललल 


काल के उन परिमाणों पर जो ब्रह्मा 
की आयु से बड़े हैं । 

जो बातें क्रमहीन हैं, जो इस पुस्तक के पूर्ववर्ती भागों में वर्णित 
नियमों के विरुद्ध हैं वे सब हमारी प्रकृति का वीभत्स और 

समय के सबसे बड़े दिमारे कानों कोः अप्रिय मालूस होती हं । परन्तु 
परिमाणा के विषय में हिन्दू एक ऐसी जाति है जो बहुत से ऐसे 
पइति का अभाव । नामौं का उल्लेख करती है जो सव के सब-- 
जैसा कि उनका मत है--एक, सादि (परमेश्वर) के या उसके 
पीछे किसी और के, जिसकी ओर सङ्कोत मात्र किया गया है, 
बोधक होते हैं । जब वे इस प्रकार के परिच्छेद पर आते हैं तावे 
उन्हीं नामों को ठुहराते हैं जो कि बहुसंख्यक सत्ताओं के सूचक 
हो, और उनके लिए आयु नियत करते और बड़ी-बड़ी संख्यां की 
कल्पना करते हैं | बस, केवल इस पिछली चीज़ की ही नावाला 
है; वे इसका अतिशय खतंत्रता के साथ उपयोग करते र, और संख्यायें 
तितिज्ञु हैं, जहाँ उन्हें रख लो वहीं खड़ी रहती हैं | इसके अतिरिक्त कोई 
भी ऐसा बिषय नहीं जिस पर ख्यं हिन्दुओं का आपस में एक मत हा, 


हमें इसका प्रयोग ग्रहण करने से राकती है | इसके विप- 


~ 

और यह वात 

रीत, काल के इन काल्पनिक परिमाणों पर उतना ही मतभेद है जितना 
देखा परिच्छेद ३४ ) । 


दिन के उन विभागों पर जो आण से कम हैं (देखे 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२४ अलबेरूनी का भारत | 


मनुष्यों के तीन सौ साठ वर्षों का देवों का एक वरस होता है 
जो दिब्ब-बरह ( दिव्य-वर्ष ) कहलाता है, और देवों के १२०० हि 
वषो का सर्वसम्मति से एक चतुर्युग माना जाता है। केवल चतुर्युग के 
चार भागों और इसके गुणन के विषय में ही जिनका मन्वन्तर और 
कल्प बनता है मतभेद है । इस विषय की पूर्ण व्याख्या उचित स्थान 
( देखा परिच्छेद ४१ तथा ४४ ) पर की जायगी | | 
दो कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। चाहे हम दा कल्प कहें रौर 
जाइ २5 मन्वन्तर, बात एक ही है, क्योंकि ब्रह्मा के ३६० दिन ' 
तरा का एक वर्षे, अर्थात्‌ ७२० कल्प या १००८० मन्वन्तर होते हैं । 
इसके अतिरिक्त, वे कहते हैं कि ब्रह्मा की आयु उसके १०० वर्ष, 
अथात्‌ के ०० कप या १००८००० मन्वन्तर होती है | 
उपस्थित पुस्तक में हम इस सीमा के आगे नहीं जाते | विष्णु-घर्म्म 
पुस्तक में मार्कण्डेय का एक ऐतिह्य है। इसमें वज्र के एक प्रश्न 
का उत्तर मार्कण्डेय इन शब्दों में देता है--“'कल्प ब्रह्मा का एक 
दिन, श्र उतनी ही उसकी एक रात होती है। इसलिए ७२० 
कुल्या का उसका एक वर्ष होता है, और उसकी आयु ऐसे १०० 
१ Ri होती है । ये १०० बर्ष पुरुष का एक दिन होते त्‌ श्रौर 
इतना ही उसकी रात होती है। परन्तु पुरुष के पहले अभी कितने 
न्मा गुज़र लुक हु पद बात सिवा उस व्यक्ति के और कोई नहीं 
जानता जा गङ्गा की रेत को या वर्षा के विन्दुं को गिन सकता है।” 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
_—_ __——_ == MR 


उनतालीसवाँ परिच्छेद । 


Or 
SS ~ ~ ~ 
काल क उन पांरमाणा पर जा ब्रह्ा 
की आयु से बडे हैं । 
~ : 

जो बाते क्रमहीन हैं, जो इस पुस्तक के पूर्ववर्ती भागों में वर्णित 
नियमो के विरुद्ध हैं वे सव हमारी प्रकृति को वीभत्स और 

तमवे को वरे वे हमारे कानों केः अप्रिय मालूम होती हैं । परन्तु 
परिमाणों के विषय में हिन्दू एक ऐसी जाति है जो बहुत से ऐसे 
पति का अभाव । नामों का उल्लेख करती है जो सव के सब-- 
जैसा कि उनका मत हैक, अदि (परमेश्वर). के या उसके 
पीछे किसी और के, जिसकी ओर सङ्केत मात्र किया गया है, 
बोधक होते हैं । जब वे इस प्रकार के परिच्छे पर आते हैं तो वे 
उन्हीं नामों को ढुहराते हैं जो कि बहुसंख्यक सत्तां के सूचक 
हो, और उनके लिए आयु नियत करते और बड़ी-बड़ी संख्यां की 
कल्पना करते हैं | बस, केवल इस पिछली चीज़ की ही उन्हँ आवश्यकता 
है; वे इसका अतिशय खतंत्रता के साथ उपयोग करते हैं, और संख्यायें 
तितिल्नु हैं, जहाँ उन्हें रख ले वहीं खड़ी रहती हैं। इसके अतिरिक्त कोई 
भी ऐसा विषय नहीं जिस पर खयं हिन्दुओं का आपस में एक मत हो, 
और यह बात हमें इसका प्रयोग म्रहण करने से राकती दै । इसके विप- 
रीत, काल के इन काल्पनिक परिमाणों पर उतना ही मतभेद है जितना 
दिन के उन विभागों पर जो प्राण से कम हैं ( देखा परिच्छेद ३४ ) | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२६ अलबेरूनी का भारत | 


उत्पल कृत ल्‌ धव ती गी 
कन नास को पुस्तक कहती है कि “एक मन्वन्तर ' 


न्द्र्की रे 
राजा इन्द्र को आयु है, और २८ मन्वन्तर पितामह अर्थात्‌ ब्रह्मा का एक 
छरन्‌; दिन होते हैं। उसका जीवन .१०० वर्ष, या केशव 
कत्या द्वारा निश्चित का एक दिन है | केशव क त वर्ष या स 
ए काए र । कशाव को आयु सौ वर्ष या महा- 
: दंव का एक दिन है| महादेव को 2] 
या ईश्वर का एक दिन है। ३५ र काहि 2 नि 
; है। इश्वर परमात्मा के निकट है और उसकी आयु 
० SN 
| ० वर्षे, था सदाशिव का एक दिल है | सदाशिव की आय १०० वर्ष 
! सनातन विरश्चन का एक दिन है । विरव्वन असर है और प 
पाँच रौं के नष्ट हो जाने के न 
हि कै नष्ट हा जाने के उपरान्त भी बना रहता है |? 
म ~ = ० Cs a ~ 
ह बु र र चुक हे कि ब्रह्मा की आयु ७२००० कल्प की 
दे । जिन संख्यां का इम यहाँ उल्लेख करेंगे वे सब कल्प हैं। 
~ ` ha 
र त्रा का आयु को केशव का एक दिन मान कर तीन सौ साठ 
क्यू] (| 
न * बने हए उसके एक वर्ष के २५७२०००८ कल्प, और 
ना हरु 5 , सैल्प, आर उसकी 
इते ह । कल्पों की यह पिछली 
संख्या मह है हक 
हि हत का १ दिन है; इसलिए, उसकी आयु 
हा ००००००० कर्प होती है। यह पिछली संख्या ईश्वर 
गम डक ८ ५ ° २० [) 
र 0] | 0 ल आयु ३३५.७२ ३२०००००००००००० 
७२ | पढ्‌ पिछली संख्या सदाशि 
बा व का है, इसहि 
जय हिना एक दिन है, इसलिए 
दि \ 1९ ०००००००००००० ल्प ड 
र र कल्प हुइ | 
ह पिछली 1 विरच्चन का एक दिन है जि 3 क 
सापत्त रूप से केत i 
ले एक वहुत थोड़ा अंश है । 
इन गणनां का स्वरूप चा5 ८ 
हू प चाइ कुछ ही हे 
~ he 
र शतक ही ऐसे तत्व हैं जिन से य उ यका 
के दे सव कुछ आदि से अन्त तक 
OR जा उनो द्वारा बनाया गया है। परन्तु, दूसरे लोग दिन क पूर्वो 
स्लिखित छोटे-छोटे अशो पर अपनी पद्धति बनाते 


बक? 2020. In Public Domain.Digit In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


उनतालीसवाँ परिच्छेद । ३२७ 
~ रिच्छे ०७ Sa ~ ~ ~ ha 
हैं ( परिच्छेद ३४ में ) । फलतः उनका अपनी रचना के विषय में 
आपस मं मतभेद पाया जाता है, क्योंकि जिन अंशों को लेकर वे 

CN CoP NT A 0”. ~ ~ र" 5 
रचना करते हैं वे अश ही भिन्न-भिन्न होते हैं | हम यहाँ इस प्रकार 


'की एक पद्धति देंगे । इसको डन लोगों ने गढ़ा है जो निम्नत्िखित 


२४ 


मान-पद्धति का प्रयोग करते हैं-- 


१ घटी = ६० कला । 
१ कला = ३० काष्ठा । 
१ काष्ठा = ३० निमेष । 
१ निमेष = २ लव । 

१ लव = त्रुटि । 


इस प्रकार के विभाग का कारण, उनके सतालुसार, यह है कि 
शिव का दिन इसी प्रकार के कणों का बना हुआ है; क्योंकि ब्रह्मा 
की आयु हरि, अर्थात्‌ वासुदेव की एक घटी है | वासुदेव की आयु 


१०० वर्ष, या रुद्र अर्थात्‌ सहादेव की एक कला है; महादेव की 


आयु सौ वर्ष, या ईश्वर की एक काष्ठा है; इश्वर को आयु १००. 


वषे, या सदाशिव का एक निमेष है; सदाशिव की आयु १०० वषे 


या शक्ति का एक ल्व >) शाक्त का आयु १ ०० वषं, या शव का 


एक त्रुटि है। 


अब, यदि, ब्रह्मा को आयु 
७२००० कब्प है, ते 
नारायण की आयु, 
१५५५२००००००० कल्प; 
रुद्र को आयु, 
५३७४७७१२००००००००००० कल्प; 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२८ अ्रत्वबेरूनी का भारत | 


i ~ 
इश्वर को आयु, 
१५७२५६२७५०१६ ००००००००००० ००००० कल्प: 
[a [at } 
सदाशिव की आयु, 
१७ ३ २२०४४२७ १ ४०४६६५४००००० ००००००००००००० 
०० करप; हर 
शक्ति की आयु, 
१ ०७-९४४४४७५७५८१५२ ३७5५११२०००००००८५ ०००००००- 
००००००००००००० कल्प ह | 
यह पिछली संख्या एक त्रुटि को प्रकट करती है । 
~ ९ DO ~ 
अथ यदि उम उपयुक्त पद्धति के अनुसार इसका एक दिन बनाओ 
।इसम ३७२६४१४७१ २६५०४४५८१८७५५०७२ 0०००००००००. 
०००००००००००००००० ००००० कल्प होते हठ । यह पिछली 
संख्या शिव दिन है के हि 
छ्या रिव का एक दिन है। शिव को वे सनातन उत्पन्न होने और 
सन्तान उत्पन्न करने से मक्त द्रौ गे 3 
हक उक्त, आर उन सर्वगुणों और विशेषणों से 
हे करते है जिनका प्रयोग सृष्ट पदार्थों पर हो है 
यह सबसे पिछली संख्या ड़ रो का 
a अङ्क के छप्पन क्रमों (अर्थात्‌ इकाई, दहाई, 
डा. ह डत > > र 
र पा दि इयादि) को दिखलाती है; परन्तु यदि उन 
स्पनाकारियां ने गणित का । 
हे अध्ययन श्र त्न से 2 
नच धिक प्रयत्न से किया होता 
आ को कल्पना न करते / 
ता विमा करते । परमेश्वर खयाल 
हे हा उनक उक्त बढ़ कर भ्राकाश में न पहुँच जायां! | 


\ 


Moe ee C-0gURubicDomesinDigl oe हे 00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चालीसवाँ परिच्छेद । 


a s+ ४ 
काल की दो अवधियों के मध्यवती अन्तर--संधि-- 
१०० Che 005 २० ^ न 
पर जा उन दोनों में जाइनेवाली श्रृङ्खला हे। 

वास्तविक सन्धि दिन ओर रात के बीच का अन्तर है, अर्थात्‌ 

प्रातः अरुण, जिसको सन्धि-उदय अर्थात्‌ सूर्य के उदय होने की सन्धि, 

पृष्ठ १८४, दो और सायं अरुण, जिसको सन्धि अस्तमन, 

संधियों की व्याख्या अर्थात्‌ सूर्य के डूबने की सन्धि कहते हैं। 

हिन्दुओं का एक धार्मिक हेतु से उनका प्रयोजन है, क्योंकि ब्राह्मण 

लोग इनमें स्नान करते हैं, और इन दोनों के बीच मध्याह में भी भोजन 

के लिए नहाते हैं, जिससे कोई अदीक्षित व्यक्ति यह परिणाम निकाल 

सकता है कि एक तीसरी सन्धि भी होती है । परन्तु जा मनुष्य इस 

विषय को यथार्थ रीति से जानता है वह सन्धियां की संख्या दा से 
अधिक कभी नहीं मानता | १ 

त्यां के राजा हिरण्यकशिपु के विषय में पुराण यह कथा वयान 

करते हैं-- , ४ 

चिरकाल तक तपस्या करने से उसने यह वर पाया था कि तुम्हारी 

` प्रत्येक प्राना स्वीकार दा जायगी । उसने अमर जीवन माँगा, परन्तु, 

राजा हिरण्यकशिपु उसे दीर्घ जीवन मिला, क्योंकि अमरत्व केवल 

प उसके पुन गहीदे जगत्‌-कर्त्ती परमेश्वर का ही गुण है । अपनी 


ल्‍ रथसि हर सने कामन की किं सें न मनुष्य गथ 
मनो र ने मनुष्य के हाथ 
रथसिद्धि न देख कर उ गमना का । 

१ 


से, न देवता के हाथ से, और न दैद्य के हाथ से मारा जाऊ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३० अलवेरूनी का भारत | 


A 


सर मत्यु न प्रथ्वो पर हो न आकाश में, न रात सें हो और न दिन में। 
एसी शर्तों से उसका उद्देश मृत्यु से, जा मनुष्य के लिए अनिदाय है 
बचने > पे ४: 
वचने का था । उसकी इच्छा पूरी कर दी गई । ( 
। इच्छ SNCS {VN इच्छ ० 
3 इस्‌ इच्छा का दख कर शतान की इच्छा स्मरण हो राती है 
कि उस पुनरुत्थान के दिन तक जीवित रहने दिया जाय, क्योकि 
उस दिन सभी प्राणी मत्यु से जी उठेंगे । परन्त उसे अपने उद्देश में 
fC २९०० 2 
जता न हुई, क्योंकि उसे परम प्रसिद्ध काल के दिन तक ही 
~ =+ Nr~ ७ 58 
ह विषय में कहा गया है कि यह कष्टों का अन्तिम दिन 
ह, जीवित रहने की आज्ञा मिली । 
सिजा का प्रह्णाद नामक एक पुत्र था । जब वह बड़ा हआ ते 
राजा ने उसे एक अध्यापक के सिपुई कर दिया । एक दिन राजा ने 
पुत्र के ने 
पु हन पास डुला कर पूछा कि तुमने क्या कुछ पढ़ा है । अब 
लड़के ने उसे एक 'कविता सुनाई जिसका अथ यह था कि केवल 
विष = णा ही FR w 
5 का हो अस्तित्व है, शेष सव वस्तुएँ माया हैं । यह वात पिता के 
विचारों के बहुत विरुद्ध थी. क्‍योंकि 5 मे 
FE र्द्ध था, क्योंकि वह विष्णु से घृणा करता था | इस- 
॥ ७ म आज्ञा दी कि लड़का किसी दूसरे अध्यापक के सिप किया 
3 ॥ ड़ः = NAN I 
कि डक से मित्र और वैरी की पहचान सिखलाई जाय | अब विशेष 
क कृ ह करने के उपरान्त जब उससे उसकी फिर परीक्षा 
“गि ता लडुक न उत्तर दिया, “जो कुछ आपने आज्ञा दी है वह मैंने 
सीख लिया है, पर मुझे उसको 0 ह ी 
४ 3) 5 डक उसको आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरी 
सभी से एक सी मित्रता है पी हा 
1 हैं, शत्रुता किसी से नहों |!” इस पर उसका 
पिता बहुत अ रोर १७ 
इत अप्रसन्न हुआ, ओर उसते डके के देने की 
दी। लड़के नेपरमेश्वर के 7 8 
र्‌ La ~ CN 
We हरित नाम से विष स्रा लिया, ओर विष्णु का ध्यान 
Oe ॐ गर देखिए, डसस उसका बाल बाँका न हुआ ! उसका 
पिता बोला, “क्या - त्र-यं नपम ताक 
प्र तुम टोनाः जादू और मंत्र-यंत्र जानते हो ?? लड़के 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चालीसवाँ परिच्छेद । ३३१ 


ने उत्तर दिया, “नहीं, परन्तु जिस जगदीश्वर ने मुझे उत्पन्न करके 
तुझे दिया है वह मेरी रखवाली करता है |? अब राजा का क्रोध बहुत 
बढ़ गया और उसने आज्ञा दी कि यह गहरे समुद्र में फेंक दिया 
जाय । परन्तु समुद्र ने उसे फिर बाहर फेंक दिया, ओर वह अपने 
खान को लौट आया। तव वह राजा के सामने एक वहुत बड़ी धधकती 
हुई आग में फेंका गया, पर इससे उसका कुछ न बिगड़ा। ज्वाला में 
खड़ा होकर वह अपने पिता के साथ परमेश्वर आर उसकी शक्ति पर 
बातचीत करने लगा । जब लड़के ने अकस्मात्‌ यह कह दिया कि 
विष्णु प्रत्येक स्थान में है ता उसका पिता बोला, “क्या वह द्वारमण्डप 
स स्तम्भ में भी है ९?” लड़का बोला,  हा।?? तब उसक पिता ने 
उछल कर स्तम्भ पर प्रहार किया, जिस पर उसमें से नरसिह 
निकला, जिसका धड़ मनुष्य का और सिर सिंह का था, इसलिए वह न 
मनुष्य, न देवता, और न दैत्य था । अब राजा और उसके आदमी 
नरसिंह के साथ लड़ने लगे । नरसिंह ने उन्हें ऐसा करने दिया 
क्योंकि दिन था । परन्तु जब सायंकाल होने लगा और वे सन्धि या 
सन्ध्या में हुए, जब न दिन था आर न रात, तव नरासह न॑ राजा 
को पकड़ कर वायु में उठा लिया और उसे वहा मार डाला; इपर 
ह न पृथ्वी पर था और न आकाश मं। राजकुमार आग से वाहर 
निकाल लिया गया ओर वह उसके स्थान में राज्य करने लगा । 
हिन्दू फलित-ज्योतिषियों का दो सन्धियाँ की इसलिए आवश्य- 
कता है क्योकि कई राशियाँ अतीव प्रवल प्रभाव डालती हैं, जैसा 
उनि का फल्रित- हम वाद को उचित स्थान पर वरन कर । वे 
ज्योतिष में उपयोग । उनका उपयोग किञ्चित्‌ वाह्य रीति से करते हं । 
वराहमिहिर का अवतरणा | वे केवल प्रत्येक सन्धि का काल एक मुद्त्त = 


दा घटी = ४८ मिनट गिनते हैं। परन्तु वराहमिहिर जैसे Re 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२२ अलबेरूनी का भारत । 


ज्योतिषी ने सदा केवल दिन और रात का उपयोग किया है, और सन्धि 
के विषय में जन-साधारण के मत का अनुसरण नहीं किया | उसने सन्धि 
का ठीक वैसा ही वर्णन किया है जेसा कि वास्तव में वह है अर्थात्‌ 
वह समय जब सूय के पिण्ड का केन्द्र आकाश-कन्षा के ठीक ऊपर 
४४ १८४ स्थित होता है, और इस समंय को वह विशेष राशियों की 
बड़ी से बड़ी शक्ति का समय प्रतिष्टित करता है । 

स्वाभाविक दो दिन की सन्धियों के अतिरिक्त ज्योतिषी आर 
दूसरे लोग आर तरह की सन्धियाँ भी मानते हैं जिनका आधार 

जना को सन्व काई प्राकृतिक नियम या निरीक्षण नहों, प्रत्यत 
। कलन र सी कवल काई उपन्यास होता है। इस प्रकार 

प्रकार की सन्धियाँ । वे प्रत्यक अयन, अर्थात्‌ प्रत्येक वर्षार्थ की 
जिसमें सूर्य चढ़ता और उतरता है, सन्धि मानते हें । यह. सन्धि 
उसक वास्तविक आरम्भ के पहले सात दिन की होती है। इस 
विषय पर मेरी एक कल्पना है जो निश्चय से सम्भव, प्रत्युत सम्भावय 
है, अर्थात्‌ यह सिद्धान्त भाचान काल का नहीं, प्रत्युत हाल्ल ही 
की उपज हे, और यह सिकन्दर के १३०० के कृरीब ( = ४८४ 
ईसवी ) पेश किया गया है जब हि न्दुऔ का यह मालूम हुआ कि 
वास्तविक क्रान्ति उनकी गणना की क्रान्ति से पहले होती है । क्योंकि 
ठघुमानस का कर्त्ता पुल क है कि शक काल के सन्‌ ८५४ में 
वास्तविक क्रान्ति मेरी गणना से ६ १० पहले थी, ओर यह भेद 
अतिव एक-एक मिनट बढ्ता जायगा । 

च एक एस मनुष्य के शब्द हैं जाया ता स्वय एक बहुत बड़ा 
सावधान और व्यवहारज्ञ अआलाचक था, या जिसने अपने पूर्ववर्ती 
ज्योतिषियों के अवलोकने! की, जा उसके पास थे, परीक्षा की थी 
आर वहाँ से वार्षिक भेद का परिमाण मालूम किया था । निस्सन्देह 


4 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चालीसवाँ परिच्छेद । ३३३ 


दूसरे लोगों ने भी वही या वैसा ही भेद मध्याह् छाया की गणना के 


द्वारा मालूम किया है । इसलिए ( क्‍योंकि यह विवेचना पहले ही 
त प्रसिद्ध थी) कश्मीर के उत्पन्न ने यह सिद्धान्त पुजल से 

लिया है । 

मेरे इस अटकलपच्चू अनुमान की पुष्टि इस बात से भी होती है 

कि हिन्दू लोग सन्धियों का वष की छः ऋतुओं सें से प्रत्येक के 

के 


पहले रखते हैं, जिसके फल से वे पहले ही अगली पूर्ववर्ती राशियों 


तेईसबें अंश से आरम्भ करते हैं । 


हिन्दू दो भिन्न-भिन्न युगों के बीच और मन्बन्तरों के वीच भी 

सन्धि मानते हैं; किन्तु चूँकि इस कल्पना का आधार आइुसातिक 

इसलिए इससे निकाली हुई प्रत्येक वात भी आवुमानिक है । हम 
उचित स्थान पर इन वातों की पर्याप्त व्याख्या करेगे । 


- CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha * 


इकतालासवाँ परिच्छेद । 


+ 
—t0:— 


“कल्यः १0३ IO) Fre ७ िकर 
कल्प” तथा चतुयुंग» की परिभाषा के लक्षण 
१००७ (०९ १०५ 2 
एक द्व ब्टोकर 
आर एक का दसरा क द्वारा स्प्व्टाकरण । 
बारह सहन दिव्य वष का, जिनकी लम्बाई पहले बता चुके हैं 
परिच्छे चः CR EN र 
(परिच्छेद ३५), एक चतुयुंग, और १०० चतुर्युग का एक कल्प 
२ ५ क. ८ 
चाउ ग और कसम का दाता हे; कल्प वह अवधि है जिसके आदि 
| आर अन्त में मेषराशि के में सात तारों और 
उन रै उच्च ~ CT _ ~ 
उनके उच्च नाच स्थानों आर पातो का संयोग होता है । कल्प के दिनों 
का कल्प अहगंण कहते हैं, क्योंकि अह र भरै 
का अर्थ समूह है | मनि वे र ह ल RR 
> क र El चे सूय क उदय से निकाले हुए नागरिक दिन 
९, ३ लर इनका पृथ्वी के दिन भी कहते हैं, क्योंकि सूर्योदय के लिए 
हले ` ङमएः ७ 4 
हेल दिड्मण्डल मानना भ्रावश्यक है, और दिङमण्डल पृथ्वी का 
एक प्रयाजनीय गुण है । » 
LS ल्पः iy ~ ८ 
इसी कल्प-अहगण नाम से लोग विशेष तिथि तक प्रत्येक शाक 
के दिनों के समूह को भी पुकारते हैं । 
सारे ने = दिने = 
॥ झार लेखक कल्प के 1 को सिन्द-हिन्द के दिन या 
जगत्‌ के दिन कहते हैं, ओर उनकी गिनती १५७७८१६४५०००० दिन ` 
( सावन या नागरिक दिन), या ४३२००००००० सौर वष, या 
न्द्र % = 
कल ०० चान्द्र वष करते हैं । दिनों की उसी संख्या को 
० नागरिक दिलों में बदलने से ग 
रे | के वर्षो म बदलने से ४३८३१०१२५० वष, 
आर १९०००००० दिव्य वष बनते हँ । 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इकतालीसवाँ परिच्छेद । ३३९ 


आदित्य पुराण कहता है--“कढ्पन कळ, जिसका अर्थ संसार 
में जातियों का अस्तित्व है, ्रौर-पन जिसका अर्थ उनका विनाश और 
लोप है, का बना है । इस भाव ओर विनाश की समष्टि कल्प है |”? 

ब्रह्मगुप्त कहता है चूँकि ब्रह्मा के दिन के आरम्भ में जगत में 
मनुष्यों और ग्रहों का जन्म हुआ, और चूंकि वे दोनों इसके अन्त में 
नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें उनके अ्रस्तित्व के इस दिन को, किसी 
अन्य अवधि को नहीं, कल्प मानना चाहिए 1? 

एक दूसरे स्थल पर वह कहता है--“एक सहस्र चतुर्युग देवक, 
अर्थात्‌ ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उसकी रात भौ 
उतनी ही लम्बी होती है । इसलिए उसका दिन २००० चतु- 
युंग के बरावर है |? 

इसी प्रकार पराशर का पुत्र व्यास कहता है-- जा १००० 
चतुयुंग का दिन और १००० चतुयुंग की रात मानता है वह ब्रह्मा 
को जानता है ।?? 

एक कल्प की अवधि के अन्दर ७१ चतुर्युग १ मनु, अर्थात्‌ 
मन्वन्तर या मनु-अवधि के बरावर, और १४ मनु १ कल्प के बरावर 

मन्बन्तर और कल्प दोतते हैं। ७१ को १४ से गुणा करने से १४ 
का आपस में सम्बन्ध ।' ` मन्वन्तरों के ४८४ चतुयुंग बनते हैं, और कल्प 
क अन्त तक ६ चतुयुग बाको रहते हैँ । 

परन्तु, यदि हम १४ मन्वन्तरों में से प्रत्येक क आदि और 
अन्त दानो पर सन्धि मालूम करने के लिए इन ६ चतुयुगों का १५ 
पर बाटें ता, सन्धि की संख्या मन्वन्तरों की संख्या से १ अधिक 
होने के कारण, भाग फल : वाँ होता है। अब यदि हम प्रत्येक दा 
क्रमागत मन्वन्तरों के बीच | चतुयुंग डालें, और यही संख्या पहले 
मन्वन्तर के आरम्भ और अन्तिम मन्वन्तर के अन्त में जोड़ दें ता 


२२ 


प्रष्ठ १८६ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३६ अलबेरूतो का भारत । 

१५ सन्वन्तरों के अन्त सें का अपूर्णाङ्क लोप हा जाता है (Rx 

१५८६) । कर्प के आदि आर अन्त के अपूर्णाङ्क सन्धि, अर्थात्‌ 

` साधारण श्वङ्कला को दिखाते हैं। एक कल्प में, इसकी सन्धि: 
९0_ यू 

सहित, १००० चतुयुग होत हैं, जसा इमने इस परिच्छेद के प्रथम 


साग में कहा है । 

कर्प के इकहरे भागों का एक-दूसरे से स्थिर सम्बन्ध है, एक 
भाग दूसरे भाग क विषय में साक्षी है। क्योंकि कल्प का प्रारम्भ 

कलप के आरम हातिषुव, ग्रादिसवार, महयुति, प्रहों के उच्च 
की शर्तें । नोच स्थानां आर पातो से होता है। यह शर्ते 
एसे स्थान में पूरी होती हँ जहां न रेवती हो ओर न अश्विनी, अर्थात्‌ 
उनके वीचा-बीच, चत्र मास के आरम्भ में, और सूर्य के लङ्का के 
ऊपर चढ़ने क समय | यदि इन शर्तों में से किसी एक में भी अनियम 
हो तो शेष सवमें गड़वड़ हा जाती है और वे समर्थनीय नहीं रहती । 

अल्प क वर्षा आर दिनों की संख्या का उल्लेख हम पहले कर चुके 


| तढ्चुखार एक चतुयुग सें, कल्प का <; वाँ भाग होने से, 


१००० 

१५७७४१६४५० दिन ओर ४३२०००० वर्ष होते हैं । ये संख्यायें 
कल्प आर चलुयुग के बीच के सम्वन्ध को प्रकट करतीं, ओर इस के 
अतिरिक्त एक का दूसरे के द्वारा स्थिर करने की रीति को दिख- 

लाती हैं । वन 
इस परिच्छेद का हमारा सारा कथन त्रह्मगुप्त की कल्पना आर 

इस कल्पना का पुष्टि सं उसकी युक्तियों पर निर्भर करता है । 

EF आर्यभट और पुलिश ७२ चतुयुंगों का एक मन्वन्तर ओर 
[टे 'भ्रायमट, : ते हैं । वे इनके 
१४ सन्वन्तरों का एक कल्प बनाते हैं। वे इनके 


पुलिश, और बढ़े आवभट _ 
की कल्पनायें। वाच कहीं सन्धि नहों डालते। इसलिए, उनके 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इकतालीसवाँ परिच्छेद । ३३७ 


मतानुसार, एक कर्प में १००८ चतुयुग; या १२०७६००० दिव्य वर्ष 
या ४३५४५६०००० मानव-वष होते हैं । 

पुलिश के मतातुसार एक चतुयुंग में १५७७४१७८०० नागरिक 
दिन होते हैं । इसलिए उसके श्रनुसार एक कल्प के दिनों झी संख्या 
१५४०५४११४२४०० होगी । ये वे संख्यायें हैं जिनका प्रयोग वह 
अपनी पुस्तक सं करता है । 

मुझे आयेभट की पुस्तकों का कुछ भी पता नहीं लग सका । उसके 
विषय में जो कुछ मुझे मालम है वह ब्रह्मगुप्त के दिये हुए. उसके 
अवतरणों द्वारा मालूम है । त्रह्मगुप्त “शाख के आधार पर गुणदोपविवेचक 
अन्वेषण” नाम के एक प्रबन्ध में कहता है कि आर्यभट के अनुसार 
चतुयुग के दिनों की संख्या १५७७४१७५००, अर्थात्‌ पुलिश की 
बताई संख्या से ३०० दिन कम है । इसलिए आर्यभट के अनुसार 
कर्प कं १५४०५४०८४०००० दिन होंगे । 

आर्यभट और पुलिश के अनुसार, कल्प और चतुयुग का आरम्भ 
उस सध्यरात्रि से होता है जो उस दिन के बाद आती है जिसका 
आरम्भ ब्रह्मशुप्र के मतालुसार, कर्प का आरम्भ है । 

कुसुमपुर का आर्यभट, जो बड़े आर्यमट का अनुयायी है, 

लन्स्फ (?) पर अपनी एक छोटी पुस्तक में कहता है, कि “१००८ 

पृष्ठ १८७ चतुयुग ब्रह्मा का एक दिन होते हं। ५०४ चठुयुगा का पहला 
आधा जिसमें सुर्य ऊपर को चढ्ता है उत्सर्पिणी कहलाता है. और दूसरा 
आधा जिसमें सूय उतरता है अवसर्पिणी कहलाता है | इस अवधि के 
मध्य का सम, अर्थात बरावरी कहते हैं, क्योंकि यह दिन का सथ्य ह्‌ 
और दोनों सिरे दुतम (?) कहलाते हैं 1? 

जहाँ तक दिन और झल्प के बीच की तुलना का सम्बन्ध हे वहाँ 
तक ता यह दुरुस्त है, परन्तु सूरये के ऊपर को चढ़ने और उतरने की 


als 


-CC-0. In Public जिन 2171 जक By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३८ अलबेरूनी का भारत । 


बात सत्य नहीं । यदि उसका मतलब उस सूर्य से है जो हमारा दिन 

बनाता है तो इस बात का स्पष्ट करना उसका कर्तव्य थ 1 किसूय का 

यह चढ्ना ओर उतरना किस प्रकार का है; परन्तु यदि उसका 

अभिप्राय किसी ऐसे सुर्य से है जिसका ब्रह्मा के दिन से विशेष 
सम्बन्ध है तो यह उसका कतव्य था कि वह उस सुर्य का हमें दिखाता 

या हमारे पास उसका वर्शन करता । में समभता हूँ इन दो बयानों 

से लेखक का मतलब यह है कि इस अवधि के पहले आधे में चीज़ों 

का क्रमिक, वर्धमान बिकास, और दूसरे आधे में प्रतीत, हार 

हाता है । 


——————— 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बयालीसवाँ परिच्छेद । 
नल कि 
चतुयुंग की युगों में वाँट, और युगों के विषय में 
भिन्न-सिन्न सम्मतियाँ । 
विष्णु-धम्स का रचयिता कहता है-- बारह सौ दिव्य वर्षो का 


एक युग होता है जिसको कि तिष्य कहते हैं । इसका दूना द्वापर 


विष्ण॒ु-धर्म ओर. तिगुना त्रेता, चौगुना कृत और चारों युगों 
“अकेले अकोले माग। का एक चतुयुँग होता है। 

“इकहत्तर चतुर्युगों का एक मन्वन्तर, और प्रत्येक दो मन्वन्तरों 
के वीच एक कृतयुग की संस्थिति को सन्धि के सहित १४ मन्वन्तरो 
का एक कल्प होता है। दो कस्प ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता ह, ओर 
उसको आयु एक सौ वष या पुरुष अथात्‌ आदि मनुष्य का एक दिन 
होता स पुरुष का न आदि ओर न अन्त मालूम है ।? 

यही बात जल के अधिपति, वरुण, ने प्राचीन काल में दशरथ क 
पुत्र, राम, को बताई थी, क्योंकि वह इन वाता को पूण रीति से 
जानता था । भार्गव, अर्थात मार्कण्डेय ने भी, जिसे समय का ऐसा 
पूण ज्ञान था कि वह प्रत्येक संख्या पर सुगमता से अधिकार कर 
लेता था. यही जानकारी दी थी । हिन्दुओं के लिए यह सप्यु क 
देवता के सदृश है, जो, अग्रतिष्टप्य ( अप्रतिकाय ) होने से, उनका 
अपने बैठने की गद्दी के साथ मारता हे । 

त्रह्वागुप्त कहता है-- स्ति नामक पुस्तक कहतो है कि ४०२० 
देवक वर्षो का एक ऋतयुग दोता दै,« किन्तु ४९० ती क उक 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
h 


| 
| 
| 
| 
| 
} 
। 


३४० अलबेरूनी का भारत । 


सन्धि ओर ४०० वर्ष के सन्ध्यांश का मिलाकर कृतयुग के ४८०० 
देवक ,वर्ष होते हैं | 

“तीन सहस्र वर्ष का एक त्रेतायुग होता हैं, परन्तु, सन्धिः 
ओर सन्ध्यांश को साथ मिलाकर जिनमें से प्रत्येक तीन-तीन सौ 
बष का होता है, त्रेतायुग में ३६०० वर्ष होते हैं । 

“दो सहस्र वर्ष का एक द्वापर होता है, किन्तु सन्धि और 
संध्यांश को साथ मिलाकर, जिनमें से प्रत्येक दो-दा सौ वर्ष का 
होता है, एक द्वापर में २४०० वर्ष होते हैं । 

“एक सहस्र वर्ष का एक कलि होता है, किन्तु संधि और 
संध्यांश का साथ मिलाकर, जिनमें से प्रत्येक सौ-सौ वर्ष का 
होता है, एक कलियुग, में १२०० वर्ष” होते हैं ।:? 

हैं तरह्मुप्त का दिया हुआ स्ट्रति नाम्नी पुस्तक का अवतरण है । 
१ यावको ३६० से गुणा करने से मालुष- .. | 
वष बन जाते हैं । तदनुसार चार युगों में निस्नलिखि तै द 
मानव-वष होते .हैं-- 
एक कृतयुग में १४४०००० वर्ष अपने, 
इनक अतिरिक्त १४४००० 


र „ सन्धि क, 
आर १४४००० ,, सन्ध्यांश कं होते हैं । 
* न १७२८००० वर्ष - एक कृतयुग । 
डक ततायुग म १०७०००० वष" अपने, 
इनके अतिरिक्त १०८००० ,, संधि के, 
अर १००००० ,,सन्ध्यांश के होते हैं। . 
योग १२४६००० वर्ष = एक त्रेतायुग । 
॥ ४ नन्‌ 
एक द्वापर में. .. ७२०००० वर्ष अपन, ‘ह 


CC-0..In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वयाल्लीसवाँ परिच्छेद । ३४१ 


इनके अतिरिक्त ७२०००८ वर्ष सन्धि कं, 
र ७२००० ?” सन्ध्यांश के होते हैं । 
याग ८६४००० वर्ष = एक द्वापर | 
एक कलि में ३६८०००० वष अपने, 
इनक अतिरिक्त . ३६००० >? सन्धि क, 
और ३६००० ” सन्ध्यांश के होते हैं । 
याग ४३२८०० वर्ष = एक कलियुग । 


“ कृत और त्रेता का योग ३०२४००० वर्ष होता है, और कृत, 


41 
0 
0 
0 
| 
| 


त्रेता, और द्वापर का जोड़ ३८८ 


आगे चलकर त्रह्मगुप्त कहता है- आर्यभट चार युगों को, चतु्युंग 

के चार समान भाग समझता है । इस प्रकार पूर्वोक्त स्मृति नाम्नी 
दरा दिइयो उल के सिद्धान्त से उसका मतभेद है, और 
pd जिसका हमसे मतभेद है वह विरोधी है ॥? 
म इसके विपरीत, पालिस जो कुछ करता है उसके 

लिए ब्रह्मगुप्त उसकी प्रशंसा करता है, क्योंकि ह स्मृति नाम्नो 
पुस्तक से मतभेद नहीं; क्योंकि वह कृतयुग कं ४८०० वर्षों में से १२०० 
निकाल देता है, और अवशेष को और भौ ज़ियादा हाता आ 
यहाँ तक कि ऐसे युग निकल आते हैं जो स्थति के युगों से मिलते है, 
हैं । स्ट्रति के ऐतिह्य क सदशी 


और सन्धि तथा सन्ध्यांश से रहित 
गों, मन्बन्तरों, 


यूनानियों की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि वे समय को यु 

या कल्पों से नहीं मापते | 

॒ ई ब्रह्मगुप्त कें अवतरण को वात | ह 
क ९: लि 5 चतर्यग के वर्षों की संख्या 
यह बात भली भाँति विदित है कि पूण चतुयु 


टन आयेभट के प्रनुसार 
के विषय में कोई भी मतमेंद नहीं । इसलिए, आयभट क अनुजा) 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४२ अलवेरूनी का भारत | 


. कलियुग में ३००० द्विव्य वर्ष या १०८०००० मान्नुष वर्ष होते हैं । 
प्रत्येक दा युगों में ६००० दिव्य वष या २ १६०००० मङुष्य-तर्ष होते हें | 
प्रत्येक तीन युगों में ६००० दिव्य वर्ष या ३२४०००० मलुष्य-वर्ष होते हैं। 
एक ऐतिह्य है कि पैलिस अपने सिद्धान्त में इन संख्याओं की 
गिनती के लिए अनेक नये नियम निर्दिष्ट करता है । इनमें से कुछ 
ता मानने योग्य हैं और कुछ त्यागने लायक | 
इस प्रकार युगों की गिनती के नियम में वह 
४5का आधार रख कर इसमें से एक चोथाई निकाल देता है, जिससे 
२६ बाको रह जाते हैं | तव वह फिर १२ को घटाता है क्योंकि यह 
सख्या उसके वियोजन का आधार है, जिससे शेष २४ रह जाते हैं, 
शार उसी सख्या का तीसरी वार घटाने से शेष उसके पास १२ रह 
जात हैं | इन १२ का वह १०० से शुणता है, आर उनका गुणन-फल 
युगा क दिव्य वर्षों की संख्या को दिखलाता 
यदि वह ६० की संख्या का आधार वनाता, क्योंकि बहतसी 
वातां का निश्चय इससे हो सकता है, और इसके एक-पाँचवें भाग को 
Es वियोजन का आधार बनाता, अथवा यदि वह 
६० मं से अवरिष्ट संख्या के क्रमागत अपूणाङड्ों 
का निकाल देता, पहले हले „ = १२, अवशेष १२ में से, अवशेष 
१२ में से, और अवशेष १ -_ १२ में से,तो बह उसी परिणाम 
पर पहुंच जाता जिस पर कि वह इस रीति से पहुँचा है (६० = ४८ 
जहर = ३६,-३= २४,१ = १२ )। 
सम्भव है कि पोलिस ने इस विधि का उल्लेख दसरी विधियों में 
से एक के रूप में किया हैं, और विशेष रूप से य वह विधि नहीं जिसको 
खय उसने ग्रहण किया था | उसका सारी पुस्तक का भाषान्तर 
अभी तक अरबी में नहां हुआ क्योंकि उसके गशित-सम्बन्धी 


ऐै।्षिस का नियम । 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वयालीसवाँ परिच्छेद । ३४३ 


प्रश्नों में एक सुस्पष्ट घाम्मिक और ईश्वर-तत्त-विषयक प्रवृत्ति पाई 
जाती है । 
इस बात का गिनते समय कि वतमान कल्प के पहले व्रह्मा की 
आयु के हसारे कितने वर्ष बीत चुके हैं पुलिश अपने दिये नियम को 
पुलिश गिनता है छोड़ देता है। उसके लिखने कं समय तक, 
कि वर्तमान कल्प के नये कल्प के आठ वर्ष, पाँच मास और चार 
पलले व्रह्मा की कितनी ? 
"आगु वीत चुकी हे। दिन बीत चुके थे | वह ६०६८ कल्प गिनता 
है । क्योकि, उसके मतानुसार, एक कल्प में १००८ चतुयुग होते 
हैं, इसलिए वह इस संख्या को १००८ से गुणा करके ६११६५४४ 
चतुर्युग प्राप्त करता है | इनके बह ४ से गुणा करके युग वना लता 
है, और इससे २४४६६१७६ युग वन जाते हैं। क्योकि, उसके 
प्र १८६ मतानुसार, एक युग में १०८०००० वष होत हैं, इसलिए 
बह युगों की संख्या को १०६०००० से गुणा करके २६४२३४७० ड 
८०००० गुणन-फल प्राप्त करता है । यह संख्या द वर्षों की है जो 
वर्तमान युग के पहले व्रह्मा की आयु के वीत चुके है रा 
जु के अनुयायियों को शायद यह वात विचित्र मालूम दागी 
कि पुलिश ने चतुर्युगो का ठीक-ठीक युगों में नहीं, श्रब्युत स 
इस गणना की चौथे भागों ( उनको ४ ५02 रि डे hs 
समालेचना । बदल डाला है, ओर इन चोथे सागा का एक 
अकेले चैथे भाग के वर्षों की संख्या से गुणा किया हे । ०» 
७ = पछते कि चतुर्युगो को चतुथांशों के 
अब, हम उससे यह नहीं पूछते कि चठु क ५ 
रूप में दिखलाने का क्या फायदा है क्योंकि उनमें कोई ऐसा अश 
नहीं जिसको इस प्रकार पूर्णाङ्की में बदल देने क Mad र 
पूरे चतुर्युगों का एक पूर्ण चतुर्युग के वर्षो, अर्थात्‌ ४३२०००० के 
साथ गुणन काफी लम्बा होता । परन्ठु, 


१५ 


~ 


हम कहते हैं कि यदि 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४४ अलबरूनी का भारत | 


वह वर्तमान कल्प क बीते हुए वर्षों का उपरोक्त संख्या के सम्बन्ध में 
लाने को कामना से प्रभावित हुआ न होता, और अपने सिद्धान्त के 
अलुसार पूरे गुज़र हुए मन्तन्तरों का ७२ से गुणा करता; इसके अति- 
रिक्त, यदि उसने गुणनफल का एक चतुयुग के वर्षों से गुणा न किया 
होता, जिससे १८६६२४०००० वर्ष का गुणाकार प्राप्त होता है, और 
फिर, यदि वह वर्तमान मन्बन्तर कं गुज़रे हुए पूर्ण चतुर्यगों की क 
को अकेले चतुयुग के वर्षो' से गुणा न करता, जिससे ११ 
वर्ष का गुणाकार प्राप्त होता है, ते हाका vps 0 धौ | 
कि चहु्युग के तीन युग, अर्थात्‌, उसके अनुसार, ३२४०००० 
वष बीत चुक हैं। पिछली संख्या एक चतर्यग के वर्षो" की ती 
चौथाइयें का दिखलाती है | वह बो किलो हँ हे हर ह 

क ॥ हो लिखी संख्या के दिनों 
क सख्या क द्वारा किसी तिथि का सप्ताह-दिवस मालूम करते समय 
इसी सख्या का प्रयोग करता है। यदि उपयुक्त नियम में उसका 
विश्वास हाता ता वह 
आवश्यकता है, और व 
गिनता | 


अव यह हू 

नयन लीक वह स्वय भी सहमत है, वह सर्वथा 
युत की कठोर आले।- निःसार है; परन्तु वह आयेभट से, जिसका 
“७ 020 हू नहि बहुत बुरा-भला कहता है, केवल घुणा के 
» का हा इस पर आंखें बन्द कर लेता है। और इस दृष्टि से आर्यभट 
आर पुलिश डिक लिए समान हैं। साचय के रूप में मैं ब्रह्मगुप्त का वह 
43 लेता हैं जिसमें वह कहता है कि आयैभट ने चन्द्रमा के उच्च नीचः 
स्थानां fr अजगर तारापुज के काल-चक्रों से कुछ घटाया है , और इससे 
सहण को गिनती में गड़बड़ कर दी है। वह इतना अशिष्ट हवै कि आयभट 


इसका वहाँ प्रयोग करता जहाँ इसकी 
द तीन युगों को एक चतुर्युग का नौ-दसवाँ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बयालीसवाँ परिच्छेद । ३४५ 


की एक ऐसे कीड़े से उपमा देता दै, जा लकड़ी का खाते हुए 
अकस्मात उसमें विशेष अक्षर बना देता है; इन अक्षरां का न वह 
समभता है और न इनको वनाने की उसकी इच्छा ही होती है। “परन्तु 
ज्ञा इन चीज़ों को भली भाँति जानता है वह आर्यभट, रोषेण, र 
बिष्णुचन्द्र के सम्मुख ऐसे खड़ा होता है जैसे हिरणों के सामने सिंह 
बे उसे अपना मुँह नहीं दिखा सकते।?? वह ऐसे कढ़ शब्दों में आये- 
भट पर आक्रमण ओर उसके साथ असद्व्यवहार करता है । 
` इम अभी वतला चुके हैं कि इन तीन विद्वानों के अनुसार एक 
चतुर्युग में कितने नागरिक दिन ( सावन ) होते हैं । पुलिश ब्रह्म 
लर बष' की भिन्न गुप्त की अपेक्षा इसके १३५० दिन भ्रविक दता 
भिन्न लम्वाइयां । है, परन्तु चतुर्युग के वर्षो को संख्या दोनों क 
अनुसार एक ही है | इसलिए यह स्पष्ट है कि त्रह्मगुप्त की अपेक्षा 
पुलिश सौर वर्ष के अधिक दिन मानता है। तरबागुपत को वृत्तान्त पर 
विचार करने से पता लगता है कि भ्रायभट चतुयुंग के दिन पुलिश 
से ५०० कम और ब्रह्मगुप्त से १०५० अधिक मानता हूँ | इसलिए, 
म का सौर वर्ष का त्रह्मगुप्त से लम्बा आर पुलिश से छाटा 


गिनना आवश्यक हे । 


रेल 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेंतालीसवाँ परिच्छेद । 


ललल ८ 1 2221 ऐ लन 


चार युगाँ का ओर चोथे युग की समाप्ति 
पर जिन बातों के होने की आशा 
है उन सबका वर्णन । 
लीस यूनानियों के प्रथ्वी के विषय में अनेक मत थे । दृष्टान्त 
रूप से हम इनमें से एक का यहाँ वर्णन करते हैं । 

थ्वी पर, ऊपर और नीचे से, जो आपदाये' समय-समय पर 
भाती रहती हैं वे गुण और परिमाण में भिन्न-भिन्न होती हैं । प्रथ्वी 
ने बहुश: एक ऐसे विपु का अनुभव किया है 
जो गुण में या परिमाण में, या इकट्ठा दोनों में, 
उसा अतुल्य था कि उससे बच सकने का कोई उपाय न था, और एउ १९० 
भाग जाने या सावधान रहने से कुछ भी बन न पडता था । आपद्‌ जलः 
ह भूडोल र सदृश भाती है, और पृथ्वीतल को तोड़ कर, या 
ह ०404 कर दम लगता है, या राख और गरम 
पर ला कर जोकि बाहर केक जाते हैं, कड़क से, 
भूमि-स्खलन स॑, आर आँधी से नाश करती है; इसके अतिरिक्त, 
gs i अन्य प्रकार के रोगों से, महामारी से, और इसी 
0 1 साधनों से विध्वंस फैलाती है । इससे एक बड़ा 
तदश इसके अविवासियौं से खाल्ली हों जाता है; परन्तु जब थोड़ी 
देर क बाद, विपद्‌ आर इसके कार्यों कं चले जाने के उपरान्त, देश 
अपनी पूर्व अवस्था को पुनः लाभ करने और जीवन के नये तिद 


प्राकृतिक जल्ल-प्रन्नय । 


_CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेंताल्लीसवाँ परिच्छेद । ३४७ 


प्रकट करने लगता है, ते भिन्न-भिन्न जातियों कं लाग, जो पहले 


गुप्त छिद्वों में और पर्वत-शिखरों पर निवास करते थे, बनेले पशुओं 
की तरह, वहाँ जमा होने लगते हैं वे समान शत्रुओं, वन्य पशुओं 
या मनुष्यों के मुकाबले में एक-दूसरे की सहायता करने, ब्मार सुख 
और शान्ति के जीवन की आशा में एक-दूसरे का सहाय देने से 
सभ्य बन जाते हैं । इस प्रकार उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है; परन्तु, 
तब महत्वाकांक्षा, क्रोध और द्वेष के पौट्डों के साथ उनके गिर्द चक्र 
लगाती हुई, उनके जीवन के विमल आनन्द को बिगाड़ने लगती है । 
अनेक वार इस प्रकार की कोई जाति किसी ऐसे व्यक्ति से 
अपनी वंशावली निकालती है जो पहले-पहल उस स्थान में ्राबाद 
हुआ था, या जिसने किसी बात में नाम पाया था, जिससे अगली 
पीढ़ियों की स्मृति में अकेला वही जीता रहता है, अर उसके सिवा 
शेष सब विस्पृत दा जाते हैं। अफूलातू ने नियमों की पुस्तक में 
ज्ञिउस, अर्थात्‌ बृहस्पति को यूनानियाँ का पूर्व पुरुष बताया हैं, 
और हिप्पोक्रटीज्ञ की वंशावली ज्िउस के साथ मिला दी गई है। 
हिप्पोक्रटीज॒ की इसका उल्लेख पुस्तक के ण्ह में जाडे हुति 
वंशावली । - परिच्छेदे! में पाया जाता है। परन्तु हम दंखत है 
कि वंशावली में बहुत थोड़ी, चौदह से अधिक नहीं, पीढ़ियाँ हैं । 
वंशावली यह हे-_हिपपोकटी जञ नोसिडिकोस-- नेनोस- सोख - 
दोस-ियेडेरास--षठियामिटाडस-- किसमिस डडनस- सोख * 
टा (१)--हिप्पोलेचेस--पेडलौरियेस-मकओन 


। _अर्छिपियेस--अपेले--जिंउस--क्रोनेस , अर्थात्‌ शनि । 


चतुर्युग के विषय में हिन्दुओं के भी ऐसे ही ऐतिह्य हैं, क्‍योंकि: 
> 02 € युग 

चार कालो या उगा के उनकै मताबुसार) इसके आरम्भ, अथात्‌ 

विभ्रय भें हिन्दुओं के मत । के आरम्भ म सुख और शान्ति, सफलता आर 


4 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४८ अलबेरूनी का भारत | 


विउज्ञता, खास्थ्य आर शक्ति, यथेष्ट ज्ञान और बहत से ब्राह्मण 
च| इस युग म, एक पूर की चार चोथाइयों के सहश, धम्म पूर्ण 


होता है, भार समय की इस सारी अवघि में सब प्राणियों की आयु 


एकसाँ ४००० वध होती थी । 
इस पर पदाथा का हास आरम्भ हुआ और उनमें विपरीत 
तस्व यहाँ तक मिलने लगे कि त्रेतायुग के आरम्भ में आक्रमण करने- 
शाल अधम्स से धस्म तीन गुना अधिक, और आनन्द सारे का तीन 
जायाई रह गया । इसमें क्षत्रियों की संख्या ब्राह्मणों से अधिक थी 
आर लागा को आयु-उतनी ही लम्बी थी जितनी व पुव युग में 
जा | िष्छ-धस्म ने ऐसा ही बताया है, परन्तु साहश्य के अनुसार 
तहे उतना हो छोटी होनी चाहिए जितना आनन्द कम अर्थात्‌ 
उक-चाथाई कम होनी चाहिए | इस युग में वे यज्ञ पशुओं 
का वध करने आर पौधों को चीरने लगे । इन अनुष्ठानों को पहले 
कोई न जानता था | 
ईस प्रकार अधम्म बढ़ता हे, यहा तक कि द्वापर के आरम्भ में 
चम्मं आर अघम्म का प्रमाण बरावर हो जाता है और इसके साथ 
हा आनन्द और विपत्ति भी बराबर हो जाते हैं । जल-वायु के गुणों 
में मिन्नता आने लगती है, इत्या वहत बढ जाती है, और घर्म भिन्न- 
भिन्न हो जाते हैं । आयु छोटी होकर विष्णु-धर्म्म के अनुसार, केवल 
४०० वष को रह जाती है । तिष्य अर्थात्‌ कलियुग के आरम्भ में 
अवशिष्ट धर्म्म से अधर्मं तीन गुना अधिक होता है । 
चेता श्र द्वापर युगो में दोनेवाली घटनाओं के विषय में दिन्दुमओरों - 
फि परम प्रसिक ऐतिझा हं जद हरण थे; रामा की. कथा: जिसमे 
रावण का मारा था; परशुराम नाह्मण की कथा, जिसने ४४ १६१ 
अपने पिता की हत्या का वदला लेते के लिए प्रत्येक क्षत्रिय को जों उसके 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2 
आ 
2] 
21 
मर 

११५ 
Eh 
, 4 
नि 
+ 
~ 
nc 
a 
31, 
~ 
a] 
Al 
x] 
| 
a 


कथा है | 
कलियुग में धम्मं बढ़ता है, यहाँ तक कि अन्त में धर्म्म का 
सर्वथा नाश हो जाता है। उस समय पृथ्वी के अधिवासी नष्ट हा 
जाते हैं, और जो लोग पवतों में बिखर हुए शार अपच आपका 
गुक़ाओं में ळिपाते फिरते हैं उनमें एक नइ जात उत्पन्न हाता है, 
जा ईश्वर की भक्ति के उद्देश से एकत्र होती, आर कराल, पशाचिक 
नुष्य-जाति से दूर भागती है । इसलिए यह युग कृतयुग कहलाता 
है, जिसका अथ है कामको समाप्त करते के बाद चले जाने क 
लिए तैयार होना |? - 
शोनक की कथा में जो शुक्र ने त्रह्मा से सुनी थी परमेश्वर उससे 
ये शब्द क “जब कलियुग आता है ता में घमात्मा छुद्धादन 
.. कपुत्र बुद्धो दत को जगत्‌ में धर्म क प्रचारक लिए 
कलियुग का वर्णन । उता हँ । परन्तु फिर सुहम्मिर अर्थात रक्तपट- 


धारी, जिनकी उत्पत्ति उस , उसकी लाई हुई प्रत्यक चीजको 


बदल देंगे, अर ब्राह्मणा का यहाँ तक निरादर दागा कि शुद्र, जो उनक 


सेवक हैं. उनके साथ अविनीत वर्ताव करेंगे, आर शूद्र आर चण्डाल 
भाग लेंगे । लोग पाप से धन इकट्ठा 


उनके साथ ही दान और नेवेद्य का स 
गे. और मयानक तथा अन्यायथुक्त 


करेंगे । इस सारे का परिणाम यह 


करने श्रोर खज्ञाने भरन स॑ स्त है 


अपराध करते में भी सङ्कोच न के 
5 आर 
होगा कि छोटे बड़ों के, सन्तान अपच साता-पिता क 


से ब्रक श्रपन स्व मियां की विरुद्ध '।वट्राह क वश एक-दुसर 
ने T यां करू (५५७ द्‌ र्ग ग | णण 
के विरुद्ध हुझ्ड़ मच येगे, चार चर्ण लोप दा जा स रा, आर 
> - 


CO 
©C-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५० अलबेरूनी का भारत 


अनक मत-मतान्तरों का जन्म होगा। अनेक पुस्तक बनाई जायेंगी 
आर जिन समाजों में पहले एकता थी वे उनके कारण व्यक्तियों में 
बट जायग । दृवाल्य नष्ट कर दिये जायेंगे और विद्यालय खाली पड़े 
होगे | न्याय संसार से उठ जायगा, ओर राजा लोग लम्बी चाड 
आशाआ म मूखता से फस कर आर इस बात पर विचार न करक 
कि पापों ( जिनक लिए उन्हें प्रायश्चित्त करना होगा ) के मुकाबले में 
जवन कितना छोटा हैं, अत्याचार आर लूटने, छीनने शर नष्ट कर 
डालने के सिवा ऑर कुछ न जानेंगे, मानों वे प्रजा का निगल जाना 
चाहते हे । जनता का मन जितना अधिक भ्रष्ट होगा उतना ही अधिक 
विनाशक राग फैलेंगे । अन्ततः, लोगों का मत है कि इस युग में प्राप्त 
किये ER फलित-ज्यातिष-सम्बन्धी नियम निःसार और झूठ हैं 
, इन विचारों को मानी ने ग्रहण किया है. क्ये हता है 
“दुमका मालूम रहे कि संसार के कार्यों में / ४० he 
है; जबसे आकाश के राजढतों अर्थात्‌ ग्र 
परिवर्तन हुआ है तबसे पुरोद्वित-वर्ग भी बदल 
गया है, और पुरोहित लोग अब एक गाले के मण्डल के तारों का 
वसा ज्ञान प्राप्र नहीं कर सकते जैसा उनके पिता कर सकते थे | वे छल 
स मलुष्या का आन्ति में डालते हैं । उनकी भविष्य णी देव्र-योग से 
कभा ठाक होती है परन्तु वहुश: व झूठ निकलती है ।?? 
विष्णु-धम्मे में इन बातों का वणन जितना हमने ऊपर दिया 
उससे बहुत ज़ियादा विपुल है । लोगों को फल अगर दण्ड का ज्ञान 
है हा ह ल न होगा; वे इस बात को न मानेंगे कि देवताओं 
का ज्ञान सम्पूर्ण है । उनके जीवनों की लम्बाई 
भिन्न-भिन्न होगी, भार उनमें से किसी 
सी का भी पता न होगा कि मेरा 
जीवन कितना लम्बा है । एक श्रणावस्था में मरेगा ते दूसरा शैशव- 


मानी का कथन । 


° 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेतालीसवाँ परिच्छेद । ३५१ 


काल में । धर्म्म-परायण लेग संसार से छीन लिये जायँग अर उनका 
“जीवन लम्बा न होगा, परन्तु पापी और धर्म्महीन लोग चिरकाल तक 
जीते रहेंगे । शूद्र राजा होंगे, और लालची भेड़िया की तरह 
दूसरों का मन-भाता माल छीन लेंगे । ब्राह्मणों के काम भी इसी 
प्रकार के होंगे परन्तु बहुतायत शूट्रों ओर दस्युओं की होगी । ब्राह्मणों 
के नियम अन्यथा हो जायँगे । लोग उन मनुष्यां की ओर कौतुक के 
वार पर डॅगली का इशारा करेंगे जिनक्रा आचरण मितव्ययिता और 
दरिद्रता का होगा, वे उनका तिरस्कार करेंगे, र विष्णु की पूजा 
करनेवाले मनुष्य का देख कर आश्चर्य करेंगे; क्योकि उत्त सवका 
चरित एक ऐसा ( दुष्ट ) हो गया है । इसलिए प्रत्येक कामना शीघ्र 
ही स्वीकृत होगी, थोड़े से गुण का बड़ा पुरस्कार मिलेगा, ९5 १९२ 
और थाड़ो सी भक्ति और सेवा से ही यश ओर माहात् प्राप्त 
दो जायगा । ज 
परन्तु अन्ततः, इस युग को समाप्ति पर, जव अधस्म अपनो चरस 
सीमा पर पहुँच जायगा तो ज-व-श ( ? ) ब्राह्मण का पुत्र गग, 
अर्थात्‌ कलि, जिसके कारण कि इस युग का यह नास है, आगे 
निकलेगा । इसके तेज के सामने कोई ठहर न सकेगा और शख-विद्या 
में काई भी दूसरा उसके तुल्य न होगा । तत्र वह प्रत्येक वस्तु को जो 
बुरी हो गई है अच्छो वनाने के लिए अपनी तलवार निकालता है; 
वह पृथ्वोतल से मलुष्यों के मैल का दूर करता आर भूमि को उनसे 
खाली करता है । वहे पवित्र झर धम्मंपरायण लोगों को सन्यास 
के लिए इकट्ठा करता है | तब ऊतयुग उनके बहुत पीछे छ पड़ता 
है, और समय और सतार पवित्रता, पूर्ण धम्मं और सुख का पुनः 
लाभ करते हैं ! ै 
चतुर्युग के चक्र में घूसनेवाले युगों का यह खरूप है। तबरिस्तान 
२३ 


» CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५२ अलबेरूनी का भारत । 


के अली इव्न जैन के दिये अवतरण के अनुसार, चरक नाम की 
दि सिरक कहती है-- प्राचीन काल में प्रध्वो 
के 4 अनुसार आयुर्वेद की सदा उर्वरा और स्वास्थ्यवर्धक होती थी, और 
उसत्ति। तत्त्व या महाभूत समान रूप से मिश्रित होते 
थे । सनुष्य परस्पर प्रेम ओर एकता के साथ रहते थे । उनमें अतिः 
लिप्सा और महत्वाकांचा, इया और ट्रेष, और आत्मा तथा शरोर 
को अस्वस्थ करनेवाली कोई बात न थी । किन्तु तव ईर्ष्या आई और 
उसके उपरान्त लालसा ने ग्रार डेरा डाला | लालसा से प्रेरित 
होकर वे घन जमा करने का यन्न करने लगे | यह काम अनेकों के 
लिए कठिन और अनेकों के लिए सुगम था। तव सब्र प्रकार के 
विचार, परिश्रम, और चिन्तायें उत्पन्न हुई जिनका फल युद्ध, कपट, 
और झूठ हुआ । मनुष्यों के हृदय पत्थर हा गये, प्रकृतियाँ तदल 
गई आर उनको रोगों का भय हो गया । व्याधियां ने मनुष्यों पर 
अधिकार कर उनसे ईश्वर की पूजा श्रौर विज्ञान की उन्नति छुड़ा दी । 
अविद्या का राज्य स्थापित हो गया और विपत्ति बढ़ गई ' तब धम्मे- 
परायण लोग आत्रेय के पुत्र कृश ( ? ) ऋषि कं पास गये और 
मन्त्रणा की; तदनन्तर ऋषि ने पर्वत पर चढ़कर वहाँ से अपने आप 
को प्रृथ्वो पर गिरा दिया । इसके बाद परमेश्वर ने उसे आयुर्वेद की 
शिक्षा दी!” 
यह सारा यूनानियों के ऐतिद्यों से, जिनका हमने ( अन्यत्र ) 
वर्णेन किया है, बहुत मिलता है। क्योंकि अराटस अपनी ज्ञाहरात 
नामक पुस्तक में, भर अपनी वक्रोक्तियों में सातवीं 
राशि के विषय में कहता है--““उत्तरी आकारों में 
चरवाहे अर्थात्‌ अल्थ्रव्वा के पैरों के नीचे देखा, और तुम्हें कुमारी 
भ्रपने हाथ में ्रनाज की महकती हुई वाल, अर्थात्‌ अलसिमाकुल 


श्रराटस का अवतरण | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


तेंतालीस वाँ परिच्छेड्‌ । ३५३ 


अज्ञ, लिये आती दिखाई देगी । वह या ता उस तारा-जाति को है 
जिसको प्राचीन तारों का पूर्वज कहा जाता है, या उसको किसी दूसरी 
जाति ने जन्म दिया है जिसे हम नहीं जानते । लोग कहते हैं कि 
प्राचीन काल में वह मनुष्य-जाति में रहती थी । परन्तु उसका नित्रास 


“केवल छियों में ही था, पुरुषों को वह दिखाई न देती थी, और न्याय 


के नाम से प्रसिद्ध थी । वह वृद्धों और मण्डियों तथा बाज्ञारों में खड़े 
होनेवाले लोगों का मिलाया करती ओर उच्च खर से उन्ह सत्याडुरागा 
बने रहने का उपदेश दिया करती थी । वह मानव-जाति का असंख्य 
सम्पत्ति का दान देती और उसे स्वस्व प्रदान करती थी । उस समय 
पृथ्वी स्व्णीय कहलाती थी । इसके अधिवासियों में से कोई भी कमे 
या वचन से अनिष्टकर दम्भ न करता था. आर उनम काई आपात्त- 
जनक भिन्नता न थी । उनका जीवन शान्त था आर वे अभी जद्दाज्ञम 
बैठकर समुद्र-यात्रा न करने लगे थे। गाँवों से ही आवश्यक प्रतिपालन 
हो जाता था । 

“बाद का, जब स्वर्णीय जाति का अवसान हा गया रौर उसके 
स्थान में रजत-जाति आइ, ता कन्या (राशि) लोगों क साथ सिलने 
लगी, परन्तु इससे उसे सुख नहीं हुआ । वह पर्वता म छिप गइ र 
अब उसका खियाँ के साथ पहला सम्बन्ध न रहा। तब वह बड़बड़ नगरां 
में गई । उसने उनके अधिवासियों को चेतावनी दी उनके दुष्कर्म्मो 
के लिए उन्हें डाँट-डपट की, आर उन्ह सुबरी पूर्वजों से उत्पन्न 
जाति के विनाश का दोष दिया। उसने उन्हे पहले ही बता दिया ४४१६३ 


* कि तुमसे भी बदतर एक और जाति आयंगी, आर युद्ध, रक्तपात 


और अन्य महान्‌ विपत्तियाँ उसका अनुसरण करणगा। 
४८इसकी समाप्त करने के बाद, वह पर्वतां में अन्तर्धान हो गइ, 
अर रजत-जञाति के अवसान तथा पित्तल्ल-जाति के प्रादुभाव तक वही 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५४ अलबेरूनी का भारत । 


छिपी रही । लोगों ने तलवार बनाई जा कि पाप करनेवाली है 
उन्हान गा-मांस खाया, वही सबसे पहले यह काम करनेवाले थे। इन 
सब वातां से उनके पड़ोस में रहना न्याय के लिए गह्म' हो गया, और 
ह उड़कर आकाश में चल्ला गया |? 
अराटस को पुस्तक का टीकाकार कहता है ह्‌ कन्या ज्ीउस ' 
की पुत्री है । वह सार्वजनिक स्थानों ओर बाज्ञारों में लोगों से बात- 
अराटस पर एक चीत करती थी, आर उस समय वे अपने शासकों 
घर्मापण्डित की राग । के आज्ञाकारी थे। न उन्हें बुराई का पता था 
अर न विरोध का । सब प्रकार के विवाद या इषया से रहित वे कृषि 
पर निवाह करते थे, आर वाणिज्य के लिए या लूट को लालसा से 
कभी समुद्र-यात्रा न करते थे । उनकी प्रकृति स्वर्ण के सदृश पवित्र थी । 
“परन्तु जब उन्होने इन आचरणों को छोड़ दिया और उनमें सत्या- 
डुराग न रहा, वा यथाथता ने उनसे मिलना छोड़ दिया परन्तु पर्वतो 
रहता हुई वह उन्हें देखती थी । किन्तु जब वह उनके समाजों में 
च्छा न रहन पर भी, आती थी ता वह उन्हें धमकाती थी. क्योंकि 
- वे चुपचाप उसक शब्दों का सुनते थे, और इसलिए अब वह पहले 
सदश अपने आह्वान करनेवालों को दर्शन न देती थी । 
तब, जव, रजत-जाति के उपरान्त पित्तन्न-जाति आइ, जब एक 
लड़ाई क वाद दूसरी लड़ाई हाने लगी और संसार में अधम्म फैल गया 
तब वह वहा से चली गई, क्योंकि वह किसी प्रकार भी उनके पास 
रहना न चाहती थी, और उनस घृणा करती थी, आर गगानमण्डल 
की ओर चली गइ । 
यथाथता (न्याय) के विषय में अनेक ऐतिह्य हैं | कई एक के 
मतानुसार वह डेमीटर है, क्योंकि उसके पास अनाज की बाल है 
भौर कई उसे बख्त (भाग्य) समते हैं |? 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1. 


तेंतालीसवाँ परिच्छेद । ३५५ 
अराटस का यही कथन है । 
निम्नलिखित वाक्य प्लेटो ( अफलातू' ) के नियमों की तीसरी 
लटो के नियमों से पुस्तक में मिलता दै-- 
लि । “प्रथन्सवालों ने कहा--प्रृथ्वी पर ऐसे-ऐसे 
जला-प्रलय, राग, और विपत्तियाँ आती रही हैं जिनसे सिवा पशु- 
सक्षकां और पर्वतनिवासियों के और कोई नहीं बचा | ये उस जाति 
के अवशिष्टांश हैं जिसमें कपट और अधिकार-प्रेम न था |! 
“कनोसियन ने कहा-- आरम्भ में, इस संसार-कानन में 
अपने को अकेला अनुभव करके, मनुष्य एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते 
थे । क्‍योंकि संसार उन सबके लिए पयाप्त खुला था आर उनका 
किसी प्रकार का उद्यम करने के लिए वाध्य नहीं करता था। उन्तम 
द्रिद्रता थी, न भोग था, और न प्रणवन्ध । उनम न लालच था 
और न सोना और न चाँदी । उनमें न काई घना था और न कोई 
निर्धन । उनकी कोई भी पुस्तक देखने से इस सारं क लिए अनेक 


प्रमाण मिल जायग? ।?? 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 
र i 


चवालीसवाँ परिच्छेद । 


मन्वन्तरों पर । 

जिस प्रकार ७२००० कल्प ब्रह्मा की आयु गिनी जाती है, उसी 
प्रकार मन्वन्तर, अर्थात्‌ मनु की अवधि, इन्द्र की आयु गिनी जाती है। 
क? त हि इन्द्र का शासन इस अवधि की समाप्ति 5 साथ 
हल की दल । ही समाप्त हो जाता है । तब उसकी पदवी एक- 
दूसरे इन्द्र को मिल जाती है ओर नये मन्वन्तर में वही संसार पर 
शासन करता है। ब्रह्मगुप्त कहता है--“यदि किसी मनुष्य का यह मत 
हो कि दो मन्वन्तरों के बीच कोई सन्धि नहीं हाती, और वह प्रत्यक 
मन्वन्तर को ७१ चतुयुंग के बराबर गिनता हो ते उसे मालूम हो 
जायगा कि कल्प में से छ: चतुयुंग कम हो जाने से वह बहुत छोटा होए 
जाता है, भर १००० के नीचे ऋण (अर्थात्‌ ४४४ में) १००० के ऊपर 
योग (अर्थात्‌, आर्यभट्ट के अनुसार, १००८ में) की अपेक्षा कुछ अच्छा 
नहा है| परन्तु य दानां संख्याय स्मृति नाञ्नो पुस्तक से नहीं मिलतीं।?? 

इसके आगे वह कहता है--“आर्यमट अपनी दो पुस्तकों में 
जिनमें से एक द्शगीतिका और दूसरी आर्याश्तशत कहलाती है 
कहता है कि प्रत्येक मन्वन्तर ७२ चतुयुंग के बराबर होता है | 
तद्डुसार वह कर्प सें १००८ चतुयुग (१४.५ ७२) गिनता है।? 

विष्णु-धर्म्म नाम्नी पुस्तक में माकण्डेय वज्र का यह उत्तर देता 
है-- पुरुष विश्व का अधिपति है; कल्प का अधिपति ब्रह्मा है जो 
जगत्‌ का स्वामी है; परन्तु मन्वन्तर का अधिपति मनु दै । मनु चौदह 
हैं और प्रत्येक मन्वन्तर के रम्भ में राज्य करनेवाले प्रथ्वी के राजा . 
इनसे उत्पन्न हुए थे |? 

आगे को सूची में हमने उनके नामों को इकट्ठा कर दिया है- 


,CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ती) नय 
3 निक जज 4 
क | 
डि )) 1)£ bale | 8६ 
स्‌ (९) 11211£-2248 2111: 298 1 (2) wre क $ द 
(2) | 1%-८०७ पकन) | BRE | (80) mk (2 ० 040. 
। Aske 1:20221£112 (2) bee PhIBbis | ४४४७४ # £ | 
RN Sh ८ Eh bE ७४६४७ 4, ४४४७ 10])|2))४७५)७ bb 
३ त २ निती. (ie Sle KBr बुर ०६ 
। पप्पु (1818४ "४ Sa 0011 क न 
। MfEcb ‘EHIAE} ५२२ 11111, | 307 ६५४.3-1998] ५ 
&2]॥४ 11510 |? 
ty न $ 12५. 2% 0217 10])211४ jel | २ 
“दन । spre) (६६७४७ Pere} ५८३ 1044 २३ i) Fo स (5 
IF, । १३० ‘hse, (९) Rep 21:35 2225 122२2 सः हस 
‘i 1 (६) mfr hp ‘af ‘xh Pislkh , ४५1 लु बह 
i) 8202) (६12४ ' हट ६) belle bk 1२. मु 
%7..। (3)/58 (४) 82९) ‘xen kslkrBR Rat ७: छः परे Re 
fo । छ 20591: ‘RRzI 021३ क (i) क ला कह 
प्‌” (3 ७०) [NTS hy} ts £ 
र SU न > hreJE: | ८ 
> 19७ बे ;' 
जि ॥ (2) ४७२ 2211228 1२४४ be En | म्म्थुप्यु ४1६] !९1॥४३ | ३} 
2 ० 2 [oS _ 
7 मम फा हब, pRaklb> ERakle> pfRklE | ६ 
nS । है ४22 Br pb छुट 11010 Abbe bah b 
1 क है कक 4 
४० > 1 me | true 1212 | 
। ७ ९६५ 1201४ b ११३2112 ५२ Apakab | । Hlb ह i se i Nr 9 | 
०७ न ms 5 ५००९ 
४७२४ Me HIE 9 12611212 bE ® pea 11016 De ५ ee oe | re El 6 
५७ ७10०७ IE Br 018५8 के MIeR-mok} | MIs) | है 181७४ २१८ | ¥ | 


EN मि 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


नव CC >> कने र र जा न? 


३५८ अलबेरूनी का भारत । 
सातवें मन्वन्तर के परे आगामी मन्वन्तरों को गिनती नें जो 
विभिन्नता पाठकों को दिखाई देती है, मैं समझता हूँ, वह उसी 
Ei बिषय में ण से उत्पन्न हुई है जिससे द्वीपों के नामों 
बिष्णु-पुराण का ऐतिह्य । मे प्रभेद पेदा हुआ है, अर्थात्‌ इसका कारण 
यह है कि लोग उस क्रम को अपेक्षा जिसमें नाम सन्तानो तक 
पहुँचाये जाते हैं खुद नामों की ज्यादा परवा करते हैं। हम यहाँ 
विष्ण-पुराण के ऐतिझ का आश्रय लेते हैं , क्योंकि इस पुस्तक सें 
उनक-संख्या,उनके नाम और वर्णन ऐसी रीति से दिये गये हैं क्रि 
जिससे यहं आवश्यक हो जाता है कि जिस क्रम में यह उनके देता 
है उस क्रम को भी विश्वासाहे समझा जाय । परन्तु हमने इन बातों 
को यहाँ लिखना उचित नहीं समभा क्यों कि उनसे लाभ बहुत कम है। 
वही पुस्तक कहती है कि क्षत्रिय राजा मैत्रेय ने व्यास के पिता 
पराशर से अतीत और भावी मन्न्तरों के विषय झे पूछा । तब परा- 
शर प्रत्येक मलु का नाम वताता दै । ये बही नाम हैं जिनको हमारी 
सूची प्रदर्शित करती है । उसी पुस्तक के अनुसार, प्रत्येक मलु को 
सन्तान प्रथ्वो का राज्य करेगी, और यह उनमें से सबसे पहले उनका 
उल्लेख करती है जिनके नाम हमने सूची में दिये हैं । उसी पुस्तक के 
लेखाडुसार दूसरे, तीसरे, चौथे, और पांचवे मन्वन्तरों के मनु प्रिय- 
त्रत ऋषि की सन्तान में से होंगे । इस ऋषि पर विष्णु की ऐसी कृपा 
थी कि उसने इसकी सन्तान का इस प्रतिष्ठा से सम्मानित किया । 


थि 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-अळ-्खुहा (सप्ताष 


पेंतालीसवाँ परिच्छेद । 


See 
सप्तषि नामक तारामश्डल पर । 


विनाहुन नाश का सारतोय भाषा में सप्तषि अर्थात्‌ सात ऋषि 


कहते हैँ । कहा जाता है कि वे ऐसे संन्यासी थे जो अपना पोषण 


९ 


ब॒तिष्ठ की मायो अन- केवले भच्य पदार्थों से ही किया करते थे, 


नती के विषय में ऐतिहा। और उनके साथ एक धर्म्मेपरायण स्त्री, 


०६ 


मण्डल, ५ के समीप तारा 5० ) थी । वे खाने के 
लिए.सरोबरों में से कमलनाल उखाड़ लेते थे । इसी वोच में कानून 
( धर्म्म ? ) आया और इसने उस स्त्री को उनसे छिपा लिया। 
उसके एक-दूसरे से लज्जा आने लगी, और उन्होंने ऐसी शपथे लीं 
जिनके धम्मं ने पसन्द किया था। उनको सम्मानित करने के 
-लिए धर्म्म ने उनका वह उच्च स्थान प्रदान किया नहाँ वे अब 
दिखाई देते हैं । 
हम पहले कह आये हैँ कि हिन्दुओं की पुस्तकें छन्दों में रची 
इस लिए ग्रन्थकार ऐसी उपमाश्रो और अलङ्कारं का प्रयोग 
करते हैं जिनकी उनके देशबन्धु प्रशंसा की दृष्टि 
वराहमिहिर का अवतरण । _ देखते हैं। वराहमिहिर को संहिता में 


ot 


२ २८ 
ठा पा 
(4 १0) 


.सप्तर्षियों का वर्णन भी इसी प्रकार का है । यह वर्णन उस 
पुस्तक में इस तारामण्डल से निकाले हुए फलित-ञ्योतिष-सम्बन्थां 


पूर्व चिहों के पहले आता है । हम अपने अनुबाद के अछुपार ब्रह 
बचन नीचे देते हैं. ¬ 


१, संहिता, परिस्छेद ३३५ श्लोक, १-६. 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


200 `. अलबेरूनी का भारत | 


“जिस प्रकार रूपवती रमणी गूँथे हुए मातियों की माला, और 
सुन्दर रीति से पिरोये हुए श्वेत कमलो के हार से अलङ्कत होती है 
जसा प्रकार उत्तर प्रदेश इन तारकाओं से अलङ्कत है । इस प्रकार 
अलङ्कत, वे कुमारियों कं सदृश हैं जा ध्रुव के गिरे उसी प्रकार नाचती 
आर घूमती हैं जिस प्रकार ध्रुव उनको आज्ञा देता है। आर में 
प्राचान आर सनातन गग के प्रमाण से कहता हैँ कि जब पृथ्वी 
पर युधिष्ठिर का राज्य था ते सप्तर्षि दसवें नक्षत्र, मघा में थे 
आर शक-काल इसके २५२६ वष उपरान्त था। सप्ति प्रत्येक नज्ञत्र 
स ६०० वष रहते हे, आर उत्तर-पूर्व में उदय होते हैं । (सात ऋषियों 
म से) जा उस समय पूर्व का शासन करता है वह मरीचि है; उसके 
पश्चिम में वसिष्ठ है, फिर अङ्गिरस्‌, अत्रि, पुलस्त्य, पुल्लह , केतु, “ओर 

वसिष्ठ के समीप अरुन्धती नाम का एक सती ख्नी हे ।?? 

क्योंकि इन नामों की अनेक वार एक-दूसरे के साथ गड़बड़ हे 
जाया करती है, इसलिए हम इनको सप्ताष क अनुरूप तारों के साथ 
मिलाने की चेष्टा करेंगे -- 


मराच इस तारामण्डल का २७ वाँ तारा ह। 


वसिष्ठ 22 22 २ व वाँ 52 
BSE oie 1२५ sates 9? 
त्रि » ११ ' एप बाँ 2१ ' 
क्रतु ?? ११ १६ वाँ 929 
पुलह ? १? १७ वॉ >» 
उुलस्त्य ” 22 १४ वाँ ११ 


ड ~ = 0. 
_ भार समय म, अथात्‌ शक-काल के ७५२ वें वर्ष में ये तारे 
> 0१ 
गर्ग की समाल्लोचना । सिंह के १३ और कन्या के १३२ के बीच क 
स्थान म हं । स्थिर तारों की निज गति के अनुसार 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


TO 


पेंतालीसवाँ परिच्छेद । ३६१ 
असा कि हमें ज्ञात है, यही तारे युधिष्ठिर के समय में मिथुन के = 
और कर्क के २०५ के बीच के स्थान में थे । 

टालमी और प्राचीन ज्योतिषियां ने जेसा स्थिर तारा का गात 
के माना है उसके अनुसार ये तारे उस समय मिथुन के २६ “ र 
सिह के ८३ बीच के स्थान में थे, आर उत्तराक्त 
नक्षत्र ( मघा ) का स्थान सिंह में ०-7८०० मिनटों क 
मध्य में था । 

इसलिए युधिष्ठिर क समय की अपेक्षा यदि वर्तमान समय में 
सप्रषियों का मघा में खड़ा प्रकट किया जाय तो बहुत अधिक योग्य 
हागा। और यदि हिन्दू मधा का सिंह के हृदय से अभिन्न मानत 
ता इम केवल इतना ही कह सकते हँ कि यह तारा मण्डल उस समय 
कर्क के पहले अंशों में खड़ा था ! 

गर्म के शब्द निःसार हें; वे कंवल यह प्रकट करते हैं कि उसे 
जिसका जानना उस प्रत्यक 
द्वारा या ज्योतिष-सम्बन्धी 
तारों के स्थानों 


उस चीज़ का कितना थोड़ा ज्ञान था 
व्यक्ति के लिए आवश्यक है जा चर्मचक्ष 
यन्त्रो द्वारा राशि-चक्र की राशियां क विशेष अंशं पर 
को स्थिर करना चाहता है। | 
मैंने शक-काल के <५१व वप कं पञ्चाङ्ग में जो काश्मीर से 
आया था यह बयान पढ़ा है कि सप्तति सतत्तर वर्षों से अनुराधा 
एकत कर री पया नई खडे स नक्षत्र का स्थान इरिचक 
से टीका । ईर के अन्त और ३ बीच हे 
परन्तु सप्तषि इस स्थान से काई एक पूरी राशि आर २० अश, अर्थांत 
=° राशियाँ आगे हैं। परन्तु कौन ऐसा मनुष्य है जो हिन्दुओं का 
सारी भिन्न-भिन्न कल्पना का जान सकेगा यदि वह उनमें निवास 


नही करता ! 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६२ अलवेरूनी का भारत | 


आक्र पहले हम यह मान लें कि गर्ग-कथन ठीक है, कि उसने 
सघा में सात ऋषियों का निश्चित खान नहीं वताया, और यह भी 
सति की स्थिति के मान लें कि यह स्थान मघा का० था जे हमारे 
ह में मिन-भिन्न बयानों समय के लिए सिंह के० के वराबर होगा। 
को पड़ताल्न । 04 २ 
- इसक अतिरिक्त, युधिष्ठिर के समय और बर्त- 
मान वर्ष, अर्थात्‌ अलच्चेन्द्र के १३४० वें ब के बीच ३४७४ वर्ष का 
अन्तर है। और अन्तत:, मान लीजिए कि वराहमिहिर का यह 
कथन ठीक है कि सप्तषि' प्रत्येक नक्षत्र मै ६०० वर्ष रहते हैं । तद- 
जुसार, वर्तमान वर्ष में उन्हें तुला-राशि के १७ १८ में होना चाहिए 
जो स्वाती के १० ३८ से अभिन्न है । परन्तु यदि हम यह मानें 
र वे मघा के मध्य में थे ( उसके आरम्भ में नहीं ), ता अब 
उन्हें विशाखा के ३ ५८ में होना चाहिए । और यदि हम यह मानें 
कि वे मघा के अन्त में स्थित थे तो इस समय उन्हें विशाखा के १०३५' 
में होना चाहिए । [ 
इसलिए यह स्पष्ट है कि काश्‍मीर के पञ्चाङ्ग का बयान संहिता 
. के बयान से नहीं मिलता । इसी प्रकार यदि हम अयन-चलन के विषय 
में पूर्वोक्त पञ्चाङ्ग का नियम सअहेण कर इस मान के साथ पीछे की 
ओर गिनती करें ता भी हम किसी प्रकार इल परिणाम पर नहीं पहुँ चते 
कि युधिष्ठिर के समय मेँ सप्र्धि मघा नक्षत्र में थे । 
अत तक हम यह समभा करते थे कि हमारे समय में स्थिर तारों 
का परिश्रमण पहले समयों की पेक्षा ज़ियादा तेज़ है, और इसका 
कारण हम आकाश-मण्डल के आकार को विशेषताये जतलाने का 
यन्न करते थे । हमारे मतावुसार, वे ६६ सैर वर्षो मेँ एक अंश चलते हैँ। 
इसी लिए वराहमि हविर पर हमें घोर आश्चर्य होता है, क्योकि, उसके 
अजुसार, इस गति का परिमाण पैंतालीस वर्ष में एक अंश, अर्थात्‌ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i Fe 
| 


पैंतालीस वाँ परिच्छेद । ३६३ 


वर्तमान काल से बहुत ज़ियादा शीघ्र हागा, जब उसका समय हमारे 
समय से कवल ५२३ वष पहल हं 

करणसार नाम्नी पुस्तक का कर्ता सप्त ऋषियों की गति का गिनने 

प्रयेक समय में सतपि र किल्ली निश्चित समय में उसकी स्थिति का 
की स्थित मात्म करनं के क आह हे हे 
हिए करणार का नियम। जिम करन क लर निम्नलिखित नियम देता ह- 

“जशक्र-काल में से ८२१ घटाओ। । अवशष सूल हैं, अथात्‌ ४ 
से ऊपर उन वषो की संख्या है जो कलियुग के आरम्भ से बीत चुका ह। 

मूल का ४७ से गुणा करों और गणन-फल में ६८००० याग 

करो । यागफल का १०००१ पर बाँटो । भाग-फल राशियों आर उनके 
अपूर्णाङ्को का, अथात्‌ सप्त ऋषियों का स्थिति का जिसकी मालूस 
करना अभीष्ट था दिखलाता 

इस नियम में बताया हुआ ६८००० का योग, आवश्यक तार पर 
मूल के आरम्भ में सप्तऋषियां का वास्तविक स्थिति का १०००० से 
गुणनफल हागा । यदि हस ६८००० का १०००० पर वाट ता भाग- . 
फज्ञ ६१ अर्थात्‌ छः राशियाँ आर सातत्री राशी के चौबीस अश प्राप्त 
हेते हैं । 

इसलिए यह स्पष्ट है यदि हम १०००० का ४७ पर बॉट ता | 
सौर काल के अनुसार, सप्तर्षि का एक राशि म से ९ १२ बध, € माप 
ओर ६ दिन में चलना निकल आयगा | तदनुसार य एक राशि के _ 
एक अंश में से ७ वर्ष, १ मास, आर हे दिन में, आर एक नक्षत्र मं * 
से <४ वर्ष, ६ मास, और बीस दिन मे भल करंगे | 

यदि ऐतिह्य में कोई देष चहदी ता वराहमिहिर और वित्तश्वर क 
मूल्यों के बीच बड़ी भिन्नता है । यदि इम, उदाहरणाथ, वर्तमान वर 
(१ ०३० इसवी) के लिए ऐसा हिसा लगाय ता सप्त ऋषिया का 


= 
स्थान अनुराधा नक्षत्र म॑ ८ १७' निकलता हैं | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


3 को के 22२ 


३६४ अलबेरूनी का भारत ।. 
काश्मीर के लोगों का मत था कि सप्र्षि एक नच्चत्र में से १०० 
वष सं शुज्ञरते हं । इसी लिए उपयुक्त पञ्चाङ्ग कहता है कि सप्न 


ज्येतिष के साथ शैषियों को गति के वतमान शतक में से अभी 
मिश्रित धर्म - सम्बन्धी तेईस वर्ष वाको हैं । जिस प्रकार की आशु 
ER! द्विया आर भ्रमा को हमने यहाँ प्रकट किया 
है वे, एक तो, ज्योतिष-सम्बन्धी अन्वेषशों में आवश्यक कोशल के 
अभाव से, और, दूसरे, हिन्दुओ्रों के वैज्ञानिक प्रश्नों और घम्म- 
सम्बन्धी ऐतिह्यों का आपस में मिला देने की रीति से पैदा होते हैं 
क्योंकि धम्से-पण्डितों का विश्वास है कि सप्तषि स्थिर तारों से उच्चतर 
। उनका मत है कि प्रत्येक मन्वन्तर में एक नया सलु प्रकट होगा 
जिसकी सन्तान पृथ्वी को नष्ट कर दंगो; परन्तु राज्य की पुनः स्था- 
पना इन्द्र, आर भिन्न-भिन्न श्रेशियों के देवताओं तथा सप्त ऋषियों 
द्वारा होगी | देवताओं का होना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्यों का 
' उनके लिए यज्ञ करने और उनकी आहतियाँ अग्नि में देनी पड़ती 
हैं; और सप्त ऋषियों का होना इसलिए आवश्यक है 
जिससे वे वेदां का नये सिरे से जारी करें क्योंकि प्रत्येक ˆ 8 
मन्वन्तर क अन्त में वेद नष्ट हो जाते हैं । 
इस विषय पर हमारी जानकारी का स्रोत विष्णु-पुराण है। नीचे की 
भिन्न मिन्न मन्वन्तरों सूची मं दिखलाये गये प्रत्येक मन्वन्तर में सप्त 
६ ऋषियों के नाम भी इसी स्रोत से लिये गये हैं- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६५४. 


पेंतालीसवाँ परिच्छेद । 


bk 
9४४५ 

(1) share 
bb 

xBR 

1212 


4४:१6129182 
1£1:821: 


(0) tebe 


4०180 
2121) 


र 


JS 


1218119)२|६1& 
12४५91२)[॥०५ 
Blt 

150 1५२ 31812% 
1204 0॥ 
oR 

Sit 


sits 
P22] 
Bjelhb 
19]%।)& 
101 10112 
Dall 


aiklhh 

HPI 
Fries 
SIepE 

Blis 3115 KE 


1133] 


I साजन 


Blt ५१ 
५५93४] hreksb] |® 
Nab ही 

ak) Phu 

है 1:21 2h 
Rk 1208 
1५1011832612 
Eh 1५ गोप पक 
Jers 1218 
Bh 12792] 8 
(i) nr | (0) 31983: 
4221५2 ° Fh 
। 12112212 192 812)९ 
1001 be 
७ 18 Hb ३३ Ababeh 


SJ | ०६ 
11४212212 Br) 
पछि | Yrejbb 
1516 बेस्ट] 
DIES 22४0 
19७४] ७0९13 
pom | 2201 
hess | _ ARR 
Blehk} 133 1208. 
11828 &४10॥२7४ है] 
19115 27५ 
hei hres 
bs 
डे ६ 


1 0818५1908 bits h)Bb ३ 


३०० 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_ छ्यालीसवाँ परिच्छेद । 


नारायण) भिन्नभिन्न समसया में उसके जआादुभाव 
आर उसक नामा पर 


दृढ १९८ 

हिन्दुओं क मतानुसार नारायण एक लोकोत्तर शक्ति है, जो 
नियमानुसार भलाई से भलाई और बुराई से बुराई निकालने का यत्न 
नहा करता, परन्तु वह जिन उपायां से भी हा 
सक अधम्मं ध्रौर विध्वंस को रोकने की चेष्टा 
करती है । इस शक्ति के लिए भलाई बुराई से पहले है, परन्तु यदि 
भलाई का यथाथ विकास न हो और न वह फलदायक ही , तो 
पढ्‌ अगत्या बुराई का प्रयोग करती है । इस कर्म में वह उस सवार 
के सदश ह जा अनाज क खेत के मध्य में पहुँच चुका हं । जब वहां 
जाकर उसे हाश आता है आर वह दुष्कर्म से बंचना और जो अनिष्ट 
उस किया हैँ उससे बाहर निकलना चाहता है, तब उसके पास 
सिवा इसके और कोई चारा नहीं होता कि घोड़े का वापस मोड 
आर जिस माग से वह अन्दर आया था उसी से बाहर निकल जाय 
यद्यपि ऐसा करने में वह उतना ही नहीं किन्तु उससे भी अधिक 
अनिष्ट करेगा जितना उसन खेत में प्रवेश करते समय 'किया था | 
परन्तु इसके सिवा आर कोई संशोधन सम्भव ही नहीं । 

हिन्दू इस शक्ति और अपने तस्वज्ञान के आदिकारण के बीच 
भिन्नता नहीं समझते । जगत्‌ में इसके निवास का स्वरूप ऐसा 
लाग इसे भातिक अस्तित्व के सदृशा समझते हैं, इसकी उपस्थिति 


नारायण के स्वरूप पर । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


0 


छयालीसवाँ परिच्छेद । ३६७ 


शरीर और वर्शवाली मानते हैं, क्योंकि वे किसी अन्य प्रकार की 
उपस्थिति की कल्पना नहीं कर सकते | 
अन्य समयों के अतिरिक्त, नारायण पहले मन्वन्तर की समाप्ति पर 
लोक-लोकान्तरों का राज्य वालखिल्य (?) से छीन लेने के लिए प्रकट 
हुआ है | वालखिल्य (?) ने इसका नाम रक्खा था और इसका अपने 
हाथों में लेना चाहता था । नारायण आया और उसने राज्य को सौ 
यज्ञों के करनेवाले शतक्रतु को सौंप दिया और साथ ही उसे इन्द्र 
वना दिया । 
एक दूसरे समय वह छठे मन्वन्तर के अन्त में प्रकट हुआ | 
उस समय उसने विरोचन के पुत्र राजा बलि को मारा। बलि का 
विरोचन के पुत्र सारे भूमण्डल पर राज्य था और उसका 
बलि की कथा । मन्त्री शुक्र था । उसने अपनी माता से सुना 
कि उसके पिता का समय उसके अपने समय की अपेक्षा बहुत अच्छा 
था, क्योंकि यह कृतयुग के निकटतर था | उस समय लोग अधिक 
सुखी थे, और उनकी किसी प्रकार की क्वान्ति न होती थी। तब 
उसके मन में अपने पिता से स्पर्धा की आकांक्षा और लालसा उत्पन्न 
हुई । इसलिए उसने पुण्यशीलता के कार्य शुरू कर दिये | वह दान 
करने, धन बाँटने, और यज्ञ करने लगा जिनके सा बार करने से 
करनेवाले को स्वग और पृथ्वी का राज्य प्राप्त हा जाता है । जब वह 
इस सीमा के पास पहुँचा, या उसने निन्नानवाँ यज्ञ प्रायः समाप्त कर 
लिया, तब देवता बड़े घबड़ाये म्रौर अपने माहात्म्य की रक्षा के लिए 
डरने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि मनुष्यों का उनकी आवश्यकता 
न रहेगी तो जो भेंट मनुष्य उन्हें चढाते हैं वह मिलनी बन्द हा जायगी । 
अब वे इकट्रे होकर नारायण के पास गये आर उससे सहायता 
के लिए प्रार्थना की । उसने उनकी प्रार्थना को खोकार कर लिया और 


२४ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६८ अल्लबेरूनी का भारत | 


वामन रूप में--अर्थात्‌ जिसके हाथ और पैर उसके शरीर के मुकाबले 
में बहुत छोटे होते हैं--जिसस्रे उसका रूप भयानक और कुत्सित 
समका जाता है, प्रथ्वी पर अवतरित हुआ । जब वलि यज्ञ कर रहा 
था, उसके ब्राह्मण हवन के इद-गिदे खड़े थे, रौर उसका मन्त्री शुक्र 
उसके सम्मुख उपस्थित था तव नारायण उसके पास आया । दान देने 
के लिए खज्ञाने खुले पड़े थे, भ्र रत्नों के ढेर लगे हुए थे । अव 
वामन ब्राह्मणों की तरह वेद के उस. भाग का गान करने लगा जिसके 
सामवेद्‌ कहते हैं | उत्तका स्वर खिन्न और हृदयग्राही था। उसने 
राजा से प्राथना की कि उदारतापूर्वक मेरी मनः:कामनाओं को पूर्ण 
क्रीजिए। इस प्र शुक्र ने चुपके से राजा को कहा--““यह नारायण है। 
यह्‌ तुझसे तेरा राज्य छीनने आया है |? परन्तु राजा इतना उत्तेजित 
था कि उसने शुक्र के शब्दों की कुछ परवा न की, और वामन से 
पृछा कि तुम क्या चाहते हो। तव वामन वोल्ा---' तेरे राज्य में से 
चार पग (भूमि) जिससे मैं वहाँ रटँ ।?? राजा ने उत्तर दिया-- जो 
लुम चाहते हो और जिस तरह तुम चाहते हो पसन्द कर लो; और 
हिन्दू-रीति के अनुसार, अपनी दी हुई आज्ञा के इृढ़ीकरण के चिह के 
तार पर उसने अपने हाथों पर डालने के लिए जल्ल मंगवाया । अब शुक्र, 
लोटा ता ले आया परन्तु राजा के प्रेम के कारण, उसने उसकी टोंटी 
मं डाट लगा दी जिससे इससे जल वाहर न निकले । साथ ही उसने 
डाट के छिद्र को भी अपनी उँगली के कुश घास से बन्द कर दिया । 
परन्तु शुक्र के केवल एक आँख थी; इसलिए उसे छिद्र का 
पता न लगा, और पानी वाहर निकल आया । फलतः बामन 
ने एक पग में पूर्वे दिशा को, दूसरे में पश्चिम को, और तीसरे में स्वलोक 
तक ऊपर का माप लिया । उसके चैथे पग के लिए जगत्‌ में कोई 
स्थान ही न था; इसलिए उसने चौथे पग से राजा का दास वना लिया, 


ए १६६ 


25 
_ __ CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छयालीसवाँ परिच्छेद । ३६४ 


और उसको दास बनाने के चिह्न के तार पर उसके कन्धों के बीच 
अपना पैर रख दिया । उसने राजा को प्रथ्वी के तले पाताल में, जो 
सबसे निचला स्थान है, गिरा दिया । उसने लोकों को उससे लेकर 
राज्य को पुरन्दरं के सिपुदै कर दिया । 

विष्णु-पुराण का अवतरण । विष्णु-पुराण में लिखा हे-- 

“राजा मैत्रेय ने पराशर से युगों के विषय में प्रश्‍न किया । इस 
पर उसने उत्तर दिया-“उनका अस्तित्व इसलिए है जिससे विष्णु 
उनमें किसी बात में लगा रहे। कृतयुग में वह अकेले कपिल 
के रूप में, ज्ञान के प्रसारार्थ, आता है । त्रेता में वह सहिष्णुता के 
प्रसार, दुशें को जीतने, ओर पुण्य कार्यों के प्रचार तथा शक्ति के 


` द्वारा तीन लोकों की रक्षा के निमित्त अकेले राम-रूप में प्रकट हाता 


है| द्वापर में वह वेदको चार भागों में विभक्त करने ओर इससे 
अनेक शाखाये' निकालने के लिए व्यास-रूप में अवतरित होता है । 
द्रापर के अन्त में वह राक्षसों के नाश के लिए वासुदेव रूप में; और - 
कलियुग में सबको मारने और युगों के चक्र को नये सिरे से शुरू 
करने के द्विए वह ज-ष-व (१) ब्राह्मण के पुत्र कलि के रूप में प्रथ्वी 
पर आता है । यही उस (विष्णु) का काम है ।? 

उसी पुस्तक में अन्यत्र लिखा है -- विष्णु, जा नारायण का ही 
दूसरा नाम है, वेद को चार भागों में विभक्त करने के लिए प्रत्येक 
द्वापर के अन्त में आता है, क्योंकि मलुष्य दुर्बल हैं और सारे वेद 
पर चलं नहीं सकते । मुखमण्डल में बह व्यास के सदृश होता है ।?? 

नीचे की सूची में इम उसके नामों को दिखल्ाते हैं, यद्यपि ये 
नाम भिन्न-भिन्न स्रोतों में भिन्न-भिन्न हैं । यहाँ बर्तमान या सातवें 

सातवें मन्वन्तर के मन्वन्तर के वीते हुए चतु्युगों में प्रकट होने- 
व्यासें की गिनती । - बाले व्यासों की गिनती दी गई है । 


(७७-0०. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


| कृष्ण 


३७० 

FEES 
१ | स्वयम्भू | १६ 
२ | प्रजापति | १७ 
३ | उशनस्‌ ¦ १८ 
४ | बृहस्पति १४ 
५ | सवितृ २० 
६ मृत्यु. | २१ 
हद छ रा तिक २२ 
८ |वसिष्ठ | २२ 
& | सारखत | २४ 
१० | त्रिधामन्‌ २५ 
११ |त्रिबृष | २६ 

| १२ । भरद्वाज | २७ 
१३ | अन्तरिच्त २८ 
| ष ४. |वप्र(!?) ¡| २४ 
१५ | त्रय्यारुण | 


| ऋणज्येष्ठ (१) 


अलबेरूनी का भारत । 


घनजय 
कृतजय 


भरद्वाज 
गौतम 
उत्तम 
हर्यात्मन्‌ 
वेद-व्यास 
वाजश्रवस्‌ 
सोमशुऽ्म 
भागव 
वाल्मीकि 


द्रोण का पुत्र अश्वत्थामन्‌ । 


कृष्ण द्वैपायन पराशर का पुत्र व्यास है। उनतीसवाँ व्यास 
अभी नहीं हुआ परन्तु भविष्यत्‌ में होगा । 


विष्णु-ध्मं नाम्नी पुस्तक कहती है:--““हरि, अर्थात्‌ नारायण, के 


विष्णु-घरम्म से 
अवतरया । 


नाम भिन्न-भिन्न युगों में भिन्न-भिन्न होते हैं। वे ये 
हैं-वासुदेव, सङ्कर्षण, दुन्न और अनिरुद्ध |” 


में समझता हूँ ग्रन्थकार ने यहाँ उचित अनुक्रम का खयाल नहीं 
रक्खा, क्‍योंकि वासुदेव ते चार युगों के अन्त का है। 
वही पुस्तक कहती है--“विभिन्न युगों में उसके रङ्ग भो विभिन्न 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छयालीसवाँ परिच्छेद । ३७१ 


होते हैं। कृतयुग में वह सफेद, त्रेता में लाल, द्वापर में पीला, 
( यह पिछला उसके नर-देह धारण करने का पहला रूप है ), ओर 
कलियुग में काला होता है ।?? 

ये रङ्ग उनके तत्वज्ञान की तीन आरम्भिक शक्तियों से कुछ मिलते 
हुँ, क्योंकि उनके मतानुसार सत्व स्वच्छ श्वेत, रजस लाल, अर तमस 
काला है । इस पुस्तक के किसी अगले परिच्छेद में हम ए २०० । 
उसके इस पृथ्वी पर अन्तिम अवतार का वर्णन करेंगे । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सेतालीसवाँ परिच्छेद । 


वासुदेव ओर महाभारत के युद्ध पर । 


संसार का जीवन वोने और उत्पन्न करने पर निर्भर करता है। ये 
मानव-जाति के इतिहास के दोनों क्रियायें का्-क्रम से बढ़ती हैं, भार यह 
खापसाटक्रसका सोहश्य । वृद्धि अपरिमित है पर संसार परिमित है। 

जब पाधों या जन्तुं की किसी श्रेणी की बनावट में वृद्धि का 
होना बन्द हो जाता है, और उसका विशेष प्रकार उसकी अपनी जाति 
क रूप में स्थिर हा जाता है, जव इसका प्रत्येक व्यक्ति एक ही दफे 
पदा आर नष्ट नहीं होता, प्रत्युत अपने सहश एक था इकट्रे अनेक 
भूत उत्पन्न करता हे, आर एक ही बार नहीं बल्कि अनेक बार उत्पन्न 
करता हें, तब वह पोधों या जन्तुम्रों की अकेली जाति के रूप में 
प्रथ्वों का घेर लेती है, आर अपने आपको और अपनी जाति का उस 
सार प्रद्श पर फला देती है जो उसे मिल्न सकता है । 

किसान अपना अनाज छाँटता है, जितने की उसे आवश्यकता 
हाता दे उतना उगने देता है, ओर बाकी का उखाड़ डालता है। 

जङ्गल का रखवाला जिन शाखाओं को उत्कृष्ट समझता है उनको 
छोड़ शेष सबका काट डालता है। मधु-मक्खियाँ अपने में से उन 
मक्खियों को मार डालती हैं जो केवल खाती ही खाती हैं और छत्ते 
में काम कुछ नहीं करतीं । 

सृष्टि का काय भी इसी प्रकार होता है; परन्तु इसमें विवेचना | 
नहीं है, क्योंकि इसका काम सभी श्रवसाग्रों में एक ऐसा होता है। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ना 


सेंताल्लीसवाँ परिच्छेद । ३७३ 
वह पेड़ों के पत्तों और फलों का नष्ट होने देती है, और इस प्रकार उन्हें 
उस परिणाम का अनुभव करने से राकती है जिसको प्रकृति के प्रबन्ध 
में पैदा करने के लिए वे बनाये गये हैं। वह उनको दूर कर देती है 
जिससे दूसरों के लिए स्थान हा जाय। 

जब पृथ्वी के अधिवासियों के वहुत ज्ञियादा बढ़ जाने से यह 
विनष्ट या विनष्ट-प्राय हो जाती है, ता इसका राजा--क्योंकि इसका 
राजा है और उसकी सर्वव्यापिनी रक्षा इसके प्रत्येक कण में दिखाई 
दे रही है--इस बहुत अधिक संख्या को घटाने और जा कुछ इसमें 
बुरा है उसे काट फेंकने के लिए एक दूत भेजता ह्रै। 
हिन्दुओं के विश्वासानुसार, इस प्रकार का एक दूत वासुदेव है; 
जा पिछली दफे मनुष्य रूप में भेजा गया था, झर वासुदेव कहलाया 
वासुदेव के जन्म की था । यह वह समय था जब पृथ्वी पर राक्षस 
कथा । बहुत ज़ियादा थे और प्रथ्वी उनके अत्याचार 
से परिपूर्ण थी; उनकी सारी संख्या को उठाने में असमर्थ. होने के 
कारण यह डालती ओर उनके चलने की तीब्रता से यह काँपती 
थी । तव. मथुरा नगरी में उस समय के राजा, कंस, की भगिनी कं 
गर्भ से वसुदेव के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ । वह एक पशु पालचंवाला, 
नीच शूद्र, जट्ट परिवार था | कंस ने अपनी भगिनी के विवाह के समय 
एक आकाश-वाणी-द्वारा सुना था कि मेरी मत्यु इसके पुत्र के हाथ से 
होगी; इसलिए उसने मडुष्य नियत कर रक्खे थे ताकि जिस नय 
उसके कोई सन्तान उत्पन्न होः वे उसी समय उसे उठा कर उसके पास 
ले आवें, और वह उसके सभी बच्चों को--क्या लड़का भ्रौर क्या 
लड़की--मार डालता था । अन्ततः, उसके यहाँ वलभद्र उत्पन्न हुआ, 
सार नन्द खाले की खी, यशोदा, बालक को उठाकर अपने घर ले 
गई । वहाँ उसने उसे कंस के गुप्तचरों से छिपा रक्खा । इसके वाद 


| 
क 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha s 
“3 


` - जा | 


३७४ अलबेरूनी का भारत | 


वह आठवां बार गर्भवती हुई, और भाद्रपद मास के कृष्ण पत्त के 
आठवें दिन की बरसाती रात को, जब चन्द्रमा रोहिणी नचत्र में चढ 
रहा था उसने वासुदेव को जन्म दिया । चूँकि -पहरेदार से गये थे 
आर पहरे पर कोई न था इसक्षिए पिता बालक को चुपके से उठा- 
कर नन्द्कुल, अर्थात्‌ यशोदा के पति, नन्द, की गोशाला में ले गया। 
यह गोशाला मथुरा के समीप थी; परन्तु इन दोनों स्थानों के बीच 
यमुना नदी बहती थी । वसुदेव ने नन्द की लड़की के साथ लड़के का 
अदलबदल कर लिया। यह लड़की सुयोग से इसी समय उत्पन्न हुई थी 
जब वसुदंव लड़के का लेकर वहाँ पहुँचा ही था। उसने अपने पुत्र के 
स्थान म यह लड़को पहरेवालों को दे दी । राजा कंस बालिका को ' 
सारना ही चाहता था कि वह वायु में उड़कर अन्तर्धान हो गई । 
वासुदेव अपनी दूध-माँ, यशोदा, की रक्षा में पलने लगा । यशोदा 
का यह मालूम न था कि यह कन्या के वदले में आया हुआ लड़का 
ह | परन्तु कस का इस बात की कुछ-कुछ खबर हो। गई । उसमे छल 
आर कपट की चालं से वालक को अपने काबू में लाने का यत्न किया 
परन्तु वे सव चालें उसके विरुद्ध बैठी | अन्ततः, कंस ने उसके माता- 
पिता से कहदला भेजा कि उसे (वासुदेव को) मेरे सामने कुश्ती लड़ने 
क ख्विए भेजो | अब वासुदेव सवके साथ आद्धयपुणे बताव करने लगा | 
रास्ते में एक सरोवर में कमलों की रक्ता के लिए उसकी मौसी ने 
एक सप नियत कर रक्खा था। वासुदेव ने उस साँप के नथनों में से 
लगाम को तरह एक रस्सी डाल दी। इससे उसकी मेसी बहुत अप्रसन्न 
हुई । इसके अतिरिक्त, उसने उसके धोबी को मार डाला था क्योंकि ' 
उसने कुश्ती लड़ने के लिए उसको कपड़े उधार नहीं दिये थे । उसने 
अपनी सहचरी लड़की का बह चन्दन छीन लिया था जिसका | 
पहलवानों पर लेपन करने की उसे श्राज्ञा मिली थी | अन्ततः 


पृष्ठ २०१ 


बह 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सँतालीसवाँ परिच्छेद । ३७५ 


वह उस मस्त हाथी को मार चुका था जो कंस के द्वार के सामने 
उसको मारने के लिए खड़ा किया गया था । इन सव घटनाओं को 
देखकर कंस का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसका पित्त फट गया ओर 
बह वहां मर गया । तव उसके स्थान में उसकी भगिनी का पुत्र, 
वासुदेव, राज्य करने लगा । 

वाशुदेत्र का प्रत्येक मास में एक विशेष नाम होता है । उसके 
अनुयायी मासों को मार्गशीष से आरम्भ करते हैं, ओर वे प्रत्येक 

भिन्न-भिन्न मातो में मास को ग्यारहवें दिन से शुरू करते हैं क्योंकि 
वासुदेव के नाम । डस दिन वासुदेव प्रकट हुआ था । 


नीचे की सूची में मासों में वासुदेव के नाम दिखलाये गये हैं । 
म सासाहिमुला सुरत म म न 
| : । वासुदेव के नाम।| मास । वासुदेव के नाम | 
मार्गशीर्ष | केशव ज्येष्ठ त्रिविक्रम 
| पोष नारायण आषाढ़ वामन 
| माघ माधव श्रावण | श्रीधर 
फाल्गुन गोविन्द भाद्रषद | हृषीकेश 
॥ चैत्र विष्णु आश्वयुज पद्मनामि 
*| 
| वैशाख मधुसूदन कात्तिक दामोदर 


वतन लत न््न्तन म तिज 

अब कंस के साले को क्रोध आया, उसने शीघ्रता से मथुरा का 
~ 

कूच किया, वासुदेव के राज्य पर अधिकार कर लिया, और उसे 


वासुदेव की कथा सागर में निर्वासित कर दिया । तब सागरतट 


(७ 
का शेषांश | के निकट बरोदा नामक सोने का एक ढुग 
अकट हुआ, और वासुदेव उसमें रहने लगा । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 


३७६ अलबेरूनी का भारत । 


पाण्डु के पुत्र अपने चचेरे भाइयों, कौरव (अर्थात्‌ धृतराष्ट्र) के 
पुत्रों के अधिकार में थे । धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने पास बुलाकर उनके 
साथ पाँसा खेला । आखिरी बाज़ी उनकी सारी सम्पत्ति थी | वे अधिक 
और अधिक हारते चले गये, यहाँ तक कि उसने उन पर द्स 
वर्ष से अधिक काल के देश-निकाले और देश के किसी ऐसे दूरस्थ 
अञ्चल में जहाँ उन्हें काई न जाने छिपे रहने की शर्ते लगा दी। यदि वे 
इस शर्ते को तोड़ दें ता उन्हें उतने ही वर्षो के लिए और निर्वासित 
हना पड़ेगा । यह शर्ते पूरी की गई, परन्तु अन्त को उनका लड़ाई के 
लिए बाहर निकलने का समय आया । अब प्रत्येक दल अपनी सारी 
सैन्य को इकट्ठा करने और सहायकों के लिए प्राना करने लगा , यहाँ 
तक कि अन्त को तानेशर के मैदान में प्रायः असंख्य सैन्य एकत्रित 
हो गई । सारी सेना अठारह अक्तौदिणी थी । प्रत्येक पत्त वासुदेव को 
अपना सहायक वनाना चाहता था । इस पर उसने कहा कि या ते 
मुझे ले लो, या सेना-सहित मेरे भाई बलभद्र को । परन्तु पाण्डु के 
पुत्रों ने उसे लेना अच्छा समभा । वे पाँच मनुष्य थे--उनका सर- 
दार युधिष्ठिर, उनमें वीर-शिरोमणि अर्जुन, सहदेव, भीमसेन, और 
नकुल । उके पास सात अचौडिणियाँ थीं; और उनके शत्रु उनसे 
बहुत ज़ियादा थे । यदि वासुदेव के निपुण उपाय न होते और यदि 
वह उन्हें यह न सिखाता कि किस प्रकार लड़ने से उनकी विजय 
होगी तो उनकी स्थिति अपने शत्रुओं की अपेक्षा कास अनुकूल हा जाती 
परन्तु अव उनको जीत हुई; वह सारी सेना नष्ट हो गई, और उन 
पाँच भाइयों के सिवा और कोई न बचा । इसके बाद वासुदेव अपने: 
निवास-स्थान को. लौट आया, और, अपने परिवार-सहित जिसकी 
यादव कहते थे, मर गया । पाँचों भाई भी, उन युद्धों के अन्त पर, वर्ष 
की समाप्ति के पहले ही मर गये । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्र LS ७ = 
सेतालीसतवाँ परिच्छद । ३७७ 


वासुदेव ने अज्जुन के साथ सलाह कर रक्खी थी कि वे बायें 
हाथ या वाई आँख के फड़कने का इस वातत को एक गुह्य सूचना 
वासुदेव और पांच समभेंगे कि उसके साथ कोई घटना घटी है । 
पाण्डव भाइयों की समाति। उस समय दुर्वासा नाम का एक पुण्यात्मा 
ऋषि रहता था । अब वासुदेव के भाई-बन्धु और नातेदार बड़े भ्रवि- 
वेकी और ईर्व्यालु लोग थे । उनमें से एक ने अपने कोट के नीचे एक 
नया तवा छिपा लिया, और ऋषि के पास जाकर, हँसी के तार पर, 
पूछने लगा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा । ऋषि ने कहा 
पेट में कोई ऐसी चीज़ है जो तेरी आर तेरे सारे वश को मत्यु का कारक 
होगी |? जव वासुदेव ने यह सुना ता उसे बहुत खेद हुआ, क्याकि 
बह जानता था कि ये शब्द सत्य हुए बिना न रहेंगे। उसन आज्ञा 
दी कि तवे को रेती के साथ चूर-चूर कराकर पानी में फेंक दिया 
जाय | ऐसा ही किया गया | इसका केवल एक छोटा सा ढकड़ा 
बच रहा जिसको रेतनेवाले कारीगर ने तुच्छ समक कर छाड 
दिया। इसलिए उसने इसे वैसे का वैसा पाना म फक दिया । उसे 
क मछली निगल गई; वह मछली पकड़ी गई, आर करत 
क्रो वह टुकड़ा उसके पेट में मिल गया। उसने समभा 
कि मेरे तीर के लिए इसकी वहुत अच्छी नाक वनगा । 
जब पूर्वनिरूपित काल आया, वासुदव सागर तट पर एक पेड़ क 
नीचे एक टाँग दूसरी टाँग पर रक्खं बैठा था । कैवतं ने भूल से उसे 
मृग समझ तीर मारा, और उसके दायं पर का आहत कर दिया । 
यही घाव वासुदेव की मत्यु का कारण हुआ । उसा समय अजुन का 
बायाँ पारशव, और फिर उसकी बाँह फड़कने लगी । अते उसके भाई 
, सहदेव ने आज्ञा दी कि तुम किसी व्यक्ति का आलिङ्गन न करना 
अन्यथा तुम्हारा सारा बल जाता रहेगा (?) । अजुन वासुदव के पास 


पष्ट २०२ 


CC-0..In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७८ भ्रलबेरूनी का भारत । 


गया, परन्तु जिस दशा में वह था उसके कारण उसका आलिङ्गन न 
कर सका | वासुदेव ने अपना धनुष मंगवा कर अजुन के हाथ में दे 
दिया । अजुन ने उस पर अपने बल की परीक्षा की । वासुदेव ने उसे 
आज्ञा दी कि मृत्यु के पश्चात्‌ मेरे शरीर को तथा मेरे नातेदारों के 
शरीरों को जल्ला देना, और मेरी खयां को दुर्ग में से ले जाना। 
इसके वाद्‌ वह मर गया | 
तवे को रेतने से जा लोह चून या लोहे के कण गिरे थे उनसे 
वर्दी नामक एक झाडी उग आई थी । इस बर्दी के पास यादव आये 
और उन्होंने बैठने के लिए इसकी शाखाओं के बण्डल बाँध लिये । 
जव वे वहाँ सुरा-पान कर रहे थे उन लोगों के बीच झगड़ा हो गया; 
चे एक-दूसरे को बर्दी के बण्डलों के साथ पीटने लगे, और उन्होंने 
एक-दूसरे का मार डाला । यह सारी घटना सर्सती नदी के मुहाने के 
समीप हुई, जहाँ यह नदी सोमनाथ के स्थान के निकट समुद्र में 
गिरती है । | 
जो कुछ वासुदेव ने कहा था अञ्जुन ने वह सब किया । जब वह 
द्वियों को ला रहा था तब लुटेरों ने उस पर अकस्मात्‌ आक्रमण किया । 
अब अजुन अपने धनुष को कुङ्ाने में भ्रसमर्ध था | उसने अनुभव 
किया कि मेरी शक्ति जा रही है | उसने धनुष का अपने सिर के ऊपर 
चक्राकार घुमाया । जो खियाँ धनुष के नीचे खड़ी थीं वे सब बच गईं, 
पर बाकी को लुटेरे पकड़ कर ले गये । अत्र अजुन ओर उसके भाइयों 
ने देखा कि भ्रव अधिक जीने से कुछ लाभ नहीं, इसलिए वे उत्तर 
की ओर जाकर उन पर्वतों में घुस गये जिनका हिम कभी नहीं 
पिघलता । शीत के कारण वे एक-दूसरे के बाद मरने लगे और अन्त 
को भ्रकेला युधिष्ठिर ही शेष रह गया । उसने स्वर्ग में प्रवेश करने की 
प्रतिष्ठा लाभ को, परन्तु खर्ग में जाने के पहले उसका नरक में से 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सैँतालीसवाँ परिच्छेद । ३७४ 


गुज़रना आवश्यक था क्योंकि वासुदेव रौर अपने भाइयों को 
प्रार्थना पर अपने जीवन में वह एक बार झूठ बोला था । उसने द्रोण 
ब्राह्मण को सुनाकर ये शब्द कहे थे-“श्रश्वत्यामन्‌, हाथी, मर 
गया है |” बोलते समय वह अश्वत्थामन्‌ और हाथी के बीच कुछ देर 
ठहर गया था जिससे द्रोण ने भूल से यह समझ लिया कि मेरा 
पुत्र मर गया है। युधिष्टिर ने देवताओं से कहा- यदि ऐसा होना 
आवश्यक ही है ते नरक में पड़े हुए लोगों की ओर से मेरा 
माध्यस्थ्य खीकार कीजिए; वे सब यहाँ से छाड दिये जाय ।”? जब 
उसकी यह कामना पूरी दो गई तब वह स्वगं में चल्ला गया | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


FINS: रे जि 


अड़तालीसवाँ परिच्छेद । 


अक्तोहिणी की व्याख्या । 


प्रत्येक अचौहिशी में १० अनीकिनी होती हैं। 


११ अनीकिनी .,,. ३ चमू त 
११ चयू EF) ३ टृतचा १३ 
1१ पृतना „» २ वाहिनी न 
दि ३ ५) „ ३. गण 5 
95 गण १99 ३ गुल्म 3) 
22 गुल्म 22 १ सेनामुख 27 
22 सचाझुख 95 ३ पत्ति 99 
95 पत्ति 5) ३ रथ 


3? 


रातरज स रथ रुख़ कहलाता है परन्तु यूनानी इसे युद्ध का रथ 
। इसका रचना मङ्कलूस ( मिटिलोल ? ) द्वारा एथन्स में 
इई था, आर एथन्स निवासियों का मत है कि सबसे पहले हम ही 
युद्ध के रथ पर चढ़े थे । परन्तु उस समय के पूर्वे ही भफ्रोडिसि- 
यास नामक हिन्दू उन्हें बना चुका था जब कि वाह जलडावन क 
काई 5०० वष वाद मिस्र देश पर राज्य करता था। उनको दो 
घोड़े खेंचा करते थे। 
यूनानियों की कथा इस प्रकार है--हेफोस्टोस एथीनी से प्रेम 
करता और उसे अपने अधिकार में लाने की कामना करता था , परन्तु 
उसने इन्कार कर दिया और अविवाहित रहना ही पसन्द किया । 
अव वह एथन्स के देश मे छिप गया और उसे बलात्कार पकड़ लाने 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अड़तालीसवाँ परिच्छेद । ३८१ 


की ठानी । परन्तु जब एथीनी ने उसके वरळी मारी तव उसने उसे 
छोड़ दिया । उसके प्रथ्वी पर गिरे हुए रक्त के एक बिन्दु से एरिच 
ोनियास पैदा हुआ । वह सूर्य के मीनार के सदृश रथ 
पर पहुँचा, बागों को पकड्नेवाला उसी के साथ सवार 
था । हमारे समय के घुड़दीड़ के चकर, अर्थात्‌ दौड़ में दौड़ने और 
रथों को दौड़ाने की रीतियाँ भौ ऐसी ही हैं । 


प २०३ 


इसके अतिरिक्त एक रथ में एक हाथी, तीन सवार, और पाँच 
प्यादे भी शामिल होते हैं । 
लड़ाई के आयोजन, छावनी के डालने और छावनी को उठा लेने 
के लिए ये सब अनुक्रम और विभाग आवश्यक हैं । 
एक अद्चौहिणी में २१८७० रथ, २१८७० हाथो, ६५६१० 
सवार और १०४३५० प्यादे होते हैं । 
प्रत्येक रथ में चार घोड़े और उनका सारथि, तीरों से सुसज्जित 
रथ का स्वामी, बरछियाँ लिये उसके दा साथी, एक रखबाला जो 
स्वामी की पीछे से रक्षा करता है, आर एक छकड़ा हात हैं । 
“प्रत्येक हाथी पर ये लोग वैठते हे-हाथो का नायक, अर 
उसके पीछे उप-नायक, जिसको गद्दी के पीछे से हाथो का आँकुस 
से चलाना पड़ता है, गद्दी पर बैठा हुआ तीरों से सुसज्जित स्वामी, 
और उसके साथ ही बरळीवाले उसके दे साथी आर उसका भण्ड 
है।हव (? ), जो अन्य श्रवसरों पर उसके आगे-झागे चलता है । 
तदनुसार रथां और हाथियों पर बैठनेवाले लोगों की संख्या 
२८४३२३ होती है । घोड़ों पर चढ़नेवाज्ञों की संख्या 5७४८० होती 
। एक अक्षौहिणी में हाथो २१८७०, रथ सी २१८७०, घोड़े 
१५३०४०, और मनुष्य ४५४२८२३ होते हें । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८२ अलबेरूनी का भारत। 


एक अक्षौहिणी के सजीव प्राणियों, हाथियों, घोड़ों, और मनुष्यो 
की सारी संख्या ६३४२४३ होती है; अठारह अचौँहिणियों के 
लिए यही संख्या ११४१६३७४ होती है, अथात ३४३६६० हाथो, 
२७५५६२० घोड़े, अर ८२६७०४४ मनुष्य । 
EN क. न्ह a 
यह अक्तौहिणी ओर उसके जुदा-जुदा भागों की व्याख्या है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` यहाँ यह मालूम नहीं होता कि 


^ 
टाका । 
हु हे as 
पृष्ठ ३८ शुक्र से शानक का ऐतिह्य शायद विष्णु-धम्मं से लिया 
गया है | 
पृष्ठ ३० इस अवतरण को तीसरी पुस्तक, दूसरे अध्याय क 
साथ मिलाओं । 
पृष्ठ ३१ वसुक्र । यह पाठ यथार्थतः अरबी-न्वहों के अङुरूप 
~~ 
नहीं । उनके अनु स्तार इसे वशुक्र पढ़ना चाहिए । पहला नाम मन 
इसलिए पसन्द किया है क्योंकि सेंट पीटर्स वर्ग के कोश ( 50. 


हि वैदिक पन्नों के हे 
- Petersburg dictionary ) में यह नाम वेदिक मन्त्रां क एक कवि 


का लिखा है | । 

पृष्ठ, ३२ व्यास के चा! शिष्य थे। देखे विष्णु-पुराण, तीसरी 
पुस्तक, चैथा अध्याय । ह 

पृष्ठ ३९ एक विशेष प्रकार का पाऽ। यह चार पाठा, पद्पाठ, क्रम- 
पाठ इत्यादि का वर्णन है। 4 

पृष्ठ ३३ काण्ड । यह स्पष्ट है कि (57१४ शब्द यजुवद्‌ के विभागों 

~ सद he ६०७ 

को बतल्ला रहा दै जिनकी कण्डिका कहते हँ । यजुवद्‌ का पाठ कारी 
का बना है, और इसका नाम ( यजुर्वेद का नाम ? इसका कौनसा 
नाम ? ) इससे (कारी से ) निकला है, अर्थात्‌ कारी का सङ्रह । 
प्रन्थकार यजुर्वेद के कौन से नाम को 
कारी से निकला हुआ वताता है । क्या यजुर्वेद का कोई काण्डिक 
या काण्डिन्‌ नाम भी है जिसका आर्श ऋण्डिकाओं का बना हुआ हो । 


२० 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


म 


३८४ अलबेरूनी का भारत | 


कारी=कण्डिका में ड का अरबो में र क है. सै 
a हर: ~ टर 3 दिया गया ह , जसा 
कि: कुडव gy व्याड, रछ गरुड़ ,,,० द्रविड़, 5) नाडी, 
हर ~ _ >> आई ८2 यह A A OQ ह 
5) विनाड़ी, आर ८7> वैदूय इत्यादि में । दीघ इ प्रत्यय भारतीय 


७५ 


वाणी के देशीय रूप का विशेष गुण मालूम होता है, और सम्म- 
वतः यह अधिक प्राचीन प्रत्यय कि का बचा हुआ है। 01. 1३ 1401110 
“Comparative Grammar of the Gaudian Languages.” 

` शष्ठ ३३ । याञ्ञवस्क्य--ढेखेो विष्णु-पुराश, तीसरी पुस्तक, 
पोचवो अध्याय । 


पृष्ठ ३७ स्टति--्न्थकार भूल से इसे पुस्तक आहता है। ये नीति 
की पुस्तकें हैं, और यहाँ लिखे ब्रह्मा के बीस पुत्र धर्म्म-शाल्रों के 
रचयिता हैं । 

अलवेरूनो कमी-कमी स्मृति नाम की पुस्तक का अवतरण देता है। . 
परन्तु उसके पास यह पुस्तक न थी । उसने वे अवतरण ब्रहमुप्र के 
नह्ासिद्धान्त से लिये थे । वास्तव में त्रह्मगुप्त ने स्मृति के अवतरण दिये 
है । चूंकि, उसके मतानुसार, स्मृति की पुस्तक मनु ने बनाई थी ) इस- 
लिए उसका अभिप्राय मनु के धरम्म-शास्न से है। इस धम्मै-शाल्न की 
ओर अलबेरूनी ने केवल एक ही जगह साफ तार पर इशारा किया है, 
परन्तु हद भी ऐसी रीति से जिससे मैं समझता हूँ यह पुस्तक उसके 
हाथों में न थी । मनु पर, बड़े मानस ( राशित तथा फलित-ज्ये।तिष 
का एक पुस्तक ?) के रचयिता के रूप में | 


इछ ३८ न्यायभाषा-¬ ;४७.५ को मेरा न्यायसाषा पढ़ना शायद 
सान्दिग्ध मालूम होता है, क्योंकि पुप्तक के विषय का गौतम के न्याय- 
दशन से कुछ भी सम्बन्ध नहीं,परन्तु यह जैमिनि के मीमांसा से स्पष्टतया 
अभिन्न प्रतीत होता है । किन्तु मैं नहों जानता कि इस शब्द को और 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । Ei 


किस तरह पढ़ा जाय । यह भी ज्ञात नहीं कि कपिल ने कोई ऐसा 
ग्रन्थ लिखा है । 

मीमांसा--कपिल के विपरीत, जैमिनि वेद को सनातन ओर 
अपौरुषेय बताता है | यह सिद्धान्त और जिन-जिन विवादों में से यह 
गुज़र चुका है वे सब इसलाम के ,कुरान-सम्बन्धो इतिहास में भी पाये 
जाते हैं | इसलाम की दृष्टि में कुरान भी सनातन और असानुषिक है । 

लौकायतः लोकायत पढ़ो-यह चारवाक मत का जड़वाद-सम्वन्धी 
सिद्धान्त है कि इन्द्रियां की उपलब्धि ही प्रमाण का एक-मात्र साधन 
है । इसके लिए देखिए-बेदान्तसार शोर सर्वदशनसंग्रह । 

बृहस्पति इस सम्प्रदाय का प्रवर्तक है; भास्कराचार्य ने उसके 
सूुत्र--बाहस्पत्यसूत्रम--का अवतरण दिया हे । 

पृष्ठ ३-८. भारत, अर्थात्‌ महाभारत। भगवद्गीता इसका एक भाग 
है । वासुदेव के जन्म और पाँच पाण्डवो की कथा महाभारत सेली 
गई है । मुझे इस बात का पूर्ण निश्चय नहीं कि अलबेरूनी क पास 
इस पुस्तक की कोई प्रति मौजूद थी । इस पुस्तक के अवतरण देते 
समय वह इस बात का उल्लेख नहीं करता । यदि यह पुस्तक उसक 
पास होती ते वह प्रायः इसका उल्लेख कर देता । 

पृष्ठ ३४. अलबेरूनी ने महाभारत के पर्वों की जो सूची दी 
उसका वास्तविक पर्वों से स्पष्ट मेद है । 

पृष्ठ ४२. पाणिनि-- हस्तलेख में पॉरिति, <> ९, जिसको में 
समझ नहीं सका । यदि शुद्ध पाठ ७५७. है, तो हमें स्मरण रखना 
चाहिए कि ण को आवाज़ मं र मिला हुआ है । इसी प्रकार अलव- 
रूनी ने वणिज को /:,> वनिज लिखा है। इसके अनुसार हम ८१२) 
पार्निनि की आशा करनी चाहिए, परन्तु ग्रन्थकार न॑) ७; पाँरिनि 
लिखा है, यह मालूम दता है। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८६ अल्लबेरूनी का भारत । 


पृष्ठ ४२. ८३६% शिष्यहित। यह गोटिङ्गन के प्रोफेसर कीलहार्ई 
ने बतलाया हे । 

पृष्ठ ४३. सातवाहन--इस नाम के अन्य रूप सालवाहन, सालि- 
वाहन हँ; परन्तु अलबेरूनी साफ तौर पर समलवाइन लिखता है ! 

पृष्ठ ४३. मौदकम्‌ के स्थान में मोदकम्‌ = मा उदकम्‌ पढ़ो । 

एछ ४४. अबुल अ्रसवद, इत्यादि, साहित्यिक ऐतिह्य के अनुसार 
उनके व्याकरण-शास्त्र का उत्पादक है । 

पृष्ठ ४५. पिङ्गल । >> चलितु, ८... गैसितु, ०७८५, । लि 
यान्ठु के संस्कृत रूप क्या हैं ? 

एए ४६. अलखलील अरबी साहित्य में छन्द :शास् का पिता है 

Cf. G6. Fligel, Grammatische Sehulen der .A_raler 
IB 

रछ ४७. बढ्चुक्‌ कमसलि सिफृतिक व फमुक बिसभ्रतें 
शक़ातक” अरबी अक्षरा में यह इस प्रकार लिखा है 


as ४७५० ७४5 , Siti ORS ५५७५ (स रा ) 


उछ ४६. हरिम | इस तास के किसी असिधान-प्रणेता का मुझे 


पता नह । हस्तलेख में साफ हरिउद्द लिखा है, जो संस्कत के अनेक 
दूसरे रूपों का भी प्रकट कर सकता है । 


पृष्ठ ११. चरण का अत्येक तत्त्व, इत्यादि । इस उदाहरण में बताये 
नियम की इससे अगले उदाहरण में प्रयुक्त नियम से इतनी भिन्नता 
है कि पहले में १ का घटाना (“और घात (४) से वह १ निकाल देता है?) 
छूट गया है। परन्तु यदि हम उदाहरण के अनुसार नियम के पाठ को 
शुद्ध भा कर ता भो यह शुद्ध नहीं हो सकता। हम अलबेरूनी से इस 
वात में सहमत हैं कि इस्तलेख में ज्ञरूरः कोई खराबी होगी ॥ 


५ 2) 
CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


NS 


टीका । ३८७ 


क्योंकि इसका प्रयोग सारे आठ पादों पर नहीं, प्रस्युत केवल दो 
पर ही हो सकता है, उदाहरणार्थ इन दो पर 
॥<(२५२=४, ४-१=३, ३१८ २८ ६,६-१८५ ) 
अर 
। < ।(२५२=४, ४-१=३, ३५२=६ ) 
अर्थात्‌ ये दो पद्‌ विन्यास में पाँचवें और छठे स्थानों पर होते हैं । 
पृष्ठ ५२. यूनानी भी, इत्यादि । यूनानी छन्दों के साथ मिल्लान 
अस्पष्ट है, क्योंकि अरबी पाठ ज़रूर कुछ छूट गया है । मूल अरबी में 
यह पाठ इस प्रकार है ।-- 


0912119 “9029 wy 5 ~ ०७0 SS yale . 


buy |) ya i, 
यहाँ (८2०५० शब्द अरबी का नहीं मालूम होता । यह शायद 
यूनानी है । इसका अर्थ 59119010 है जिसको हमने भाषा सं अक्षर? 
लिखा है | ( स० रा० ) 
पृष्ठ ५२. व्यजन या अक्षर । मैं समभता हूँ अन्थकार का अभिप्राय 
अचार से दै । अरबी शब्द _92 के अर्थ, संस्कृत शब्द अचर का तरह, 
वाक्य का अंश 59119010 और आवाज (प्रायः व्यजन) दोनों हैं । 


आर्या | यह पाठ मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि इस्तलेख मं 
अरळ लिखा है, जिसका अर्थ सैं कुछ नहीँ लगा सकता । ग्रन्थकार 
का दिया वर्णन आयां छन्द पर लागू हो सकता है। इस छन्द का 
ज्ञान उसे ब्रह्मगुप्त के ब्रक्षसिद्धान्त के अध्ययन से हो सकता था । 


श् में इस 
पृष्ठ ५५. खफ़ीफू | यह अरबी छन्द पश्चिमी रूप म ई 


प्रकार प्रकट किया जा सकता है— 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


sal 


३८८ अलबेरूनी का भारत । 


पछ ५५. इत्त। ८५ (बरत) का और भी कुछ पढ़ा जा 
सकता है । हस्तलेख में उतु है । 

पछ ६३. मैंने केवल एक ही पष्ठ देखा है । इस अनुवाद के स्थान 
में यह चाहिए, “मैंने केवल एक ही प्रष्ठ का अध्ययन 
किया है ।?? 

इछ ६५. सिद्धान्त | सिद्धान्तो के साद्िय पर भ्रँगरेज्जी में 
E. Burgess, Surya Siddhanta (३० बर्गस -का किया 
सूयेसिद्धान्त का अनुवाद ) 72. 418-4122 देखा जा सकता है। 

श्रीपेंण 'ष? के स्थान ख के साथ लिखा है, जेसे कि 
भाषा = भाखा । 
शठ ६४, ६६. बह्गुप्त,--इसके ग्रन्थ, त्रह्मसिद्धान्त, का अ्ल- 
वरूना न बहुत उपयोग किया है। अलबेरूनी ने इसका अरबी में 
अबुवाद किया ( १०३० ईसवी ) । हम नहों जानते कि उसने इसे 
कभा समाप्त भी किया था या नहीं । 

वह्मगु् अभी तीस ही वर्ष का था जव उसने यह पुस्तक लिखी | 
उस पर यह दोष लगाया गया है कि उसने अपने राष्ट्र के धर्मान्ध 
पुराहितां और मूखे प्राकृत जनों को प्रसन्न करने के लिए झूठ और 
असारता का प्रचार करके श्रपने आत्मा के विरुद्ध पाप किया था 
जिससे बह उन सङ्कटा से बचा रहा जिनमें पड़कर कि सुकरात ने 
णय थे। इसके अतिरिक्त अलबेरूनी उस पर आर्यभट्ट कै साथ 
अठाचत शत्रुता का भी दोषारोपण करता है । 

पूर्वीय सभ्यता कं इतिहास में रह्मन का स्थान बडा ही प्रतिष्ठित है। 
अरवियों के टोलमी (बतलीमूस) से परिचित हे।ने के. पहले उसी ने उनका 
ज्यातिष सिखलाई थी; क्योकि अरबी-साहित्य की प्रसिद्ध पुस्तक 
सिन्द-हिन्द, जिसका बार-बार उल्लेख हुआ है परन्तु जा श्रभी प्रकाश 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । Ee 


में नहीं आई, उसकं ब्रह्मसिद्धान्त का अनुवाद है; और भारतीय 
ज्योतिष पर अळ अर्कन्द नाम की एक-मात्र दूसरी पुस्तक, जो उनको 
ज्ञात थी, उसके खण्डखाद्यक का अनुवाद था | यह पिछली पुस्तक 
करणखण्डखाद्क भी कहलाती है। वलभट्र ने इस पर टीका 
लिखी थी । 

ब्रह्मगुप्त के उत्तरखण्डखाद्यक नामक तीसरे प्रवन्ध का उल्ज्ञेख अर 
अवतरण भी यहाँ मिलते हैं | | 

पृष्ठ ६६. पुलिस--इस नाम और पालिस को वराहमिहिर 
कृत संहिता पर उत्पल की टीका में पुलिश और पोलिश लिखा है; किन्तु 
अलबेरूनी सदा इन्हें ७० के साथ लिखता है, & के साथ नहों, इस- 
लिए मैं समझता हूँ कि वह और उसके पण्डित पुलिस और पिस 
बोलते थे । । 

अलबेरूनी ने पौलिश-सिद्धान्त से प्रायः उतना ही फ़ायदा 
उठाया है जितना ब्रह्मसिद्धान्त से, और वह इसका अनुवाद कर 
रहा था। 

पुलिस और पालिस में सम्वन्ध ये he; 
पालिस ( पौलिश) वह ऋषि है जिसने इत (लड स 


CS 


ऽन सिन्द न दी 
अपना ज्ञान दिया है। वह सैन्त्र, अर्थात्‌ सिङ्न्दरिया नगर का रह 


वाल्ला था । a 

पुलिस (पुलिश) इस पुस्तक का सम्पादक है | दोनों हो ङ 
यूनानी कहलाते हैं ( (5 बाईज़ण्टाइन ग्रीक नहीं ) । पुलिश म 
सिद्धान्त में कहता है कि “पोलिश यूवानी एक स्थान षर कहता ह,” 
इत्यादि, ( परिच्छेद २६ ) | इस सिद्धान्त के एक टीकाकार का 
उल्लेख किया गया है (परिच्छेद ३४, ४8 ३००), जहाँ कि 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


३८८ अल्लबेरूनी का भारत । 


प्रष्ट ५५. वृत्त । ७0: (ब--२-त) का और भी कुछ पढ़ा जा 
सकता है । हस्तलेख में बृह है। 

पृछ ६३. मैंने केवल एक ही एष्ट देखा है। इस अनुवाद के स्थान 
में यह चाहिए, “मैंने केवल एक ही प्रष्ठ का अध्ययन 
किया है |? 

एषठ ६५. सिद्धान्त । सिद्धान्ता के साहित्य पर अगरेज़ी में 
E. Burgess, Surya Siddhanta (ई० बर्गस का किया 
सूर्यसिद्धान्त का अनुवाद ) ?. 418-422 देखा जा सकता ह । 

श्रीपेश घः के स्थान ख के साथ लिखा है, जैसे कि 
भाषा = भाखा । 
ge ६४, ६६. बह्मगुस,-इसके मन्थ, ब्रह्मसिद्धान्त, का अल- 
बेरूनी ने बहुत उपयोग किया है । अलवेरूनी ने इसका अरबी में 
अल॒वाद किया ( १०३० ईसवी )। हम नहीं जानते कि उसने इसे 
कभा समाप्न भौ किया था या नहीं। 

वह्गुम अभी तीस ही वर्ष का था जब उसने यह पुस्तक लिखी । 
उस पर यह दोष लगाया गया है कि उसने अपने राष्ट्र के धर्मान्ध 
पुरोहितों ओर मूस प्राकृत जनों को प्रसन्न करने के लिए झूठ और 
असारता का प्रचार करके अपने आत्मा के विरुद्ध पाप किया था 
जिससे वह उन सङ्कटो से बचा रहा जिनमें पड़कर कि सुक्रात ने 
प्राण दिये थे। इसके अतिरिक्त अलबेरूनी उस पर आर्यसट्ट के साथ 
अछुचित शत्रुता का भी दोषारोपण करता है | 

पूर्वाय सभ्यता क इतिहास में ब्रह्मगुप्त का खान बडा ही प्रतिष्ठित है। 
अरबियों के टोलमी (बतलीमूस) से परिचित होने के पहले उसी ने उनकी 
ज्यातिष सिखलाई थी; क्योंकि अरबी-साहित्य की प्रसिद्ध पुस्तक 
सिन्द-हिन्द, जिसका बार-बार उल्लेख हुआ है परन्तु जा अभी प्रकाश 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ड्प््ध 


में नहीं आई, उसकं ब्रह्मसिद्धान्त का अजुवाद है; और भारतीय 
ज्योतिष पर अल अर्कन्द नाम की एक-मात्र दूसरी पुस्तक, जे उनका 
ज्ञात थी, उत्तके खण्डखाद्यम का अनुवाद था | यह पिछली पुस्तक 
करणखण्डखाद्यक भी कहलाती है। वलभद्र ने इस पर टीका 
लिखी थी । 

ब्रह्मगुप्त के उत्तरखण्डखाद्यक नामक तीसरे प्रवन्ध का उल्जेख और 
अवतरण भी यहाँ मिलते हैं । हु 

पृष्ठ ६६. पुलिस--इस नाम और पोलिस को वराहमिहिर 
कृत संहिता पर उत्पल की टीका में पुलिश और पालिश लिखा है; किन्तु 
ग्रलमेरूनी सदा इन्हें ७" के साथ लिखता है, छ के साथ नहीँ, इस- 
लिए सैं समता हूँ कि वह और उसके पण्डित पुलिस और पोलिस 
बालते थे । 

अलवेरूनी ने पौलिश-सिद्धान्त से प्रायः उतना ही फायदा 
उठाया है जितना ब्रह्मसिद्धान्त से, और वह इसका अनुवाद कर 
रहा था | 

पुलिस और पैलिस में सम्बन्ध + ह 877: 

पालिस ( पौलिश ) वह ऋषि है जिसने इस सिद्धान्त र 
अपना ज्ञान दिया है। वह सैन्त्र, अर्थात्‌ सिकन्दरिया नगर का रहने 
वाला था । FE 

पुलिस (पुलिश) इस पुस्तक का सम्पादक है । दोनों ही ङ 
यूनानी कहलाते हैं ( 5९2) वाईजञण्टाइन ग्रीक नहीं ) । पुलिश 28 
सिद्धान्त में कहता है कि पौलिश यूनानी एक खान पर कहता है ET 
इत्यादि, ( परिच्छेद २६ ) । इस सिद्धान्त के 'एक हीरक का 
उल्लेंख किया गया है (परिच्छेद ३४, इछ २९ ०), जहाँ कि 


CC-0. Un Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


३४० अलबेरूनी का भारत । 


अब में उसका यह अनुवाद पसन्द करता हूँ “पुल्लिश के सिद्धान्त हि i 
“टीकाकार,” इत्यादि । 
` पुलिश पराशर का प्रमाण देता है ( परिच्छेद ७४ ), और छोटे 
आर्यभट्ट ने पुलिश का अवतरश दिया है ( परिच्छेद ३१ )। 
पोलिश का प्रमाण ब्रह्मगुप्त ने दिया है ( परिच्छेद ४२ )। 
Cf: on the Pulisasiddhante H. Kern, Tho Brihat- 
Samhita, preface, p. 48. 
पष्ठ ६८. अरबी शब्द ५८८०५। ५०।, का अर्थ डाक्टर 
ज्ञाखो ने Ratio metaphysica of all astronomical methods 
दिया है। मैंने भाषा में इसका अनुवाद “ ज्योतिष की सारी रीतियों 
का हेतु ? किया है । स. रा. 
इछ ६८. बड़ा आर्य भट्ट छोटे ्रा्यभट्ट से साफ पहचाना जाता 
है, क्योंकि छोटे के साथ सदा ' 'कुसुमपुर अर्थात्‌ पाटलिपुत्र 
( पटना ) का, लिखा होता है । अलबेरूनी का उससे परिचय केवल 
त्रह्मगुप्त की पुस्तकों में उसके अवतरणों द्वारा ही है। वह उसकी दो 
पुस्तको--दशगीतिका और आा्शत--का उल्लेख करता है । इन दोनों 
अन्यों का सम्पादन कर्न (१०:०) ने सन्‌ १८७ ह० में श्रावभटीयम्‌ 
के रूप में किया है । 
Cf. Dr. Bhat Daji, “Brief Notes on the Age and 
Authenticity of the Works of Aryabhata,’ etc, P. 


392., in the “Journal of ths Royal Asiatic Society,” 
1865, Vol. 1. 392 Seq. 


इछ ६८. दळभद--इसके अन्थों में से इनका उल्लेख है-- 
( १) एक तन्त्र । 
( २ ) एक संहिता । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ३४१ 


( ३) वराहमिहिर के वृहजातकम्‌ की टीका । 
( ४ ) ब्रह्मगुप्त के खण्डखाद्यक की टीका । 
( ५ ) वह खण्डखाद्यञ तिप्पा नाम की पुस्तक का रचयिता माना 
जाता है । 
अलबेरूनी इसे सदा टीकाकार के नाम से पुकारता है, और वार 
बार इसके प्रमाण देता दै, पर यह नहीं बताता कि ये उसकी किस 
घुस्तक से लिये गये हैं । वह उसी के प्रमाण पर कनोज भ्रौर थानेसर 
का अक्ष देता है, और उसकी बड़ी कड़ी आलोचना करता है । 
पृष्ठ ६८. भानुरजस्‌ । अरबी हस्तलेख में बद्दानडेस्‌ है, जिसका 
मैं पहचान नहीं सका । इसमें थोड़ा सा परिवर्तन 
७५>).९? से (००१६२ करेने से यह भाबुयशस्‌ हो जायया) यह 
नाम मुझे जी० बुहलर ( 9. 80110 ) ने सुझाया है । 
पृष्ठ ६४, कूर-ववया- चूँकि कूर का शर्थ चावल है, इस- 
'ल्लिए ८५७ बवया का अर्थ ज़रूर पहाड़ होगा। क्या यह पर्वत का 
देसी रूप है? 
पृष्ठ ६&. खण्ड-खाद्यक-तप्पा--हसस्‍्तल्लेख में तप्पा-या-तिप्पा (तुप्पा) 
है । इसके संस्कृत रूप का सुझे पता नहीं । 
(७ को ४ में वदल देने से = टिप्पणी हा जायगा । 
पृष्ठ ६४. विजयनन्दिन्‌- श्रलवेरूनी उसके ये उद्धरण स 
है--( १ ) किसी खान की द्राधिमा निकालने की रीति ( परिच्छेद 
३१ ); (२) वर्ष, मास, और होरा के अधिपतियों पर एक टिप्पणी 
( परिच्छेद ३४ ); ( ३ ) धुव के इद्‌-गि् के तारों पर ( परिच्छेद ५७ ); 
अह्ण का एक नियम ( परिच्छेद ५३) । डाकूर नाउ दाजी ने 
म के एक ज्योतिषी का उल्लेख किया है। वह उसे रोमक सिद्धान्त 


‘The Age and 


७८ 


इस ना ( 
के रचयिता श्रीषेण के पूर्व का बताता है | देखो, 


.CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


३5२ अलबेर्नी का भारत | 
Authenticity of the Works of Aryabhata,” etc, (“Jour 
nal of the Royal Asiatic Society,” 1864. ), p. 408. 
पृष्ठ ६४. भदत्त (? मिहदत्त ) । -हस्तलेख सें ८,०९० पाठ 
है । भदत्त का ज्ञिक्र कर्न ( ९7 ) ने अपनी बृहत्संहिता की 
भूमिका के पृष्ठ २४ पर किया है । अलवेरूनी वित्तेश्वर की पुस्तक से 
सप्तषि की गति पर ( परिच्छेद ४५), तारों के मध्य स्थानों पर 
( परिच्छेद ५४ ), सुर्य और चन्द्र के व्यासों पर ( परिच्छेद ५५ ), 
काश्मीर के अक्ष पर ( परिच्छेद ३१ ), और इस पुस्तक में प्रयुक्त शाक 
( परिच्छेद ४& ) पर टिप्पणी उद्धृत करता है। अलबेरूनी के भारत पर 
बर्तमान पुस्तक लिखने के पहले इस पुस्तक का ज़रूरी तार पर अरबी 
में आधान्तर हो गया होगा, क्योकि वह शिक्रायत करता है कि पुस्तक 
का जा भाग मेरे पास है वह बहुत बुरी तरह से अनुवादित है 
( परिच्छेद ५३ )। 
इष्ठ ७०. उत्पल | --इन दा करणों के अतिरिक्त उसने ये 
ग्रन्थ रचे ह~ 
( १ ) मनु क बनाये बड़े मानस की टीका ।!|.!' 
( २ ) प्रश्नचूड़ामणि ( परिच्छेद १४ ) । 
( ३.) वराहमिहिर की संहिता की टीका ( परिच्छेद २४ ) । 
ह (४) स्रधव ( ? ) नाम्नो पुस्तक, जिसमें से अलबेरूनी ने ऋतुएँ 
आर काल-गणना-सम्त्रन्धी वाते ली हैं। ए£॑ ७॥ Utpal Kern's 
preiace to his Brihat-Samhita, p- 61 
उक का नाम राहुन्राकरण, अर्थात्‌ करणों का ताडना अपभ्रंश 
मालुम होता है । करण शब्द पहले और तोड़ना पीछे चाहिए । 
` ` पृष्ठ ७०. गणित तथा फलित-ज्योतिष सें मनु की प्रामाणिकता 
के लिए देखा, Kern, preface to Brihat-Samhita, p. 42 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ३४३ 


पृष्ठ ७०. पुञ्चल (?)--प्रन्थकार इससे विषुवों के अयन- 
चलन के विषय में एक बयान उद्धृत करता है; वह उसकी बहुतः 
प्रशंसा करता है, और कहता है कि उसके एक सिद्धान्त का उत्पल 
ने ग्रहण किया था ( परिच्छेद ४० ) । 

मुझे कोई ऐसा भारतीय नाम मालूम नहीं ! इससे वहुत मिल्लता- 
जुल्लवा नाम बुञ्जाल है | कोलत्रुक ने अपने “£७898,” में इस नाम 
के एक ज्योतिषी का उल्लेख किया है । 

पृष्ठ ७०. अडिळ (?)-हस्तलेख में वहत्तल है, और मैं समः 
झता हूँ कि शुद्ध पाठ भट्टिल है। यह नाम शायद भट्ट से निकला 
हैं, या उसी को छोटा किया गया है, जैसे कुमार से कुमारिल, षण्ढ 
से पुषण्डिल । अलबेरूनी योगों पर उनासीवें परिच्छेद में उसका 
प्रमाण देता हे । 

पराशर ओर गर्ग पर देखो £९1, Brihat-Samhita, Preface, 
ए. 31, 33 ; सत्य, जीवशर्मन्‌ पर, .- 51 ; मणित्थ पर, 9. 92. 
मौ सम्भवतः मय से मिलता है। 

पृष्ठ ७१. वराहमिहिर , इत्यादि-इस लेखक ने न केवल घट- 
पञ्चाशिका और होराविंशोत्तरी ही बनाई है प्रत्युत योगयात्रा, तिकनी 
यात्रा (?) और विवाहपटल नाम के ग्रन्थ भी लिखे हैं । * 

वास्तु-बिद्या की पुस्तक के रचयिता का नाम अरबी पाठ म॑ नहा 
मिलता । यदि यह वराहमिहिर की रचना न थी ता यह नम्नजितृया 
विश्वकर्मन्‌ की बनाई हुई होगी । ia 

पृष्ठ ७२. सघव-सुझे इससे मिलता-जुलता कोई संस्कत 
रूप ज्ञात नहीं । यह श्रुति का कोई नातेदार मालम होता है। यदि 
पुराणों (ऐतिह्यों) के अथाँ में श्रुतियों का प्रचार था ते मैं इसे लघव 
से मिलाना चाहता हूँ । यह कहीं श्रोतव्य ता नहों ? 4 


. CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७४ अलबेरुनी का भारत । 


यह शब्द दा भिन्न-भिन्न पुस्तकां का नाम है| इनमें से एक ते 
काश्मीर के उत्पल की है, और दूसरी शुभाशुभ दिनों आदि पर है। 
इससे प्रायः चावीस होरा के नाम थे (परिच्छेद ३४) ; इसमें दिनों 
के तीसरे भागों के नामों का (परिच्छेद ६१); विष्टि के नामों का 
(परिच्छेद ७८ ), वष के अशुभ दिनों का ( परिच्छेद ७७ ), और 
विक्रमादित्य के नाम का उल्लेख था । 
५९ शब्द को वङ्गाल पढ़ना प्रायः ठीक नहीं । क्या यह कहीं 
पुण्यकाढ ते नहीं ? [ 
पृष्ठ ७२. गुढामन्‌ (?), अरबी में जूरामन्‌- चूँकि इस शब्द 
'का अथ अज्ञात किया गया है, इसलिए ऐसा विचार होता है कि 
इसको व्युत्पत्ति गुह शब्द = छिपाना से है ( देखो गूढ़ ) | अरबी 
अक्षर चूडामणि भी पढ़े जा सकते हैं। यदि प्रश्न जूरामन्‌ का अर्थ 
` वस्लुतः वही है जो अक्षबेरूनी कहता है, ते यह गूड प्रश्न होना 
चाहिए था। 
पृष्ठ ७२. सङ्गहिळ, पीरुवान्‌-~-इन दो नामों के संस्कृत पर्याय 
मुझे मालूम नहीं । पहला नाम शायद शङ्कल या श्वङ्गढा के सदृश. 
कोई शब्द हो । एथूदक ब्रह्मसिद्धान्त पर एक टीका का लेखक है | 
पृछ ७२. चरक--इसके वैद्यक् ग्रन्थ के प्राचीन अरबी 
अनुवाद के अलबेरूनी ने कहीं-कहीं वतरण दिये हैं । इन अवतरणों 
से मालूम होता है कि यह अनुबाद प्रशुद्धियों से रहित न था और 
न इसका हस्तलेख-ऐतिह्य ्रसावधानता के प्रभावों से ही खाली । 
पृष्ठ ७३. पञ्चतन्त्र-इस पुस्तक पर और इसके अलुवाद में 
इन्नुलसुकृफफ़ा के भाग पर देखो Benfey’s introduction to his 
¥ranslation of the Panctantra (Leipzig 1859)पुस्तक के अचु- 
वादों पर, और उस प्रभाव पर जो गाज्ञनी के राजा महमूद का उसके दैव 


७ 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टोका । ३४५ 


पर था, Cf. Colebrooke, “ Essays,” 1. 148. इव्चुल्न मुकृफूका 
का ग्रन्थ वह है जिसका सम्पादन एस० डी० सेसी (5. १० 88०9) 
ने १८१६ में किया था । 
पृष्ठ ७४. परिच्छेद १४--इस परिच्छेद के अनुद्रा द॒ सें मैंने इन पुस्तकों 
सेवहत सहायता ली है--001001001:0, “On Indian Weights 
and Measures” (४ Essays, i. 528 seq.), और Marsden’s 
Numismata Orientalia, new edition, Part 1., “ Ancient 
Indian Weights,” by E. Thomas, London, 1874; A 
Weber, Ueber ein Fragment der Bhogavatl, II. Theil, 
p- 265 note, 1 ५ 
एक दिईम का वज्ञन = सात मिसकाळ खलीफा उसर के समय 
संदै। कर १ 
एक दिईम भार = सात दानक भारत में अन्धकार के काल सं 
र | ४ Re 
ही था, क्योंकि सामान्यतः एक दिहम - छः दानक । सिन्ध क 
गन दीनारों पर देखे “सारतवष का इतिहास,” 
रा पर देखा, इलियट कृत भारतव इतिहास, 
प्राचीन दीन देखे।, इति WT 
११ (अबू जैद), २४ (मसऊदी), २५ (इब्न होकृल ) 


पृष्ठ ७७. वराहमिहिर यद वाक्य इहत्संडिता, अक 
ग, माष, आर सुवण पर 


५८, ५, १, का है । इसके अगले उहा) उ 
अवतरण मुझे उसकी संहिता में नहीं मिले । 
पृष्ठ ७७, चरक--इस पुस्तक का अरबी साषान्तर विद्यमान नहां. 

है । इस पुस्तक के अव तरणां में जो भारतीय शब्द मिलते हे ऐसे शुद्ध 
लिखे हुए नहों जैसे अलबेरूनी की अपनी पुस्तक में हैं, ओर उनका 
चानने में अधिक.कठिनता का सामना करना पड़ता है 
जीवशनन्‌--अलबेरूनी उस की किसी पुस्तक से अवतरणः 
है “उसने बताया है, जिक्र 
है ।? इसके अनुसार यह जान: 


शुद्ध रूप पह 
पृष्ठ ८०. 

नहीं देता, किन्तु कंबल इतना कहता 

किया है,” “मैंने उससे सुना 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
॥ 


३७६ आअलबेरूनी का भारत । 


पड़ता है कि वह, श्रीपाल की तरह, अलबेरूनी का समकालीन था 
झर इसका उससे व्यक्तिगत परिचय था । अलबेरूनी उसके प्रमाण 
से काश्मीर और स्वात में हानेवाले एक त्योहार का सविस्तर वर्णन 
देता है (परिच्छेद ७६) । इसके अतिरिक्त, एक जीवशर्मन्‌ एक जात- 
कमू का रचयिता भी वताया गया है (परिच्छेद १४)। परन्तु यह कोई 
और ही व्यक्ति मालूम द्वोता है, जा वराहमिहिर का पूर्वतर्तो था । 
देखा, Kern’s Preface to Brihat-Samhita, p- 29. 
इष्ठ ८०. वराहमिहिर-यह अवतरण बृहत्संहिता, अध्याय 
तेईस, ५, २. से मिल्लता मालुम होता है । हर सुरत में यह वहीं 
वचन है जिसकी ओर श्रीपाल संकेत करता है । 
पृष्ठ ८०. श्रीपाल--अलवेरूनी उसका दूसरी बार अवतरण 
परिच्छेद ,२२ में देता है, जहाँ वह कहता है कि मुलतान में शूळ 
नामक एक तारा दिखाई देता था जिसे लोग अशुभ समते थे, और 
परिच्छेद ७८ में वह उसकी पुस्तक से सत्ताईस यागो के नाम नकल 
करता है । शायद श्रोपाल अलबेरूनी के समय में मुलतान में रहने- 
pd कोई विद्वान्‌ था । अलबेरूनी उसकी किसी पुस्तक का उल्लेख 
नहीं करता | 
करस्तून--यह यूनानी शब्द है | इसका अर्थ रुपये तोलने का 
तराजू है | अरबी में यह वाक्य इस प्रकार है-- 
GH ०४ 0244 wb ५०७५७... 3 ««0०७/ lye 
550, 5७,158 
डाक्टर ज़ाख़ो ने अपने अगरेज़ो अनुवाद में अल अर 
ग्रीक नाम दे दिया है । स० रा० र Es 
एछ 5१. शिशपाळ--कृष्ण द्वारा शिशुपाल के मारे जाने की 
कथा ( शिशुपाल-वध ) महाभारत के सभापर्व में है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ड 


टीका । ३४७ 

पृष्ठ ८१. चढफृजारी--यह अरवी साहित्य के जन्मैदाताओं में से 

एक था । इसी ने पहले-पहल अरवी लोगों में भारतीय ज्योतिष का 
प्रचार किया था । जहाँ तक मुझे पता है, इसके ग्रन्थ अब विद्यमान 


नहीं । सम्भवतः यह मुहम्मद इब्न इब्राहीम अलफज्ञारी अरवियों में 


अस्तरल्लावों (नच्षत्र-यन्त्रों) के प्रथम निर्माता, इब्राहीम इव्न हबीव अलफ्‌- 
ज्ञारी, का पुत्र था जिसने बगदाद की नींव में भूमापक के तार पर 
साग लिया था । देखो, फिहरिस्त, पृष्ठ / ४१ 71१००१९1४६९, अपनी 
Seriptorum Arabum de rebus Indicis 100, के पृष्ठ १०१ पर 
हमारे फज्ञारी पर अ्लकिफ्‌ती के एक लेख का अनुवाद देता है । 
आलवेरूनी के अवतरणों के अनुसार यह विद्वान्‌ पळ का प्रयाग 
दिन-क्षण के अर्थों में करता था; वह प्रथ्वो की परिधि | अर्थात्‌ 
योजनो में निकालता था; वह ( और साथ ही याकूत इव्न तारिक ) 
यम्रकोटि के समुद्र में तार नामक एक नगर का उल्ज्ेख करता है; वह 
दा त्तो से किसी स्थान की ट्राधिमा के गिनने की विधि वतलाता 
है; उसकी पुस्तक में हिन्दू विद्वानों से लिये हुए नज्ञत्रों के चक्र थे । 
ये हिन्दू विद्वान खलीफा अलमन्सुर ( हिजरी संवत्‌ १५४ = ७७१ 


ईसवी ) के पास सिन्ध के किसी भाग से आनेवाले दूत-समूह के 


[ दो रे र्‌ ङे येः 
सद्स्य थे । अलबेरूनी उस पर दोषारोपण करता हे कि उसने ग्रा 
भट्ट शब्द का अशुद्ध ग्र समझ लिया । कहते हैं इसका अर्थ उसने 

कप 0७ १ Cy अन्तत ७ 

ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त के मानों का ६८ समभा है । अन्ततः . 

> / और साथ ही याकूब ) ने «०८०२ ( पदमास एका) 
अल्लफुज्ञारी ( आर ह्‌ का a 
प्रयोग अधिमास के अथाँ में किया है । एवंच, 1 देखता है 
कि अलफज़ारी का दिया हुआ भारतीय ज्योतिष का एंतिद्य वहुत 

5 ~ ~ 
विश्वासाह नहीं, और इसमें दिये नाम अकसर भ्रष्ट रर बहुत बुरी 
तरह से लिखे हुए हैं । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta,eGangotri Gyaan Kosha 


३४५ अलबेरूनी का भारत | 


अल्लफज़ारी' और याकूब इव्न तारिक का नाम पाठ में प्राय 
इकट्ठा ही आता हे, इससे जान पड़ता है कि इन दो लेखको! क 
बीच अवश्य कोई निकट का सम्वन्ध था । परन्तु इस सम्वन्ध की 
परोक्षा के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं । क्या दोनों ने एक हो 
हिन्दू पण्डित से पढ़ा है, आर क्या उन्होंने एक-दूसरे से खतन्त्र 
अपनी जानकारी को लेखवद्ध किया है? या क्या एक ने दूसरे के 
ग्रन्थ का नया संस्करण या टोका तैयार की है ? 

पृष्ठ ८२. सिबि--यह शब्द तीन बार आया है, और ,..« 
(सियी ?) लिखा हुआ है; कंवल एक ही खान सें यह ८५० मालूम 
होता था। परन्तु इस्तलेख को ढुवारा मिलाने पर मैं देखता 
मूलतः यहाँ भी «~ ही लिखा था। सुभे इस नाम का काई सान 
मालूम नहे | शायद यह बीसी है, जिसके १६ = १ पन्ती | 

प्ष्ठ ८२. .ख्वारिञ्मी--इस देश, अर्थात्‌ वर्तमान खोता, के 
मानां के मिलान से पाठकों को स्मरण हो आयगा कि यह ग्रन्थकार 
को जन्मभूमि थी । 

प्छ 5९. वराहमिहिर--यह वाक्य मुझे उसकी संहिता में नहा 
मिला । 


° 


पृष्ठ ८४. वराहमिहिर--यहाँ द्धूत वाक्य संहिता, अध्याय. 
१८, ५. २६-२८ है । 


इछ ८5४. थजवान--अ्लवेरूनी केवल बहुवचन का उल्लेख 
करता है, एकवचन का नहीं। एकवचन जून या जान, जान होगा । में 
समझता हूँ यह संस्कृत शब्द योजन का अरबी रूपान्तर है | योजन 
को बदलकर जोन करने में शायद भ्रलफुज्ञारी के हिन्दू: अध्यापकों 
के प्राकृतिक उच्चारण से सुभीता हुआ हा, क्योंकि इस प्राक्त में देए 


‘ 


CC-0. In Public Domain,Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ३४४ 


स्वरा के बीच का जलोप हो जाता है । देखिए गड = गज, रदम्‌, 
रजत (Vararuci, 11. 2). 

पृष्ठ ८५. अर्शमीदस ने ३५ और ३१” के बीच को एक मान 
नियत किया था. Cf. J. Gow, “Short History of Greek 
Mathematics.” Cambridge, 1884, p, 235 

पृष्ठ ८६. याकूब इब्न तारिक--यह भारतीय आधार पर ज्योतिष, 
कालगणना, श्रौर गणित भूगोल के चेत्र में अलबेरूनी का अत्यन्त 
प्रमुख अग्रगामी था । 'अलबेरूनी का भारत' में इसके, अलफज्ञारी से 
कहीं जियादा, अवतरण मिलते हैं । 

यहाँ वह राशि-चक्र की परिधि और व्यास के माप योजनों में 
देता है । इन्हीं में अलाबेरूनी ने पुलिश की शैली का स्वीकार किया है। 
वह तार नाम का एक नगर यमकोटि में समुद्र के अन्दर बताता है 
( परिच्छेद २& ) । वह प्रथ्वी की परिधि, व्यास, और त्रिज्या के 
मान योजनों में देता है ( परिच्छेद ३१ ) । वह उजैन के अक्ष पर 
एक आवेदन, और इसी विषय पर अर्कन्द॒ नामक पुस्तक से एक 
अवतरण ( परिच्छेद ३१ ) देता है। वह काल के चार मानों , यथा 
सौर मान, चन्द्र मान, इत्यादि का उल्लेख करता हैं (परि ३६)। 
इसकी पुस्तक में नचत्रों के परिश्रमणों की सूचियाँ था । र प हिन्दू 
से ली गई थीं । यह हिन्दू खलीफा अलमन्खुर की कचहरी में सिन्ध 
से ग्रानेवाले एक दूत-समूह के साथ हिजरी संवत्‌ १४४ (= ७७१३० क्र 
मै आया था, परन्तु अलबेरूनी इन - सूचियों में हिन 
की सूचियों से भारी भ्रंश देखता है (परिच्छेद ५० ) । इस 
पर यह दोषारोपण किया गया है कि इसने आर्यमट्ट शब्द का एक 
प्रन्थकार के नाम के स्थान में भूल से एक वैज्ञानिक परिभाषा समझ 


लिया दै, और इसका अर्थ ब्रह्मशुप की संहिता में प्रयुक्त मानों 
२६ के & 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४०० अलबेरुनी का भारत । 


का ३०; किया है ( परिच्छेद ५० ) । उसने अधिमास का ०६०७. 
( पद्मास ? ) लिखा है ( परिच्छेद ५१ ) । वह अहगंण में सौर 
दिनों की गिनती और वर्षो के दिन बनाने की अशुद्ध . विधि देता है 
( परिच्छेद ५१, ५२ ) | इसके आगे वह अहगंण की गिनती का 
विस्तृत विवरण ( परिच्छेद ५२ ) और पृथ्वी से नच्चत्रो की दूरियां 
को दिखलानेवाली एक सुची देता है । यह सूची उसने एक हिन्दू से 
ली थी, हिजरी सं० १६१ ( ७७७, ७७८ ई० ), (परिच्छेद ५५) । 

तद्नुसार ऐसा मालूम होता है कि याकूब की पुस्तक ज्यातिष 
कालगणना, और गणित-भूगोल की एक पूर्ण पद्धति थी । यह (99 
“अर्थात्‌ धम्मेशास्र भी कहलाती है । 

अलबेरूनी कभी-कभी याकूब की दोषालोचना करता है, और 
समभता है कि उसने भूलें की हैं, भारतीय शब्दों को अशुद्ध लिखा 
है, और उसने अपने हिन्दू अध्यापक से ली हुई सुचियों को गणना 
के द्वारा परीक्षा किये बिना ही स्वीकार कर लिया है । 

कालगणना का लिखते समय अलबेरूनी के पास याकूब की 
पुस्तक न थी, क्‍योंकि वहाँ वह चार मानों और २८०८.५ ( पद- 
मास ? ) शब्द पर याकूब के प्रमाण से, परन्तु किसी दूसरे लेखक 
के ग्रन्थ से ली हुईं, एक टिप्पणी देता है 

याकूब ने सन्‌ १५४ आर १६१ हिजरी ( ७७१, ७७८ ई० ) में 
पठन-पाठन का कार्य किया था, इसलिए आवश्यक है कि वह इंसा 
की आठवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में ( सम्भवत: बेबील्लानिया में ) 
था । उसक विषय में प्राय: हम इतना ही जानते हैं। 0£. 12011900 


Memoire sur 1? Inde, 9, 313; Steinschneider, Zeitschrift 


der Deutschen “ Morgenlandischen Gesellschaft, 24% 
382, 354. 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ४०१ 


फिहरिस्त, पृष्ठ ॥४। पर उसके विषय में एक टीका है। इस 


दीका में कुछ गड़बड़ है । (975 अर्थात्‌ शाख नाम की, पुस्तेक का 


भूल से उतारिद इब्न मुहम्मद की पुस्तकों में उल्लेख किया गया 
है, परन्तु यह साफ तौर पर वही पुस्तक है जिसे यहाँ शाख 6% | 
कहा गया है | इसके दो भाग थे, एक गगनमण्डल पर और दूसरा 
अवधियों (युगों ?) पर । फिहरिस्त के अनुसार उसने दो और पुस्तकें 
लिखी थीं, एक ता त्रिज्या के कजात में विभाग पर, और दूसरी 
याम्यात्तरवृत्त के वृत्तांश से जो कुछ निकाछा गया है पर | 
सिन्ध से आनेवाले जिस दूतसमूह के विषय में यह कहा 
जाता है कि अरबियों ने पहले-पहल उससे भारतीय ज्योतिष पर 
जानकारी--वास्तव में ब्रह्मगुप्त की दो पुस्तकें, ब्रह्मसिद्धान्त ( सिन्द- 
हिन्द ) और खण्डखाद्यक ( अकृन्द )- लाभ की थी, उसका मुझे 
अरबियों के पुरावृत्त में कोई ऐतिहासिक वर्णन नहीं मिला । जैसे 
अलबेरूनी समझता है वैसे हमें इब्न वादिह या तबरी बेबीलोनिया में 
सन्‌ १५४ हिजरी ( = ७७१ ३० ) में किसी सिन्धी दूत-ससूह को 
उपस्थिति का कुछ पता नहीं देते, न, जैसा कि अलहसेन चत मुहम्मद 
इब्न अलादमी का मत है, सन १५६ हिजरी (७७३ ३०) में उसका 
कुछ पता ही चलता है Gildemeister, Seriptorum Arabum 
de rebus Indeis 100, p. 101 ) और न सन्‌ १६१ हिजरी 
( ७७७ ३० ) में बेबीलोनिया सें हिन्दू विद्वानों की विद्यमानता ही 
मालूम होती है । इब्न वादिह ने केवल इतना ही कहा है कि छ जब 
पहला अबूसईदीय खलीफा, अबुल अब्बास सफ्फाइ, अनार में मर 
रहा था, उसकी कचहरी में सिन्ध से एक दूत-समूह आया, हिजरी 
संवत्‌ १३६ ( ईसवी ७५३ ) । हर सूरत में, खलीफा अलमन्सूर के 
समय में सिंध इसके अधीन था, और इसलाम न केवल सिन्ध में 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४०२ अलबेरूनी का भारत | 


ही, प्रत्युत युद्ध और वाणिज्य के द्वारा साथ के देशो में भी दर तक 
फैल गया था । ज़रूरी तार पर कई ऐसे अवसर आये होंगे जब सिन्ध 
के छोटे-छोटे मण्डलेश्वरां ने मुसलिम राज्य के राजनेतिक केन्द्र को 
अपने विशेष दूत भेजे हों । 

जिन दिनों याकूब पुस्तकें लिखने लगा, अकुन्द ( खण्डखाद्यक ) 
का पहले ही अरबी में भाषान्तर हा चुका था | किसने किया था ? 
« क्या अलफजारी ने ? 

अवूसइदीय शासन के पहले पचास वर्षो में दा ऐसे समय थे 
जिनमें अरबियों ने भारत से कुछ सीखा। पहले ते उन्होंने मन्सूर 
क राज्यकाल (७५३- ७७४ ३०) में, प्रधानत: ज्योतिष, और दूसरे 
दारूक शासनकाल (७८६--८०८ई०) में, बर्मक्र नामक पुरोहित-वंश 
के विशेष प्रभाव से, जिसका सन्‌ ८०३ तक मुसलिम जगत्‌ पर 
शासन था, विशेष रूप से वैद्यक श्रार फलित-ज्यातिष सीखी । 

उछ 5७. सुकृरात--इस कथन का यूनानी रूप मुझे मालूम 
नहा | यह बात द्रष्टव्य है कि प्रसिद्ध ऐतिह्य के अनुसार सुकरात के 
बहुत समय बाद लिखने के लिए खालें पहले-पहल परगेमम में तैयार 
की गई थीं । 

कुरातीस अर्थात्‌ कागज्ञ--कागज्ञ के लिए अल्बेरूनी ने तवामीर 
2191 शब्द दिया है। यह शायद यूनानी शब्द है। इसका अर्थ 
कागज्ञ (क्रातीस) किया गया है । स. रा. 

पृष्ठ ८=. बाँस के डण्ठल की बनावट पर देखा फए11510501 
“Manners and Customs of the Ancient Eo yptians.’ 

अरबी में ०,» शब्द आया है। यह बरदी वास्तव में 
बाँस नहीं, प्रत्युत सर्व की जाति का एक पेड़ हाता है । यह मिस्र 
देश की नील नदी की उपलका में बहुत हाता है। अति प्राचीन काल 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ५०३ 


में लोग इसके डण्ठलों पर लिखा करते थे। अगरेज़ी में इसे 
277५४ कहते हैं । 
पृष्ठ ८८. यूनानी लिपि की बात पूछो इत्यादि ।-यूनानी वर्ण- 
माला की उत्पत्ति पर इस ऐतिहा का स्रोत 107/505 72* के 
Ars 00/871718008 का कोई विशेष 50101 मालूम होता है 
vy, Immanuel 07797, Anecdota Grieca, Berlin, 1816, 
४०]. 7. 0. 780 560. समकालीन टीकायें अधिकतर जीएनीज्ञ मले- 
लस (0871०5 0313128) की ओर सङ्केत करती हैं; शायद इन वातों 
का मूलतः उल्लेख 0 १२४ कृमिभुक्त स्थान में था। 
शायद भूल से पलेमडीस (Pa12m0९0९8) का असिधस, छर 
अगेनर (/५26107) को अगेनान ( 80101 0091 ) लिखा 
गया है । 
पृष्ठ &१. बहमन्वा ।--इसै बम्हन्वा पढ़ो। इस नाम क दूसरे 
x >~ ८६ ९ 
रूप बामीवान और बाईनवाह हैं--देखे इलियट रचित भारतवष का 
इतिहास” 1, ३४, १८६, ३६४, और “जनल आव्‌ दि रायल 
एशियाटिक सोसायटी? सन्‌ १८८४, ४० २८१ में हेग (1७2) के 
लेख, , और बम्बई शाखा के ' “जर्नल? में बेललेसिस (९12518) के लेख, 
१ 
vol. 1857, 0. 413, 5670. Pr 
अन्ध्रदेश को कनिङ्गहम तेलिङ्गान बताता ह। दख उसका 
बनाया भारत का प्राचीन भूगोल” पृ० ५२७. 
iy ०. 
ज्ैच्चकी---अलबेरूनी भेक लिखता है, जिसका अथ सम्भवत: 
मिक्षुओं या श्रमणों का है। क्या अलबेरूनी का लिखा चौडुन पर 
भगध में बौद्धो का प्रसिद्ध विहार उदण्ड पुरी ही दै! 01. 13. रा 
Der Buddhismus und seine Geschichte mn Indien, er- 
‘man by H. Jacobi, Leipzig, 1 882, vol. 1. p. Fe 
गरवा क्या है यह मुझे मालाम नहीं ( मज्न-विषय : )। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४०४ अलबेरूनी का भारत । 
पृष्ठ १०३. पुषण्डिल--क्वीब को षण्ड कहते हैं । 
पृष्ठ १०५, वे अपनी भाषा के विशेष्यो का खीलिङ्ग देकर बढ़ाते हैं + 


इस दुज्ञेय वाक्य का अर्थ यह मालूम हाता है--एक अरबी 
शब्द, छोटे ( छोटे अर्थवाले, रूप में बदला जाने पर, बढ़ जाता है 
अथात्‌ उसका आकार पहले से बड़ा हा जाता है, जेसे कर्श ( ध 
सागर-जन्तु ) का कुरैश ( एक छोटा सागर-जन्तु, विशेष संज्ञा के 
तैर पर, एक जाति जिसमें मुहम्मद साहब पैदा हुए थे ) हो गया । 
अल्पाथक रूप शब्द के आकार को बढ़ाने का काम देता है--देखे 
कुरान का कशशाफ्‌ १०६, २, PAA iad ।) (न कि +५४६६) । 


श्छ १०५. भारतीय शतरज का विवरण 055011011६0 
und Litteratur des Sha iels, by 7. i 
( chspiels, by A. Van der Linde 
छप चुका है । 


४8 ११२. नागाजुन--इस पर देखो 4. ९.0: Vorlesun- 
96 3 3 kK ६ 
a RNR fe i H. Kem, Der Buddhismus und 
0 Hee गा Indien, ii. 501; Beal, “Indian Anti- 
quary,” 1886, 323. ; Beal, “Indian Anti 
का दे ११३, व्याडि--कलन्रुक साहब ने इस नाम के एक कोशकार 
क्रमादित्य के सम्बन्ध में उल्लेख किया है, “1858ए४8,”? 1. 19. 


1 छि ११४. स्कामल = रक्त = लाल, और अमल = आमलक । 
चहा मालूम इसका अर्थ तेल और, नरक्त कैसे समभा जा 
सकता है । 


28 ११५. भोजदेव-मालव के इस राजा पर देखे 7/25००; 
Tndische AJltethumskunde, iii, 845 seq 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टोका । ४०५ 


पृष्ठ ११६. वहभी--इस नगरी के अन्त पर देखे, 1455९1, 
Indische Alterthumskunde, iii, 532 seq., and also Nich- 
olson and Forbes on the ruins of the place, in “Journal 
of the Royal Asiatic Society,” vol. xiii. (1852), Dp 
146, and vol. xvii. (1860), p. 267 

पृष्ठ १२३. भारतीय सागर के उत्तरी तट का आकार अलबरूना 
का मनभाता विषय प्रतीत होता है, क्योंकि इसका उल्लेख वह पुन 
छब्बीसवें परिच्छेद में करता है । 

पृष्ठ १२६, माहूर का अलबेरूनी के बडे समकालीन अल- 
उत्बी ने ३,४० महुर लिखा है, जा सर्त स्रों ( मथुरा ) से 
अपेक्षाकृत अधिक मिलता 

अंलबेरूनी दूरियां की गिनती फ्संख़ों म करता हैं, परन्तु इसके 
माप के विषय में दुर्भाग्य से उसने कोई माप नहीं दिया । परिच्छेद 
१५ के अनुसार, १ योजन = ३२००० गञ्जन ७ मील; १ मील = 
४००० गज्ञ; और परिच्छेद १८ के अनुसार, १ फसख = ४ मील = 
१ कुराह; १ फसंख = १६००० गज । Gf. also Aloys Sprenger 
Die Post-und Reiserouten des Orients, Vorrede,p. XXVL., 
जा यह सिद्ध करता है कि एक अरबी मॉल proeter propter 
२००० मीटर = २१८६ गज, परन्तु अँगरेजी भौगोलिक मील = 
२०२५ गज । इसलिए यदि दम ्रलबरूना की दूरियाँ का अगर्जा 
मीलों के साथ मिलान करना चाहते हैं ता हम इस प्रकार गिनना 


चाहिए 
१ अँगरेजी मील = १ इन्र: असवी माल | 
१ अरबी मील= इ६८६ अँगरेज्ञी मोल । 


२१ 


१ फस _ ४ अरबी मील -#२४ «६ अँगरेजा साल। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४०६ अलबेरूनी का भारत । 


पृष्ठ १२७. अल्लबेरूती सोलह भ्रमण-बृत्तान्त देता है। ऐसा 
जान पड़ता है कि ये वृत्तान्त उसे राजा महमूद के सैनिक तथा नाग- 
रिक श्रफुप्तरों ने सुनाये थे ( इन मार्गों में से कुछ एक पर उसने 
बड़ी-बड़ी सेनाओं के साथ, उदाहरणार्थ कनौज भर सोमनाथ को 
कूच किया था ) | इसके अतिरिक्त उसने व्यापारियों और माझियों 
से, तथा हिन्दू और युसलमान पर्यटकों से इनके विषय में जानकारी 
लाभ को थी। इन भ्रमणों के शुरू होने के खान ये हैं--कनोज 
माहूर (वर्तमान मथुरा), अनहिलवारा (अब पत्तन), मालवा में कुल 
और दो कम प्रसिद्ध खान, एक तो बारी, जोकि कनोज-राज्य की 
पुरानी राजधानी के मुसलमान लोगों के हाथ में चल्ने जाने के बाद 
इसकी अस्थायी राजधानी बनाया गया था, और दूसरा बज़ाना 
नामक खान । 
ये अमण ये हैं--?, कनोज से इलाहाबाद, और वहाँ से भारत 
के पूर्वी सागर-तट की ओर काश्वो ( काँजीवरम ) तक और सुदूर 
दक्षिण म । २. कनोज (या बारी) से काशी को, और वहाँ से गङ्गा 
क मुहाने तक । ३. कनोज से पूर्व की ओर कामरूप तक. और उत्तर 
KR ओर नैपाल और तिब्बती सीमा तक । ४. कनोज र दक्षिण को 
आर दक्षिणी सागर-तट पर बनवासि तक । ५. कनोज से बज्ञाना या 
नारायण तक, जा उस समय गुजरात की राजधानी था । ६. मथुरा 
से मालवा की राजधानी, धार, तक | ७, बज्ञान से धार और उजैन 
तक । ८, मालवा के अन्तर्गत धार से गोदावरी की ओर ! ४ धार 
से भारतीय सागर के तट पर स्थित तार तक । १०. बज्ञान से काठिया- 
वाइ के द्क्षिण-तट पर सोमनाथ तक । ११. अनहिलवाड़ा से पश्चिमी तट 
पर, बम्बई के उत्तर में तार तक | १२. बजाना से भाती द्वारा सिन्धु नदी 
के मुहाने पर लोहरानी तक १३. कनोज से काइमीर तक | १४. कनोज 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ४०७ 


से पानीपत, अटक, काबुल, गज़नी तक। १५. बत्रहान से काश्मीर को 
राजधानी अदिष्टान तक । १६. मकरान में, तीज्ञ से सागर-तट के 
साथ-साथ, लङ्का के सामने, सेतुवन्ध तक । 

कानून मसऊदी से लिये गये निश्नलिखित अक्षों और द्राधिमाओं 
को देखिए-- 

प्रयाग का वृत्त, २५९ ० अक्त, १०६०२० द्राधिमा; कुरह, २६ 
१? अक्ष, १०६” ४० द्राधिमा; तीआरी, २३० ० अक्ष, १०६ ३२ 
द्राधिमा; कजूराह, २४ ४' अक्ष, १०६" १० द्राधिमा; बज्ञान (?) 
या नारायण, २४” ३५ अच, १०६ १० द्राधिमा; कन्नकर देश, २२" 
२०' अक्त, १०७° ० द्राधिमा; शर्वार, २४" १५ अन्त, १०७१ १० 
द्राधिमा; पाटलिपुत्र, २२° ३० अक्ष, १०८" २० द्राधिमा; मुङ्गीरी, 
२२० ०' अच्च, १०& १० द्राधिमा; दूगुम, २२० ४० अच, ११० 
५० द्राधिमा; बारी, २६" ३० अक्ष, १०५० ५० द्राधिमा; दृदही 
२५९ ४० अक्ष, १०२° १० द्राघिमा; दहमाल, २१ १० थच 
१००० १५ द्राधिमा; शिशारह, ३८ ५० अच, १०२ १० द्राधिमा; 
भिल्लमाल, २३° ५० अक्ष, ८७१ ४५ द्राघिमा; बम्हन्वा, २६ ४० 
अक्ष, ८५" ०' द्राधिमा; लोहरानी सद ४० अक्त, ८४ २४ 
द्राधिमा; दैबल, २४" १० अक्ष, ८२" ३० द्राधिमा; भावीय, २८ ह 
४० भत्ता ८६०0 द्राधिमा; उजैन, २४०८ गन 0 
द्राधिमा; ६° १५ अक्ष, ८३ ० द्राधिमा; कन्दी, २२ ४० 
अक्त, <५ ५० द्राधिमा; दुनपूर, २३ ४५ श्रक्ष ४६° २५ द्रांघमा 
तज्जोर, १५° ० 'अच्ष, ११५० ० 'द्राधिमा; रामेश्वर, १३ ° अञ) ` 
११८ ०' द्राधिमा; जहरावर ३४ ५०. अक्ष, द १५ द्राविमा 
5.05 ३१० १ अक्ष, &५० ५७ द्राधिमा । द्राधिमा अतलान्तक सागर 


के तट से गिनी गई है; बगदाद को ७० है। 


4 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४०5 अलबेरुनी का भारत । 


पृष्ठ १२७. बहसशिल = बाहशेळ =ब्रह्मा की चट्टान । प्रयाग का 
बृच--गङ्गा और यमुना के. सङ्गम पर इलाहाबाद | उवर्य हार--यह 
ऊड़िया देश ( उड़ीसा ) का लक्षण मालूम होता है। यह शब्द्‌ 
ऊड़ोयहार भी पढ़ा जा सकता है। क्या ऊड़ीयधारा तात्पर्य है? 
ऊदबीषो शायद = ऊध्वं विषय | 
जार के अघीन---ग्रर्थात्‌ चोल्ला राज्य । 
बारी--इस स्थान की स्थिति के विषय में निम्नलिखित वशौनों पर- 
विचार करना चाहिए:--यह कनोज से पूर्व की ओर, दस फू्सख़ या 
तीन-चार दिन के कूच की दूरी पर, गङ्गा के पूरव में >, झर 
छ और सरयू नदियों के सङ्गम के पड़ोस में ्रवस्थित था । 
अवध से यह पच्चीस फूसंख़ के अन्तर परथा। बारी नाम 
0 110. “Memoirs,” ii, ४३ में ज़िला आगरा के एक 
उपभाग के रूप में भी मिलता है । 
, ३ १२८. कामरु-साच्ञात्‌ कामरूप है और तिळवत = तित | 
विलेवत का भूल से तन्वत भी लिखा गया है | यह शब्द शायद वहाँ 
रहनेवाली तरू नामक जाति गैर भुक्ति ऐसे एक शब्द से बना है । 
शिर राज्य--कया यह आसाम का उपप्रान्त सिल्लहट ता नहीं ? 
भौटेश--यह झैट्र ईश्वर अर्थात्‌ भौटों ( तिब्बतियों ) का 
स्वामी है । - ४ | 
एड १२८.--कजूराह = खर्जूर-भाग । 
४8 ९२४ पर “जोकि कनौज से ३० फरर्सख इै।” के आगे 
हिन्दी-अनुवाद में मुझसे ये शब्द छूट गये हैं-- 
“इस देश की राजधानी कजूराह है |” स. रा. 
तीओरी--प्राकृत के एक १६७०४ट॑ं, 1. 2 प्रसिद्ध नियम के 
अनुसार Tiarovpa (Ptolemy, "ii, 1. 63) नाम कुछ तिआरी साः 


= 


= 
CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । घ ०७६ 


बन जायगा । अरबी हस्तलेख में यह खान कटा हुआ होने के कारण 
इस स्थान की स्थिति यथार्थ रूप से बताई नहीं जा सकती । 

कन्नकर--यह सम्भवतः कङ्कर, अर्थात्‌ मसऊदी के अनुसार बल्हरा 
देश से अभिन्न है-+« Elliot, “History of India,” i. 28, 

पृष्ठ १२,४, बजान--यह पाठ अटकलपच्चू ही है। इसको पह- 
चान के लिए देखा Archeological Survey of India, ii, 242, 
सहन्या (सुहनिया) के लिए भी वही ग्रन्थ 7. 399 देखो । 

गुर्जर राजाओं के राज्य गुजरात पर जा आधुनिक गुजरात से 
भिन्न है , Of. Cunningham, “Ancient Geography of India’ 
p. 312 Seq.; Elliot, 1. ०. p. 358. 

जदूर--यह पाठ अनिश्चित है। शायद अरबी पाठ के सारे चिद्व 
(5,५०.>>। ) एक स्थान का नाम हे । 

बामहूर शायद टोलमी के 138/#०7०४]08 (Pf. vii. and 63) 
से अभिन्न है, क्योंकि कई अवस्थाओं में ह ग को प्रकट करता है; 
उदाहरणाथ ४०|,००७ चन्दराह = चन्द्रभागा, 7३> देवहर, = देव- 
गृह, कुलहर (प्राक्त) = कुलग्रह । 

पृष्ठ १३०. नमावुर, अलीसपुर- क्या ये नाम मध्य भारत के 
निमार और एलिचपुर तो नहीं ? 

पृष्ठ १३४. अनहिलवाड़ा = अनलवाट = उत्तरीय वड़ोदा क 
अन्तगंत आधुनिक पत्तन । 

बिहराज = त्रोएच | 

पृष्ठ १३४. बलावर = वल्लापुर, ए« Cunningham, 1. 6 Er 
135, 133. क्या यह आधुनिक फिल्लौर से अभिन्न है? 6. Smith, 
p- 208. . 


` पष्ठ १३५. कवीतल = कपिस्थल, अब कपूर्थेला, 0. Smith; 7 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१० अलबेरूनी का भारत । 
208; १५० 9150 कैथल्ल in 11008 “History of India,” ii, 
इछ १३६. कुसनारी--मेरी राय में यह कुनहर नदी है (0. 511६1, 
?- 231) । क्या महवी = किशन-गङ्गा है ? 
पृष्ठ १३६. ऊष्कारा का कनिङ्गहम (]. ०, ]). 99) ने हुष्कपुर, 
हुविष्कपुर, बताया है ओर वरामूला को वराहमूल वयान किया है। 
पृष्ठ १३७. ताकेशर शायद ताक-ईश्वर है । 
राजवरी रजाइरी से अभिन्न प्रतीत होती है । 
पृष्ठ १२८. भारत का समुद्र-तट तीज से आरम्भ होता है । सागरतट 
के साथ-साथ के इस मागं का इब्न खुर्दादबिह के दिये मार्ग के 
साथ मिलान करो । इसके लिए देखो 17106, “115६01 


of India” “i. 15, 16; A. Sprenger, Die Post und- 
Reiserouten des Orients, pp. 80—82. 


दैबळ-कराची के साथ मिलाने के लिए देखे, 17106, 11501) 
i India, 1, 375. Daibal-Sindh is Diulcindi of Duarte 
Borbosa, translated by Stanley, p. 49 (Hakluyt Society) | 


एछ १३८. वराई = बड़ोदा ,कम्वायत = कम्ये, बिहरोज = बराएच | 
सूबार संस्कृत शूर्पारक और अरबियों के सुफाल से अभिन्न है| तान = 
संस्कृत स्थान, और सन्दान शायद्‌ = सन्धान है | सूबार के लिए देखे 
भगवानलाल इन्ट्री, “Antiquarian Remains of Sapara,'” 


ete., “Journal” of the 
Ce 7 Bombay branch, 1881, 1882, 


एछ १३४. पञ्जयावर तज्ञोर नाम के किसी प्राचीनतर रूप की 
अशुद्धि प्रतीत होती है । 

रामशेर = रामेश्वर ? 

पृष्ठ १४१. शोइत--जानसन महाशय इसे एक वृक्ष बताता है जिसके 
धनुष बनाये जाते हैं। और झुळम्मा का अर्थ भिन्न-भिन्न रङ्गोंवाला है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ४११ 


पृष्ठ १४१. इन्द्रवेदी का अन्तवंदी में बदल देना चाहिए जा इटावा 
के पास से प्रयाग तक फैलनेवाले निम्नतर दुआब (1,00७/ 08) 
का पुराना नाम है रlliot-Beames, “Memoirs,” ii, 10; 
Elliot, “History of India,’ i. 124. 
पृष्ठ १४४. वक्र होरा (२५२८०८८७८०) --प्रत्येक दिन और रात 
का बारह बराबर भागों में विभाग, दिनों और रातां की लम्बाई चाहे 
कितनी ही क्यों न हों । वर्ष की भिन्न-भिन्न ऋतुओं में ये घण्टे भिन्न भिन्न 
होते थे। इनके विपरीत विषुवीय होरा ( सायन $2,7-«/1५०(०० )' 
अहोरात्र का चौबीसवाँ भाग हैं और सारे वर्ष में सदा वरावर रहते हैं। 
Gf. Ideler, Handbuch der Chronologie, 1. 86. 
पृष्ठ १४५. होरा-- फारसी नीम बहर का अर्थ आधा भाग और 
फलित-ञ्यातिष में राशि का आधा या पन्द्रहवाँ अंश है । 
पृष्ठ १४५. सूर्य और लग्न (३४००१००४ ६४ अह के उदयः 
डाने ) के अंशों के वीच के अन्तर को पन्द्रह पर बाँटने से वह समय 
घण्टों में निकल आता है जो सूर्योदय से लेकर उस समय तक व्यतीतः 
हो चुका है; दिन का अधिपति एकदम पहले घण्टे का ्रधिपति होता 
है, इसलिए यहाँ दिया नियम प्रसत्त रूप से टीक है (Schram) । 
पृष्ठ १४६. ग्रहों के नामों के लिए देखो £. Burgess, Surya 
Sidgdhanta, pp. 422 423, and A. Weber, Indische 
Studien, 7. 261. 
५% के स्थान में ५५३ आवनेय पढ़िए । बिबत शब्द सम्भवतः 
विवखन्त का कोई रूप है । 
अस्तरलाब--एक यंत्र का नाम है जिससे पहले समयों में 
समुद्र-तल पर सूर्य या तारों की उचाई मालूम किया करते थे । 
` पृष्ठ १४८. सूची--मैं यहाँ मासों के वेनाम देता हूँ जा सम्भवतः 


, CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१२ अलबेरूनी का भारत । 


प्रन्थकार बोलता था परन्तु मैं खर-उच्चारण के विस्तार के लिए उत्तर- 
दाता नहाँ हा सकता--चेत्र, बेशाक, जेत, आषार, श्रावन, भाद्रो 
आशूज, कार्त्तिक, मङ्किर, पोष, माग, पाशुन शायद इनमें से बहत से 
नामों की समाप्ति उ में होती थी, यथा मह्ठिरु । 1000 0: 
“Grammar of the Urdu,” 1887 ]). 259 में हिन्दुस्तानी 
“नाम मिल्लाम्ना । 
सूय्ये के देशी नामों का शायद यह उच्चारण ,था--रवि, विष्णु, 
घाता, विधाता, अजेमु, भगु, सबित, पृष, तष्ट, अकु, दिवाकरु, अंशु। 
इष्ठ १४९. मैं बसन्त हूँ--इन शब्दों के बाद ये शब्द जोड 
दीजिए क्योकि अनुवाद में ये मुझसे छूट”गये हैं--“इससे भी सिद्ध 
होता है कि पहली तालिका में दिया हुआ ऐतिह्य ठीक है ।” देखो 
` भगवद्गीता, अध्याय १०, श्लोक ३५ । 
एछ १५४. फ्लेग्यास (21108795)--श्ररबी में इसे फिरगोरा- 
ओस लिखा है । +) 
प्रष्ठ १५८. इंथर--अरबी में इसके लिए 249 शब्द्‌ है । मण्डल 
के लिए ७५5 शब्द है। 

_ शष्ठ १५८. बसिष्ठ ; आर्यभट्ट -अरन्थकार इन लोगो के सिद्धान्तों 
को उनकी अपनी पुस्तकों से नहीं लेता; वह उन्हें उन उद्धरणों से ही 
जानता हैं जो त्रह्मगुप्त के अन्थो में मिलते हैं। आयैभट्ट के विषय में 
यह बात वह आप ही कहता है । 

पृष्ठ १६४. क्योंकि जिन लोगों ने--यही एक ऐसा वचन है जिसमें 
अलबेरूनी स्पष्ट रीति से भ्रपने पण्डितो का उल्लेख करता है । प्रत्यक्ष में 
उसने संस्कत सीखने के लिए घोर यन्न किया परन्तु उन कठिनाइयों के 
कारण जिनकी वह आप ही शिकायत करता है वह सफलः्मनोरथ 
न हो सका । उसने भारतीय साहित्य का अध्ययन देशी पणिडितों को 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ४१३ 


सहायता से उसी प्रकार किया जिस प्रकार पहले अगरेज़ विद्वानों ने 


बङ्गाल में किये थे । 


पृष्ठ १६५. सूची--विध्णु-पुराण, ¡¡ के साथ मिल्लाओ, जहाँ 


पाँचवीं और सातवीं पृथ्चियों का महातल श्रौर पाताल कहा गया है। 


वायुपुराण भी ( राजेन्द्रल्ाल मित्र, कल्षकत्ता-द्वारा सम्पादित ) 
कुछ भिन्न नाम उपस्थित करता है, यथा, अतलम्‌, सुतलम्‌, 
वितत्लम्‌ , गभस्तल्लम्‌, महातलम्‌, श्रीतलम्‌, पातालम्‌ और कृष्ण 
सौमन्‌, पाण्डु, रक्तम्‌, पील, शर्कर, शिलामयम्‌ , सौवण (४०]. ।. ]). 
391, ४. 11-14 ) 
पृष्ठ १६६. आध्यात्मिक प्राणी इत्या दि--नामों की यह सूची अक्षरशः 
चायुपुराण (४०1. 1. 9. 391, ४. 15-394 7. 4 3) (अध्याय ५०) से 
“ली गई है। 
पृष्ठ १७३. लोकालोक इसका अर्थ है न-इकट्ठे होने का स्थान। ऐसा 
जान पड़ता है कि प्रन्थकार ने इस संयुक्त चर के स्वरूप को नहीं 
समझा था। लोकालोक = लोक-्रलोक, अर्थात्‌ जगत्‌ और न-जगत्‌ । 
पृष्ठ १७३. शेषाख्य--प्रत्यच्त ही शेष-थाख्य, अर्थात्‌ शेष के नास- 
वाळा है । 
पृष्ठ १७७. विश्वामित्र के दूसरा जगत्‌ बनाने का यन्न करने की 
कथा रामायण से ली गई है, परन्तु यहाँ राजा का नाम त्रिशंकु 
दिया गया है | 
पृष्ठ १७८. श्रीपाळ के लिए प्रष्ठ ८० की टिप्पणी देखोा। कार ने 
विविध स्थानों पर सुलतान का ऐसी अद्भुत रीति से वर्णन किया है कि 
मैं समक्ता हूँ वह इसे जानता था और कुछ काल वह वहाँ रहा था। 
जब हिजरी संवत्‌ ४०८ ( ईसाई सन्‌ १०१७ ) में राजा महमूद 
ख्वारिज्म-खीबा को जीतने के बाद वहाँ से लौटा और अपने साथ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१४ अलबेरूनी का भारत | 


विजित मामून वंश के राजाओं , अनेक विद्वानों ( जिनमें एक अलबेरूनी 
भी था ), कर्म्मंचारियों, रौर सैनिकों को पकड़ लाया तब क्या 
उसने इनमें से कुछ एक को ( जिनमें एक अलबेरूनी भी था ) राज- 
बन्दियों के रूप में सुलतान ( जिसको कि वह कुछ वर्ष पूर्व जीत चुका 
था ) भेज दिया ? इसके उन्नीस वर्ष पश्चात्‌ (४२७ हिजरी) महमूद 
के पोते मजदूद ने अल्लतुन्तश बंश के राजाओं को, जिन्होंने मामूनियों 
के बाद ख्वारिज्म का राज्य सम्भाला था, राजबन्दो बनाकर लाहोर 
ना था । प्रत्येक अवस्था में यह बात पूर्णतया निश्चित है कि 
अलबरूना महमूद का कृपापात्र नहीं था, अन्यथा वह अपनी एक 
पुस्तक उसे अवश्य समर्पण करता । 01. 9221, 707 ६1०5६८ 
Geschichte und Chronologie von Khwarizm, i. pp. 16,28. 
पछ १७८. सुहैल (0॥०८४)--इसे आर्य-भाषा में अगस्य 
कहते हैं| स. रा: क; 
_ श्छ १७८. अलजेहानी खलीफों के राज्य के पुर्वीय भाग में भूगोल 
i ण पर मुसलिम साहित्य के जन्मदाताओं में से एक था । वह 
चवा इसाई शताब्दी के अन्त के करीब मध्य एशिया के एक सामानी 
राजा का मन्त्री भी था । इसको पुस्तक के त 
हैं पर वह खुद अभी तक त य कहि 
`. छोटा रीछ (8111! 10697)--इसै आर्य भाषा में शिशुमार 
मण्डलम्‌ कहते हैं। स. रा. Ld 
9 शष्ठ १८०. १०२० और १०३० के अन्दर अन्दर तारे--तारों की यह 
संख्या . अब्दुर॑हमान सूफी की तारा-सूची में गिनी गई है । (01. 
Schjellerup, Description des Etoiles fixes par. Alsufi, 
St,Petersburg, 1874) । इसी का अलबेरूनी ने अपनी कानून 
मसऊदी नामक पुस्तक में बदल लिया है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । २१५ 


पृष्ट १८३. यहाँ दिये हुए मूल्य २४” के सबसे बड़े झुकाव के 
अनुरूप हैं । इस प्रकार क ट 5 १३४७ है और २४ की त्रिज्या है, 
ख ट= २४८ है और २४” की निचली ज्या ( Versed sine ) है, 
र ट ह पिछले और ज्या ३४३८ का अन्तर है ( Schram) | 
पष्ठ १८३. कर्दजात--कर्देज शब्द फारसी कर्दा = काट से 
निकाला हुआ मालूम होता है, जिसका अर्थ वृत्तांश है । ज्या परिधि 
के ३४३८ मिनटों के बरावर है | इन मिनटों को कजात कहते हैं ।. 
पृष्ठ १८४. २३° के स्थान २४° पढ़िए । 
प्रृष्ठ १८५. कुसुमपुर के आर्यभट्ट के भ्रवतरण अलबेरूनी ने बार- 
वार दिये हैं । वह अयुतम्‌ से लेकर परपद्य तक संख्याओं के क्रम 
का उल्लेख करता है । यहाँ वह कुरुक्षेत्र की द्राधिमा, पितरों और 
देवो के दिन ओर मेरु पर्वत की उँचाई वर्णन करता है। वह चषक 
को विनाड़ी कहता है | उसकी एक पुस्तक से यह प्रमाणं दिया गया 
है कि १००८ चतुयुगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है; इसका आधा 
उत्सपिंणी, और दूसरा आधा अवसपिंणी ( जैन परिमाषायें.) हैं। 
दुर्भाग्य से मुझसे इस पुस्तक का नाम नहीं पढ़ा गया । इसके अक्षर 
८471) हा सकते हैं, और यह निश्चय नहीं कि यह अरबी शब्द है 
या भारतीय । , 
अलबेरूनी अपने पाठकों को इस आरयैभट्ट को इसी नाम के बड़े 
पण्डित के साथ, जिसका यह अनुयायी है, गड़बड़ न कर देने की 
चेतावनी देता है | इस स्थान में ऐसा जान पड़ता है कि अलबेरूनी ने 
खयं छोटे आयैभट्ट के ग्रन्थ का उपयोग नहीं किया, परन्तु अपने ये 
शब्द बलभद्र की टीका से लिये हैं। हमें यहाँ यह भी मालूम होता दै 
कि पुस्तक का अरबी में अनुवाद हा चुका था, परन्तु इस बात का 
पता नहीं लगता कि वलभद्र की कौनसी पुस्तक का । क्या यह ब्रह्म 


२७ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१६ अल्लबेरूनी का भारत । 


गुप्त के खण्डखायक पर उसकी टीका थी? यह बात मालूम ही है कि 
उसने खण्डखायक के अरबी अनुवाद का नवीन संस्करण तैयार किया 
था; शायद उसने अपने लिए बलभद्र की टीका का रवी अनुवाद भी प्राप्त 
कर लिया था। इस छोटे आयेभट्र पर देखे £९, 1311119 8911] lita, 
preface pp. 59, 60, शरैर Dr. Bhau Dali “Brief Noteson 
the Age and Authenticity of the Worksof Arvabhata 
Varahamihira,” etc, ७. 392. इसको इसी नाम के बड़ समनाम- 
धारी से पहचानने के लिए अलबेरूनी इसे सदा कुसुमपुर ( पटना ) 
` का आयेमट्र कहता है । 


पछ १८६. शक्तिबाम--यह शुक्तिमत्‌ के लिए काई देसी भाषा 
का रूप प्रतीत होता है । ऋत्षवाम्‌ - ऋत्तवत्‌ (?) । 

प्रष्ठ १८४. श्रदिया और गिरनगर (?) ऊपर से वही पर्वत हैं 
जिन का श्रवस्ता में हरा वरेजेती ( hara berezaiti ) अर तायरा 
(६३९7०) कहा गया है । ` 


प्छ १६४. जानु यहाँ यमुना नदी को कहा गया है । 

इष्ठ १७८. वायुपुराण--नदियों के नाम ४५ वें अध्याय में हैं । 
संस्कृत पाठ में पर्वतो की गिनती का क्रम इस प्रकार है—पारियात्र, 
ऋक्ष, विन्ध्य, सह्य, मलय, महेन्द्र, शुक्ति। 


वेदस्मृतिवें दवती वृत्रन्नी सिन्धुरेव च । 

वर्णाशा चन्दना चैव सतीरा महती तथा || <७॥ 

परा चर्म्मण्वती चैव विदिशा वेत्रवत्यपि | 

शिप्रा ह्यवन्ती च तथा पारियात्राश्रयाः स्मृताः ॥ ४८ ॥ 
शोणो महानदश्चैव नम्मंदा सुमहाट्टमा । 

मन्दाकिनी दशार्णा च चित्रकूटा तथैव च ॥ €< | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ४१७ 


तमसा पिप्पल्ला श्रोणी करतोया पिशाचिका:। 
नीलोत्पल्ला विपाशा च जम्बुल्ला वालुवाहिनी ॥ १०० ॥ 
सितेरज्ञा शुक्तिमती मक्रुणा त्रिदिवा क्रमात्‌ । 
ऋत्षपादात्‌ प्रसूतास्ता नद्यो मणिनिभोादकाः || १०१ ॥ 
तापी पयोष्णी निव्वेन्ध्या मद्रा च निषधा नदी । 
वेन्वा वैतरणो चैव शितिबाहुः कुसुद्रती ॥ १०२ ॥ 
ताया चैव महागौरी दुर्गा चान्तशिल्ला तथा | 
विन्ध्यपादप्रसूताश्च नद्यः पुण्यजलाः ` शुभाः ॥ १०३॥ 
गोदावरी भीमरथी कृष्णा वैण्यथ बञ्जुला । 
तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा कावेरी च तथापगा | 
दक्षिणापथनद्यस्ठु सह्यपादाद्विनिःसृताः ॥ १०४॥ 
कृतमाला ताम्रत्रणा पुष्पजात्युत्पल्तावती । 
मलयाभिजातास्ता नद्यः सर्वाः शीतजल्ला: शुभाः॥ १०५ ॥ 
त्रिसामा ऋतुकुस्या च इला त्रिदिवा च या । 
लाङगूलिनी वंशधरा महेन्द्रतनया: स्मरताः ॥ १०६ ॥ 
ऋषीका पुकुमारी च मन्दगा मन्दवाहिनी । 
कूपा पलाशिनी चैव शुक्तिमप्रभवाः स्टताः ॥ १०७ || 
पृष्ठ २०१. नदियों की इस गणना से बहुत मिलती जुलती गणना 

` वायु-पुराण, अध्याय ४५, शलोक ४-१०८ सें मिलती है— 
पौयन्ते यैरिमा नद्यो गङ्गा सिन्धुः सरखती । 

७ शतद्रश्वन्द्रभागा च यमुना सय्यूस्दथा,॥ &४-॥ 

हे इरावती वितस्ता च विपाशा देविका ङुहूः । 

गोमती धुतपापा च बाहुदा च दृषद्र्ती ॥ ४4 ॥ 
कौशिकी च तृतीया तु निश्वोरा गण्डको तथा | 
इ्नुलोहित इत्येता हिमत्रत्पादनिःसृताः ॥ ७६ ॥ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१८ अलबेरूनी का भारत | 


पृष्ठ २०१. वेदासिनी--विदासिनी लिखिए । 

प्ष्ठ २०२. कायबिष--कायविष राज्य को यहाँ काबुल समक 
लिया गया है । अरबी वर्णों को कायबिष या कायब्षि देने! पढ़ा जा 
सकता है । इसमें केवल व्यजन ही निश्चित है । इससे इण्डो-सी दियन 
राजा कदफस (1०३९६) का नाम बड़े बल से स्मरण हो आता 
है। दो खरो के बीच की दन्त-ध्वनि पिछले रूपों में य से प्रकट होती 
है, यथा बियत्तु = वितस्ता | अथवा क्या इस शब्द के पाणिनि के कापिषी 
के साथ जोड़ दिया जाय ? 0£. P8717! 270 Geography of 
Afghanistan and the Punjab 11 “Indian Antiquary,’” 
1872, 0. 21. 

इछ २ २. -गूज़क--इस दरी ( अरबी में अकृबा ) का उल्लेख 
ह रचित 'भारतवष का ईतिहास? 7. २०, ४४४ ( गरक ) में 

शृछ ९०२. पर्वान नगर के नीचे--मानचित्रों सें इसका उल्लेख 
Ld] के उत्तर में, काग की उड़ान की तरह, कोई आठ 
माल को दूरी पर है। अन्दराब से पर्वान तक 50:00907 (208- 
und Reiserouten, map nr. 5) ने सड़क का खाका खींचा है । 

प्रष्ट २०२, नूर और किरा नदियाँ--किरा के खान किरात पढ़िए । 
इछ २०२. भातुळ विआस और सतलज के बीच हिमालय के 
नीचे का प्रदेश मालूम होता है । मसऊदी (Elliot, “History of 
India,” 1. 22) इसे पंजाब की पाँच नदियों में से एक का नाम; 
वताता है । 


सात नदिग्रों काःसंगम--इस ऐतिह्य का संकेत अवस्ता के हस हेन्दु 


N (0०२ 


 कीोश्रोर है। 


उछ २०४, मस्स्यघुराण इस समय पास न होने के कारण मैं वायु- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ४१ 


पुराण अध्याय ४७, श्लोक ३८-५८ तक, से इसके अनुरूप वचन 
देता हूँ--- 
नद्याः स्रोतस्तु गङ्गायाः प्रपद्यत सप्तधा । 
नलिनी हादिनी चैव पावनी चैव प्राग्गता ॥ ३८ ॥ 
सीता चन्नुश्च सिन्धुश्च प्रतीचीं दिशमाश्रिताः । 
सप्रमी त्वनुगा तासां दक्षिणेन भगीरथी ॥ ३७ || 
तस्माद्भागीरथी या सा प्रविष्टा लवणोदधिम्‌ । 
सप्तैता भावयन्तीह हिमाहूं वषमेव तु ॥ ४० ॥ 
प्रसूताः सप्त नद्यास्ताः शुभा बिन्दुसरोद्भवाः । 
नानादेशान्‌ भावयन्त्यो म्लेच्छप्रायांश्च सवेशः ॥ ४१ ॥ 
उपगच्छन्ति ताः सर्वा यतो वर्षति वासवः । 
सिरिन्ध्रान्‌ कुन्तलांश्चोनान्‌ वर्वरान्यवसान्‌ द्रहान ॥ ४२ ॥ 
रुषाणांश्च कुणिन्दांश्च अङ्गलाकवरांश्च ये । 
कृत्वा द्विधा सिन्धुमरुं सीताऽगात्पशिचिमोदधिम्‌ || ४३ ॥ 
अथ चीनमरूश्चैव नङ्गणान्‌ सर्वमूलिकान । 
साध्रांस्तुषारांसतम्पाकान्‌ पहवान्‌ दरदान्‌ शकान्‌ | 
एतान्‌ जनपदान्‌ चल्नु: ्रावयन्ती गतोदधिम्‌ ४४ ॥ 
दरदांश्च सकाश्मीरान्‌ गान्धारान्‌ वरपान्‌ हृदान्‌ । 
शिवपौरानिंद्रहासान वदातीश्च विस जयान्‌ ॥ ४५ ॥ 
सैन्धवान्‌ रन्ध्रकरकान्‌ श्रमराभीररोहकान्‌। 
शुनामुखांश्चो्वमनून्‌ सिद्धचारणसेवितान ॥ ४६ ॥ 
गन्धर्व्वान्‌ किन्नरान्‌ यक्षान्‌ रक्षोविद्याधरारगान्‌ । 
कलापग्रामकांश्चैव पारदान सीगणान खसान्‌ ॥ ४७ ॥ 
किरातांश्र पुलिन्दांश्च कुरून्‌ सभरतानपि । - 
पञ्चालकाशिमास्स्यांश्च मगधाङ्गांस्थैव च ॥ ४८ ॥ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२० ` अलबेरूनी का भारत । 


त्रह्मोत्तरांश्व वङ्गांश्च तान्नलिप्तांस्तथेव च । 
एतान्‌ जनपदानार्य्यान्‌ गङ्गा भावयते शुभान्‌ ॥ ४७ |; 
ततः प्रतिहता विन्ध्ये प्रविष्टा दक्षिणोदधिम्‌ । 
ततश्चाह्णादिनी पुण्या प्राचीनाभिमुखी ययौ ॥ ५० ॥ 
प्लावयन्त्युपभोगांश्च निषादानाञच जातयः । 
घीवरानुषिकांश्चैव तथा नीलमुखानपि ॥ ५१ ॥ 
केरलाबुष्ट्रकणांश्च किरातानपि चैव हि। 
काल्लाद्रान्‌ विवशाश्च कुमारान्‌ स्वर्शभूपितान्‌॥ ५२ ॥ 
सा मण्डले समुद्रस्य तिरोभूता ऽनुपूर्वतः । 
ततस्तु पावनी चैव प्राचीमेव दिशङ्गता ।। ५३ ॥ 
अपथान्‌ भावयन्तीह इन्द्रयू म्नसरोपि च । 
तथा खरपथांश्चैव इन्द्रशङ्क्‌_ पथानपि ॥ ५४ ॥ 
मध्येनेद्यानमस्कारान्‌ कुथप्रावरणान्‌ ययौ । 
न्द्रद्वीपससुद्रे तु प्रविष्टा लत्रशोदधिम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततश्च नलिनी चागात्‌ प्राचीमाशां जवेन तु। 
तोमरान्‌ भावयन्तीह हंसमार्गान्‌ सहूहुकान्‌ ॥ ५६ | 
पूर्वान्‌ देशांश्च सेवन्ती भित्वा सा बहुधा गिरीन | 
कर्णप्रावरणांश्चैव प्राप्य चाश्वसुखानपि ॥ ५७ ॥ 
सिकतापरवेतमरून्‌ गत्वा विद्याधरान्‌ ययौ । 
नेमिमण्डलकोष्छे तु प्रविष्टा सा महोदधिम्‌ ॥ ५८ ॥ 
४8 २०६, अनुतपत, शिखि, और कर्म के स्थान अनुतक्ता, सिखि, 
भ्रौर क्रमु पढ़िए । 9 
प्रष्ठ २०८. पैदा किया--यह शब्द यह प्रमाणित करता है कि 
अलबेरूनी कट्टर इसलाम के इस सिद्धान्त पर विश्वास रखता था कि 
-अरान को परमेश्वर ने अनादि काल में बनाया था भर मुहम्मद के 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका | ४२१ 

मुख से मनुष्य जाति पर उसका प्रकाश कराने के पहले उसे एक 
तख्ती पर लिखकर स्वगे में सुरक्षित रक्खा हुआ था । 

पृष्ठ २०८. इव्नुलमुकृफूफा (अब्दुल्ला) ओर अव्दुलकरीम का 
उल्लेख ग्रन्थकार की “प्राचीन जातियाँ की कालगणना-विद्या” में 
भी है। 

पृष्ठ २१२. यमकोटि, लङ्का, इत्यादि-इन्हीं नामों को सूझ्य- | 
सिद्धान्त अ० १२ में मिलाम्रो । 

पृछ २१४. आर्यभट्ट, वसिष्ठ, लाट-्रन्थकार इन सब ज्याति- 
बियाँ को उनके मूल ्न्थों-द्रारा नहों प्रस्युत ब्रह्मगुप्त के भन्यो में 
केवल उनके उद्धरणों-द्रारा ही जानता था । यहाँ दिये वराहमिहिर . । 
के शब्द भी ब्रह्मगुप्त के ही अवतरण प्रतीत होते हैं, यद्यपि वे सम्भ- । 
वतः वराहसिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका से लिये गये होंगे | पुलिस, । 
। , अलबचत्ते, इस नियम का अपवादस्वरूप है क्योंकि उसका सिद्धान्त 
| अलबेरूनी के हाथ में था और वह उसका अनुवाद कर रहा था| 

पृष्ठ २१७. अमरावती, वैवस्वत, इत्यादि--इन चारों नगरां कं 
विषय में विष्ु-पुराण, दूसरा अंश देखो । 


| पृष्ठ २२०. आप्तपुराण-कार्ण--समझ में नहीं आता कि अरबी 
अक्षरों को किंस प्रकार पढ़ा जाय | इस परिभाषा का अनुवाद है 
वे सच्चे लोग जो पुराण पर चलते हैं ! ho 

प्छ २२२. ट क ३३'को त्रिज्या होने से २२५ के उ 
है; इसका वर्ग ५०६२५ के बराबर है; ३१ की निचली ज्या 


५ 1 च ०20 व्यास कट ख 
(Versed sine) द ख ४ है, और ह ट= घे 


= ३४३८-७= ३४३१ (Schram) । A 
पृष्ठ २२२. ऐसा जान पड़ता है कि नीचे का : हिस 
्रतावघानी से किया गया, दै, फकिर अरि स द 


७ 00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha है क टन 


४२२ अलबेरूनी का भारत | 


व्यासाधे ७९५ २७ १६” ठीऋ-ठीक निकाला गया है क्योंकि व्यास 
और परिधि के बीच ७:२२ के अनुपात का प्रयाग करने से हम 
वस्तुतः इसी संख्या पर पहुँचते हैं । परन्तु पहले ही ख ग के 
निकालने सें दोष है । ऐसा जान पड़ता है कि अलबेरूनी ने ००७ ५५ 
के स्थान ०७४२” को योजनों में बदल डाला है; क्योंकि ३६०" 
पाँच सहस्र योजन के बराबर हैं, इसलिए १° के लिए हमें १३ याजन 
७ क्रोश, ४४४ ह गज़, १ के लिए १ क्रोश, ३४०७ ९१ गज भर 
१ के लिए १२३ ६३ गज प्राप्त होते हैं, और उन ङ्क के | साथ 
गिनती करने से हमें ०" ७' ४२“ प्राप्त होते हैं न कि ०-७” ४५" 
जोंकि क ३५ गज्ञ $ अनुरूप है । इसके अलावा जिस नियम ब 
वह उपयोग करता हे वह सर्वथा भ्रान्त है. यह नहीं है दि 
दो दर्शकों की उँचाई के बीच वहीः र है ह हि 
अपने दृष्टि-क्षेत्रों की त्रिज्याओं (2705) के बीचका है। यदि यह 
अवस्था होती तो . ०० ०--] : Sin a= sec B—_] : ह 5, या 


के लटक ल्य के लिए न SEC 4०1. 
मूः लिए quotient जाप एकरूप रहता, पर 


यह हु ईसा समय नहीं है। परन्तु उसके अशुद्ध नियम के 
0 मद वे अङ्क नहीं पा सकते हैं जो उसने पाये हैं। यह नियम है 

गज्ञ : दृष्टि-क्षेत्र की त्रिज्या = गज़ 
त्रिज्या = ५७०३५ गज्ञ : २२५ „ इस प्रकार 


~ 2. । १ 
द्ृष्टि्ञेत्र की ` त्रिज्या = सद ह 


होगी; परन्तु वह दृष्टि-क्षेत्र 


२७०३५ 
~ ज्य MD NY SE 
की त्रिज्या ०० १” ३” के बराबर निकालता है, जो i 
2 ५७०३५ 
के अनु क | 
रूप है न कि के | इसलिए ऐसा जान पड़ता. है 


५७०३१ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ 


टीका । ४२३ 


कि अलबेरूनी ने ४०० के खान ४१ २२५= १००० गिन लिया 
है । फिर प्रत्येक कला ( डिग्री) की लम्वाई भी बिलकुल शुद्ध नहीं ; 


तस 


ह १३ योजन, ७ क्रोश, ३३३६ गज़ नहीं, प्रत्युत, जैसा ऊपर कहा 


` गया, १३ योजन, ७ कोश, ४४४१ गज्ञ है । अन्ततः यदि हम इस 


१// 


संख्या के द्वारा ०° ० १” ३” के राज्ञ बनायें ता वे १२४३ गज्ञ 
निकलते हैं, इसलिए जिन २९१५ गज्ञों का वह उल्लेख करता है 
उन पर वह मूल शून्यों के श्रान्त वर्णव्यत्यय के द्वारा पहुँचा प्रतीत 
हाता है (Schram) । 

पृष्ठ २३१. एक प्राचीन यूनानी की कथा है- सम्भवतः यह पोर्फाईरी 
की पुस्तक से ली गई है । यह पुस्तक जगत्‌ के स्वरूप के विषय में 
अत्यन्त उत्कृष्ट तत्ववेत्ताश्रों की सम्मतियों पर है । 

पृष्ठ २३६. बालकों का सी-सा नामक खेल--इसका अरबी में 
५०७५०) लिखा दै । अगरेज़ी में इसे 9९०-४०४ सी-सा या देखा- 
देखी, कहते हैं । 

पृष्ठ २४१. यूनानी--प्रन्थकार ने अरबियों और फारसियो के 
मतानुसार अपनी प्राचीन जातियों की काल्नगणना-विद्या”! प्रष्ट 


. ३४०,३४१ में हवाओं का वर्णन दिया है ग 


पृष्ठ २४३. अत्रि, दक्ष, इत्यादि- जिन कहानियों की ओर यहाँ 
संकेत है वे विष्ण-पुराण, | १५३, |. २१ में पाई जाती हैं । 

पृष्ठ २४७. ऋषि भ्रुवन-काश का केवल यहाँ ही उल्लेख है । किसी 
अन्य स्रोत से मुझे उसका पता नहीं लगा । इसको पुस्तक में, जिसका 
नाम नहीं दिया गया, भूगोल का वर्णन जान पड़ता है । 

पृष्ठ २४८. सञ्नार ( ) )--हस्तल्लेख में ऐसा ही जान पड़ता 
है। परन्तु इन अक्षरों को सन्नाद भी पढ़ सकते हैं । 


ते 
० 


~ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२४ अलबेरूनी का भारत | 


इछ ३५२. वूशङ्ग, पश्चिम दिशा में, हिरात के समीप एकः 
खान | सकिलकन्द, (इसे इसकिलकन्द भी लिखा है) को 
Elliot ने अपनी “History of India,” 7. 336, 71006 1 में 
असकन्द्रिया बताया है । 
इड २२२, वायुपुराण का यह अवतरण अध्याय ४५, श्लोक 
१०८-१३६, में पाया जाता है। अलवेरूनी दिशायें इस प्रकार 
देता है--पूर्व, - दक्षिण, पश्चिम, उत्तर; परन्तु सेस्कृत-पाठ में यह 
क्रम है; उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम । 
कुरु पाश्चालाः शस्वाश्चैव सजाङ्गलाः || १०४ | 
शुरसेना -भद्रकारा बोधाः शतपश्ेश्ररे: । 
वत्सा किसष्टा: कुल्याश्र कुन्तल्लाः काशिकोशल्लाः ।। ११० ॥ 
अथ पारवे तिलङ्गश्च मगधाञ्च डकः सह । 
मध्यदेशा जनपदाः प्रायशो ऽमी प्रकीर्तिताः ॥ १ ११ ॥ 
सह्यस्य चोत्तराद्धे तु यत्र गोदावरी नदी । 
` प्रथिव्यामिह कृल्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥ ११२ ॥ 
तत्र गोवर््धना नाम सुरराजेन निर्मितः । 
रामभ्रियार्थं खगोऽयं वृक्षा ओषधयस्तथा । । ११३ | 
भरद्वाजेन मुनिना तरिप्रयाथं तारिता: । 
अन्तः पुरवनोदेशस्तेन जज्ञे मनोरम: ।। ११४ ॥ 
वाह्लीका वाढधानाश्च ्राभीरा: कालतोयकाः | 
अपरीताञ्च शूट्राश्व पहवाश्चर्मखण्डिका: | १ १५ ॥ 
गान्धारा यवनाश्चैव सिन्धुसावीरभद्रका: । 
शकाहदा: कुलिन्दाश्च परिता हारपूरिकाः ॥ १? ६ ॥ 
रमटा रद्धकटका: केकया . दशमानिका: । 
चत्रियोपनिवेशाश्च वैश्यशुद्रकुल्लानि च || ११७ ॥ 


= 


~ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका ! २२५ 


काम्बोजा दरदाश्चैव वर्वराः प्रियल्लीकिका: । 
पीनाश्चैब तुषाराश्च पहवा वाह्मतादरा: ॥ ११८॥ 
आत्रेयाश्च भरद्वाजाः प्रस्थलाश्च कसेरुकाः । 
लम्पाका स्तनपाश्चैव पीडिका जुहुडेः सह ॥ ११४॥ 
अपगाश्चालिमद्रा्च किरातानाञ्च जातयः । 

तामारा हंसमार्गाश्च काश्‍श्मीरास्तङ्गणास्तथा | १२० ॥। 
चूलिकाश्चाहुकाश्चैव पूर्णदर्वास्तथैब च। 

एते देशा ह्य दीच्याश्च प्राच्यान्‌ देशान्निवोधत । १२१ ।) 
अन्ध्रवाकाः सुजरका अन्तगिरिबहिगिरा: । 

तथा प्रवङ्गवङ्ग या मालदा मालवत्तिनः ॥ १९९ || 
ब्रह्मोत्तरा: प्रविजया भार्गवा गेयमर्थकाः । 
प्राग्ज्योतिषाश्च मुण्डाश्च विदेहास्तामलिप्षकाः । 

माला मगधगोविन्दाः प्राच्यां जनपदाः स्म्रता: ॥ १२३ ॥ 
अथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः । 
पाण्ड्याश्च केरलाश्चैव चौल्याः कुल्यास्तथैव च॥ १२४ ॥ 
सेतुका मूषिकाशचैव कुमना वनवासिका 

महाराष्ट्रा माहिषकाः कलिङ्गाश्चेव सवशः ॥ १९५ i 
अभीरा: सहचैषीकाः आटव्याश्च वराश्च य । 

पुलिन्द्रा विन्ध्यमूलींका वैदभा दण्डकैः सह ॥ १२६ ॥ 
पीनिका मौनिकाश्चैव अस्मका भोगवद्धना 

नैर्णिकाः कुन्तला आन्ध्रा उद्भिदा नलकालिका: || १२७ ॥ 
दाक्षियात्याश्व वै देशा अपरांस्ताजियाधत । 
शूर्पाकाराः कोलवना दुर्गा: कालीतकैः सह ।। १९८ ॥ 
पुलेयाशच सुरालाश्‍श्च रूपसास्तापसेः सह । 

तथा तुरसिताश्चैव सवे चैव परक्षराः ॥ १२४ ॥ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२६ अलबेरूनी का भारत | 


नासिक्याद्याश्‍च ये चान्ये ये चैवान्तरनर्मदाः । 

भाजुकच्छा: समा हेयाः सहसा शाश्वतैरपि || १३० || 

कच्छीयाश्च सुराष्ट्राश्च अनर्तताश्चाबुदैः सह । 

इत्यते सम्परीताञ्च श्वणुध्वं विन्ध्यवासिनः । । १३१॥ 

सालवाश्च करूषाश्च मेकलाश्चोत्कलैः सह । 

उत्तमा दशार्णाश्च मोजा: किष्किन्धकैः सह ॥ १३२ ॥ 

'तोसलाः कोसलाश्चैव त्रैपुरा वैदिकास्तथा । 

ठुमुरास्तुम्बुराश्चैव षट, सुरा निषधैः सह ॥ १३३ ॥ 

अनुपास्तुण्डिकेराश्च वीतिहोत्रा ह्यवन्तयः | 

एते जनपदाः सर्वे विन्ध्यप्रष्टनिवासिन: ॥ १३४ ॥ 

अतो देशान्‌ प्रवक्ष्यामि पर्व्वताश्रयिशश्च ये । 

निगहरा इंसमार्गा: शुपणास्तङ्गणाः खसाः ॥ १३५ || 
ङुशप्रावरणाश्चैव हूणा दर्वाः सहूद्काः | 

त्रिगत्ता मालवाश्चैव किरातास्तामसे; सह ॥ १३६ ॥' 

४४ २५४-२४७. वराहमिहिर की संहिता का यह अवतरश चै दवे 
अध्याय से लिया गया है । इन दो ऐतिल्यो के बीच बहुत सी असंग- 
तियाँ हैं । कई खानों में अलवेरूनी और उसके पण्डितो! ने अपने 
दस्तल्लेख को पर्याप्त विशुद्धता के साथ नहीं पढ़ा होगा । अन्य स्थानों 
में संस्कृत-हसलेख-ऐतिझ् में भारी भूलें दिखाई देंगी । ये भूलें 
अक्षरों की सामान्य गड़बड़ से पैदा होती हैं क्योंकि ये भ्रक्तर आपस 
में बहुत मिल्ते-जुलते हैं । अरबी-हस्तलेख-ऐतिह्य फिर भी शुद्ध छै 
परन्तु अरबी पाठ के नकृल करनेवाले ने किसी न किसी दशा में 
अशुद्धियों की संख्या को बढ़ाया होगा । कई भारतीय नामों को 
समकाने के लिए उसने टिप्पणियाँ दे दी हैं. यथा सौवीर, अर्थात्‌ 


CC-0. In Public फा bigifzed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ४२७ 


मुलतान और जहरावार । पर खेद है कि उसने ये टिप्पणियाँ बहुत 


थोड़ी दी हैं । 
पृष्ठ २५८. अबू माशर अनेक ग्रन्थों, प्रधानतः फलितज्योतिष के 
ग्रन्थों का रचयिता, २७२ हिजरी - ८८४ ३० में मरा । मध्यकालीन 
यारुप इस अबू मसर नाम से जानता था । 
पृष्ठ २६०. पृथ्वी का गुम्बज़--यदि यह शब्द .भारत से नहीं लिये 
गये, ते प्रश्न होता है कि किसने इन्हें भ्ररव लोगों में प्रचलित 
किया ? क्या भ्रलफज्ञारी ने? 
पृष्ठ २६०. रावण राच्स-ग्रन्थक्रार का सङ्कत रामायण कं 
पाँचवे और छठे काण्डों की ओर है । पर इनका वह जानता न था 
अन्यथा वह इसे इस प्रकार बार-बार राम और रामायण की कथा न 
कहता । सुभे किले का हाल समभने में सफलता नहीं हुई; अरबी 
चिह् त्रिकूट नाम के साथ जोड़े नहीं जा सकते । 
पृष्ठ २६२. लङ्का से मेरु तक एक सीधी रेखा--का आगे भी. 
पृष्ठ २७१ पर उल्लेख है । भारतीय पद्धति के अनुसार, द्राधिमा का 
पहला अंशा (डिग्री) सूर्यसिद्धान्त में भी वर्णित है । ऐसा प्रतीत होता 
झे कि ग्रन्थकार कुरुक्षेत्र के थान कुरुक्खेत्र बालता था । हर सूरत म 
उसने च नहीँ लिखा | इसलिए संयुक्त च प्राकृत-परिवतन द्वारा अवश्य, 
ही क्ख बन गया दोगा, यथा पाक्खरा = फुकेर । 
पृष्ठ - २६७. लङ्गबालूस को ए- स्प्रङ्गर, -A-Sprenger नेः 
निकोबार बताया है; देखे ? ०8-५०१ Reiserouten des Orients 
pp: 8 8 १ 
पृष्ठ २६६. देशान्तर के निकालने का नियम . सूर्यसिद्धान्त- 


में देखा । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२८ अल्बेरूनी का भारत | 


एछ २६६. अळ-अकन्द को अलवेरूनी ने ब्रह्मगुप्त का खण्डः 
खाद्यक समझ लिया है (परिच्छेद ४5) । फिर अन्यत्र (परि ५३) 
वह अकन्द शब्द को अहरण से अभिन्न समझता है । ध्वनि-शास्र की 
रीति से ये दोनों ही समीकरण कठिनता से ही न्याय-सङ्गत हो सकते 
हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ्र्कन्द का संस्क्ृत-मूल आस्येखण्ड 
ऐसा कोई शब्द है, और प्रसक्त ही हरकन शब्द (एक अरबी पञ्चाङ्ग 
का नाम, परिच्छेद ५३) अहगेण से अभिन्न है । 
re “स के अरबी अनुवाद के बुरा होने की शिकायत 
है आर अपने जीवन में किसी समय (सम्भवत: “अल्येरूनी का 
भारत” की रचना के उपरान्त) उसने इस अनुवाद का एक नया और 
सशाधित संस्करण प्रकाशित किया है। अरबी श्रकन्द अभी तक 
दुय के पुस्तकालयों में नहीं मिला । मन्थकार ने इस पुस्तक से ये 
वाते ली हैं--( १ ) पृथ्वी का व्यास १०५० योजन है। ( २) 
उजैन का श्रक्ष २२° २४' झर भ्रलमनसूरा, का २४१ है । यहाँ 
pee कहता है कि याकूब इतन तारिक ने भी इस पुस्तक के प्रमाण 
र थे पर वे अशुद्ध थे । ( ३ ) लाहरानी में सीधी छाया ५६ कला 
ह्‌ । ( ४ ) अलबेरूनी अल-अर्कन्द्‌ से शक्ाव्द के, जिससे उसका 
तात्पर्य गुप्त-संवत्‌ से है, निकालने की एक रीति उद्धृत करता है 
( परिच्छेद ५३ ) । दै 
इछ २६७ पंक्ति २, व्यास और परिधि के बीच ७:२२ के अनुपात 
का प्रयाग करने से हम १०५० याजनों के व्यास के अलुरूप परिधि के 
रूप मु ३०० योजन पाते हैं। इसलिए अळ-अन्द नामक पुस्तक 
. मे इथ्वी की परिधि ३३०० योजन दी गई है। यह (परिच्छेद ३१) 
इस बयान से मिलता है कि ३२०० योजन. अल-श्रर्कन्द में दिये 
“मूल्य से १०० याजन कम हे (Schram) । 


(५ 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri GyaanKosha 


टीका । ४२४ 


पृष्ठ २६७. ब्यस्त त्रैराशिक विशेष बीज-गशित-सम्बन्धी गणना 
के लिए एक वैज्ञानिक परिभाषा है । 
पृष्ठ २६४. अळफूजारी अपनी ज्योतिष की पुस्तक--यह ब्रह्मगुप्र के 
त्रह्मसिद्धान्त का अनुवाद था । 
पृष्ठ २६८ पंक्ति १. देशान्तर की गणना, जैसा कि अलबेरूनी कहता 
है, सर्वथा श्रान्त है, क्योंकि ट्राधिमा का अन्तर हिसाव में गिना 
नहीं गया (Schram) । 
पृष्ठ २७० पंक्ति १४. मिभुक्त भाग में लिखी हुई संख्या अवश्य 
८० होगी, क्योंकि अलबेरूनी थोड़ा आगे चलकर कहता है कि “यदि 
हम इस गणना को उलटायें रौर बड़े चक्र के भागों को उसकी विधि 
के अनुसार योजनो में बदलें ता हमें ३२०० संख्या प्राप्त होती है |” 
परन्तु ३२०० प्राप्त करने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि: 
को ८० से गुणा करें.। “दा स्थानों के बीच के अन्तर के योजनों 
को & से गुणो और शुणन-फल का ८० पर वाँटो” यह नियम 
याजनों में दिये हुए इस अन्तर को अंशों ( डिम्रियाँ ) में बदलने का 
| काम देता है | तब यह अन्तर एक समको त्रिभुज का कर्ण समझा 
| जाता है । इस त्रिभुज की एक सुज अच्ो का प्रभेद है, दूसरी द्राधि- 
माओं का अज्ञात प्रभेद; यह पिछला प्रभेद कणं और ज्ञात भुज के 
। रगो के भेद का वर्गमूल लेने से मालूम है जाता है। द्राधिमा का 
| यह भेद तब अंशों (डिग्रियाँ) में प्रकट किया जाता है; दिन-मिनिटों 
| में इसे प्रकट करने के लिए हमें इसे ६ पर बॉटना पड़ेगा, क्योंकि बे 
एक चक्र में ३६०" होते हैं, परन्तु एक दिन में केवल ६० दिन- 
मिनिट होते हैं । 
पृष्ठ २७२. कतळगातगीन--.)५०४५> इस तुर्की नाम की 
व्युत्पत्ति मालूम न हाने के कारण मुझे इसके उच्चारण का भी पता 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४३० अलबेरूनी का भारत | 


नहीं । इस संयुक्त अक्षर का दूसरा भाग तगीन = शूर मालूम होता है, 
जैसा तुगरुल्तगीन अर्थात्‌ श्येन के सदश शूर । क्योंकि ,.,« 
जीलगून का अर्थ एक बड़ा भाला है इसलिए इसे जीलगत्तग्रीन, अर्थात्‌ 
भाले के साथ शूर, पढ्ने का विचार हा सकता है परन्तु यह बहुत अनि. 
खित है । इसी प्रकार की रचना का एक दूसरा नाम ङुळलुग्तगीन, 
कतळगा, है परन्तु सम्भवत: यह सर्वथा भिन्न है॥ vide Biberstein- 
Kazimirski, Menoutschehri Preface. 9. 136., Elliot, 
“History of India,” ii, 352, iii, 253. 

एछ २७२. लीहूर किले का, जिसे लहूर भी लिखा है (परि- 

च्छेद १८), लाहावर या लाहोर के साथ नहीं मिल्ला देना चाहिए। 

इसका स्थान अज्ञात है । ग्रन्थकार के कानून मसऊदी के अनुसार इसका 
अच ३२० ४०, और द्रांधिमा छ=' २०' है। इन अक्षों का 
Hunter's Gazetteer में दिये अत्तो के साथ मिलान करने से हम 
देखते हैं कि उनमें कोई बड़ा भेद नही 


हंटर अलबेरूनी 
गज्ञन Rg RN 
काबुल Ei त 70 
वि ., 007 01 ४५ ३४९ ४४: 
जेलम 200 3 २५ २६, ३३: २९ 
"TIAN NEP CO 32० पा 
मुलतान 


000 ३०२ १२. २४९° ४० 

EN ~ ~ ७ 

वहन्द आर अटक की पहचान पर, Cf. Cunningham 
“Ancient Geography of India,” p. 54... 


मन्दककार, ( नाम भिन्न प्रकार से . लिखा गया है ) कानून 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` टीका । ४३१ 


मसऊदी (08707 M॥25५4०8) में दिये ्रन्थकार के लेखानुसार, 


लाहोर का किला था । 

नन्दन को इल्लियट महाशय (“History of Indias” 7. 450, 
451) वालनाथ पहाड़ पर, जा झेलम नदी पर झुका हुआ एक सुख- 
दशन पर्वत है और जिसे अव साधारणतः टिल्ला कहते हैं, एक किला 
बताता है। 

दुनपूर ( उच्चारण सर्वथा अनिश्चित ) और अमीर का विश्राम- 


स्थान कन्दी ( कीरी भी पढ़ा जाता है ), ग॒ज्ञनी से पेशावर का आने- 


वाली सड़क पर मालूम होते हैं । कन्दी के समीप राजा मसऊद और 
उसके भाई मुहम्मद ( जिसकी आँखें निकाल डाली गई थीं ) के 
बीच सन्‌ १०४० ईसवी में एक सारी युद्ध हुआ था। यहाँ मसऊद 
को उन लोगों के सम्वन्धियों ने मार डाला था जिन्होंने दस वषं पूर्व 
इसके भाई के साथ विश्वासघात करके इसके कृपापात्र वनने का यन्न 
किया था, और जिनको इसके वदले में मत्यु-दण्ड मिला था । 
Cf. Elliot, 1. ९. iv. 199, note 1, 138, ii. 150, 112 (Persian 
text, p- 274), 273, note 3 त 

मेरा अनुमान है कि ढुनपूर जलालाबाद या सर समीपवर्ती 
को$ और खान दै । जलालाबाद का अक्ष ३४ २४; दुनपूर का 


३४° २० है। 3 
की अपेक्ता अधिक दक्षिण की ओर और काबुल 


कन्दी, ठुनपुर के 
के अधिक समीप, अवश्य ही गन्दमक या इसका समीपवर्ती कोई 


खान होगा । यदि यह अमीर का विश्राम-स्थान या चौकी कहलाती 
है ता यह अमीर हमें राजा महमूद का पिता, अमीर सुबुक्तगीन, 


समभना चाहिए जिसने पहले-पहल भारतीय सीमा-प्रदेशं तक सड़क 


बनाई याँ । 
२८ 


CC-0. In.Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


४३२ अलबेरूती का भारत | ° 


सिन्ध के बम्हन्वा या अलमन्सूरा की पहचान पर देखा . 
Cunningham, 1.]. 9. 271 seq. 
काबुल-उपत्यका और उपान्त के विषय में अलबेरूनी ने जो कुछ 
लिखा है वह Aloys Sprenger, Post-Reiserouten des 
Orients, No..12 में दिखाया गया है; इसी प्रकार पञ्जाब ओर 
कश्मीर के मार्ग भी एक ख़ाके में दिखलाये गये हैं । 
इछ २७४. सुहस्मद इब्न, इत्यादि, मध्यकाल का प्रसिद्ध राजस, 
(R2९8) है । इसका देहान्त सम्भवत: ४३२ ई० में हुआ । अन्थकार 
ने इसके मन्थो की एक सूची लिखी है जा लीडन में विद्यमान है; ४ 
Chronologie Orientalischer volker Yon Alberuni, Ein- 
leitung, p. xi.; Wiistenfeld, Geschichte der A rabischen ' 
-A\erzte, No. 98, 
एड २७५,अफोडिसियस का सिकन्द्र- अरस्तू का प्रसिद्ध भाष्यकार 
है । यह ईसा के कोई २०० वर्ष बाद एथन्ञ्ञ नगर में रहता था । 01, 
Fihrist ?. 252, झोर Zeller, Geschichte der Griechisehen 
Philosophie 3, 419. यह उद्धरण Aristotle, Phys. vii. 1, में 
पाया जाता है । । 
` इछ २७५ को अन्तिम पंक्ति के साथ अलबेरूनी की मूल अरबी 
उक का १६४ वाँ पृष्ठ आरम्भ होता है। हिन्दी अबुजाद में यह 
रह गया है । स. रा. १ 
छ २७०६, वराहमिहिर--यह अवतरण संहिता, 1४, 6, 7. से 
मिलता है । कुम्भक के खान में संस्कृत-पाठ में कणाद है । 
इछ २७८. अरबी पाठ, पृष्ठ | १०, 
और [051० के स्थान 5. पढ़ो । 
इष्ठ २७८. तोरणां (०, |) ज्योतिष में उन दो स्थानों का नाम 
दै जहाँ प्रथ्वी, अपने भ्रमर्ण-पघ पर, सूर्य से दूर से दूर और निकट से 


में २५5७ के स्थान £5८2 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका। | ४३३ 


निकट होती है । अन्थियां (८2)):01)9:.)--च्योतिष में उन स्थानों का 


नाम है जहाँ चन्द्र पृथ्वी के गिदे भ्रमण करता हुआ प्रथ्वी की कत्ता 
को काटता हुआ मालूम होता है । अँगरेज्जी सें इनको apsides and 
70७5 कहते है । संस्कृत में इनके लिए “उच्च स्थान? और “पात” 
शब्द हैं । 

पृष्ठ २८०. ब्रह्मा से उच्चतर सत्ता अर्थात्‌ अगली उच्चतर श्रेणी 
की सत्ता-४५ ७० का उलट ४५० ७ ( निन्नतर श्रेणी की 
सत्ता के लिए ) है । ( देखो अरबो पाठ पष्ठ ।४४, ) 

पृष्ठ २८१. विष्छुएुराए-महलोंक, इत्यादि, एक कल्प है, ये पहले 
शब्द, दूसरा भाग, अध्याय ७ में मिलते हैं । ब्रह्म के पुत्रों का वर्णन दूसरे 
भाग में है | सनन्दनाद्‌ ( सनन्द नाथः? ) शायद सनातन को भूल 
से लिखा गया है । 01. Samkhya Karika with the Comment- 
ary of Gaudapada by Colebrooke-Wilson, p. 1. 

पृष्ठ २८८. भूम्युच्च (॥००४००)--ग्रह की कच्चा में प्रथ्वी से दूरतम 
विन्दु को ज्योतिष में उस ग्रह का भूम्युच्च' कहते हैं । 

पृष्ठ २८६. श-म-य--यह नाम इसी प्रकार लिखा हुआ 
अरबी अ््ञर शम्मी वा शन्मिय्यु पढ़े जाते हैं | इस प्रकार का कोई संस्कृत 
नाम मुझे ज्ञात नहीं । क्या यह = समय ता नहीं ? यही नाम फिर 
तीसरी बार परिच्छेद ७७ में आता है और वहाँ स-स-य लिखा 
है । अलबेरूनी कहता है कि स-म-य ने संक्रान्ति की गणना के लिए 
एक रीति बताई थी; इसलिए शायद वह अलबेरूनी का समकालीन 
विद्वान्‌ और उसका व्यक्तिगत मित्र ( गुरु ? ) था । उसकी पुस्तक 
का नाम नहीं दिया । | 

पृष्ठ २€८. पुर्शूर ( ॐ 7३ ) सम्भवतः ॐ 7३ उरुशावर, 
अर्थात्‌ पेशावर को भूल से लिखा प्रतीत होता है । 


है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


=~ AC RR” ' > SN 


| 


४३४ अलबेरूनी का भारत । 


पष्ठ २०१. अभिजित का अर्थ दिन का ८ वाँ मुहूर्त है। 
अरबी रूप (५००२! शायद संस्कृत अभिजित के अनुरूप है । 
इष्ठ २०१. व्यास- यह वर्शन महाभारत, आदिपर्व, श्लोक 
४५०६ की ओर सङ्क त करता है परन्तु कालगणना-सस्बन्धी विस्तार 
वहाँ नहीं मिलता । 
पृष्ठ ३०४. मुहूत्तों के अधिपतियों के नामों का उल्लेख इन 
चार लाइनों में भी मिलता है । ये लाइनें 130010191 Library के 
संस्कृत हस्तलेखों की 8 प्र/७९॥४१5 Catalogue, ])- 3329. से ल्ली 
गई हें--- 
रुद्रा हि मित्रपितरो बसु वारि विश्वे वेधा विधि: शतमखः पुरुद्दतवही । 
(UNS ~ ~ 
चक्तच्चरश्च वरुणायमयानयश्च प्रोक्ता दिने दश च पश्च तथा मु्दत्ता:। 
1७ 725 0. 
निशामुद्त्ता गिररिशाजपादा हिर्बुध्न्यपूषाश्ियमाम्नयश्च । 
विधातचन्द्रादितिजीवविष्णुतिग्मद्यु तित्वाष्ट्रसमीरणाञ्च । 
इछ ३०५. विजयनन्दिन्‌-अ्रवी में इस पुस्तक का नाम 
>) 8-८ गुराठलजीजात होगा । 
ठ ४8 २०६, होरों के नाम--संस्कृत में मुभे ये नाम नहीं 
। र्य्य रे ~ NN में के ह 
शायद सूय्यसिद्धान्त की किसी टीका में इनका उल्लेख हो । 
छ २०९. पदार्थ विद्या के ज्ञाता जानते हैं-चन्द्रकला के भौतिक 
ह पर इसी प्रकार का एक वचन प्रन्थकार की “प्राचीनी 
जातियों की कालाणना” नामक पुस्तक में भी है । 
उछ ३१०. अतूह { ? )--हस्तलेख में आत्बहडु सा पढ़ा 


> 


जाता है। 


` पंड ३११. ०)? शब्द शायद भूल से 5» बु कोा लिखा गया 


दै ही के पहले दिन का नास दै । Cf. Trumpp, “Grammar 
of the Sindhi Language,” p. 158, १ | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ४३५ 

पृष्ठ ३११. वेद-ग्रन्थकार वेद से छः प्रमाण देता है: एक 

ते पतञ्जलि से लिया गया है ( परिच्छेद २ ), एक सांख्य से (परि० 
२), दे ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्वान्त से ( परिच्छेद ५८ ), और दो 


प्रमाण शायद उसे उसके पण्डितों ने बताये थे क्‍योंकि वह उस 


विशेष स्रोत का उल्लेख नहीं करता जिससे उसने उन्हें लिया दै 
( परिच्छेद ३४ ) । 
` पृष्ठ ३१५. वासुदेव-यह प्रमाण भगवद्गोता, अध्याय ८, श्लोक 

१७ से मिलता है । 

स्बुति नामक पुस्तक यह प्रमाण मानव ध्संशाख. अ० १, 
श्लोक ७२ से लिया प्रतीत होता है । 

पृष्ठ ३१७.--चार मानों ( सूर्यसिद्धान्त, अध्याय १४ ) पर 
जो जानकारी याकूब ने दी है अलबेरूनी कै पास  काल-गणना? 
लिखते समय केवल वही थी । यह उसने अबू मुहम्मद अलनाइब 
अलामुली की किताबुल शुरो सेली थी । वहाँ समय की भिन्नभिन्न 
प्रकार की इन चार अवधियों का उल्लेख है, मान, सौर, सावन 

न । 

& बक ८. सक्ति, अरबी में बुह त, अह का दैनिक गति है; देखो 
सूर्यसिद्धान्त, १, ९७ । ऐसा मालूम होता है कि अरबी रूप प्राकृतर्म 
से बदलकर नहीं आया, क्योंकि प्राकृत में इसका डर बन गया होता। 

पृष्ठ ३१८. सावन मान--ऐसे ही नियम सुयसिद्धान्त अ० 
सदह, ३, १३, १५, १८ {र्रम देखिए । 

पृष्ठ ३२१. उत्तरायण दा अयना 
चौदह, € देखिए । 

पृष्ठ ३२२. ऋतु-छः ऋतुआ क वणन 
(सिद्धान्त, अ० चौदह, १०, १६ । 


पर सूर्यसिद्धान्त, अर? 


के लिए देखो सूय- 


1 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२४ अलबेरूनी का भारत । 


पृष्ठ ३२४. दिसस ( इसका उच्चारण सम्भवत: दिमसु किया 
जाता था) संस्कृत दिबस, उस भारतीय देशी बोली का एक 
हे है जो अलबेरूनी के गिर्द बोली जाती थी और जिसे शायद 
ह आप भौ बोलता था। मुझे पता नहीं कि यह कौन सी बोली 
थी, न मुझे मालूम ही है कि अव भी इसके कुछ चिह्न शेष हैं या 
हीं । व और म में परिवर्तन निम्नलिखित उदाहरणों में भी दिखाई 
देता है-- ७०००.5 चर्मेन्मत = चर्मण्वती ( चम्बल ), ७०० 
हिसत = .हिमवन्त, ५.१... जागमलकु = याज्ञवल्क्य, , ५ 
भचा = वरस्य, 2)“ सुम्रोमु = सुग्रीव । व से म में बदल जाने के 
कुछ उदाहरण हानले ने अपनी “Comparative Grammar’? 
में भी दिये हैं | 
इछ ३२५. तीन चैवनियाँ ह, ख, और, प, इत्यादि-ष को 
ख बोलने पर देखो 0771९, ]. ०. 19, और फिर ख के ह हो जाने 
र्‌ भी उसी की पुस्तक का वही प्रकरण देखो | ख का ह बन जाने 
के उदाहरण, देखिए, «० मुँह = मुख, ७०८2५० बत्रहान = वप्रखान 
(३), ओर (५,(० आहारी; देखो आषाढ़, ०५९६5 किखिन्द = 
किष्किन्ध । प्राक्त में मुहम्‌ = मुख । 
इष्ट ३२८. १ घटी = १६ कला । ० 
| रछ २३१. परिच्छेद चालीस--यह रेनाड 7०३८ द्वारा 
भो अनुवादित हो चुका है, Fragments Arabes et Persans, 
Pp. 155-16. 
द पृष्ठ रे ३१. सन्धि उद्य और सन्धि अस्तमन--झाशा यह्‌ की जाती 
हैं कि सन्ध्युद्य और सन्ध्यस्तमन चाहिए पर यहाँ य का कोई चिद्व 
नहीं। ये रूप देशी भाषा के हैं और इनका समाधान ८०० डुति = 
यूति, और 91 भ्रन्तजु = अन्त्यज के सदृश होना चाहिए । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


— re 


टीका । ४३७ 


हिरण्यकशिपु--इस राजा तथा इसके पुत्र प्रह्मद की कथा विष्णु- 
पुराण द्वितीय खण्ड में है । 

पृष्ठ ३३४ पंक्ति १८. देखते हैं कि हिन्दुओं के सार वर्ष ८५४ 
शककाल का आरम्भ &३२ ईसवी, मार्च २२, ६ घटो, ४० १५ को 
होता है जा माचे २२, ७ घण्टे ४० मिनिट सिविल श्रोनविच समय 
के अनुरूप है, परन्तु अयन का वास्तविक क्षण मार्च १५, १२ घण्टे 
१५ मिनिट सिविल ग्रीनविच समय है, इसलिए अयन गिनती से ६ 
दिन और १४ घण्टे पहले है, और यह पञ्जल के बताये ६”, ५० के 
साथ बहुत अच्छी तरह से मिलता है ( 52७ ) । 


पृष्ठ ३३६. अहर्गण = भ्रहर+ गण ग्रन्थकार ने अपने अशुद्ध ' 


समाधान को परिच्छेद ११ में पुनः दुहराया है । 
पृष्ठ ३३६. सिन्द-हिन्द = सिद्धान्त-प्रश्न होता है कि इस शब्द में न्‌ 
को अरबिदयो ने डाला है या यह पहले ही हिन्दुओं के उच्चारण में 
विद्यमान था जिनसे उन्होंने यह शब्द सीखा । इस विषय में मुभे 
प्राकृत या देशी वोली का कोई नियम ज्ञात नहीं परन्तु कुछ एक 
भारतीय शब्द ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष में ऐसी ही खर-विज्ञान-सम्बन्धा 
क्रिया को प्रकट करते हैं । उदाहरणाथ, प्राकृत उद्टो ( संस्कत ड ) 
पूर्वीय हिन्दी में ऊट या ऊँट बन गया है। ०९, MOO 
Grammer of the Gaudian TE ee 149. 
पृष्ठ१३४. उव्सपि णी अवसपिं णी जैनियों की परिभाषाये हँ । 
पृष्ठ ३४१. स्टति कहती है--यह मजु का घमेशाख दै । 
पृष्ठ ३४४. उसकी सारी पुस्तक का भाषान्तर-- अलवेरूनी ४ पुलिस- 
सिद्धान्त का अनुवाद कर रहा था । मुसलमान विद्वानों ल इसका 
उस समय तक अरबी में अनुवाद नहीं किया था, क्योंकि ने इसको 
चम्म-सम्बन्धिनी प्रवृत्ति को पसन्द नहीं करते थे । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ee _ 


४२८ अलबेरुनी का भारत | 


इ २४४, हिप्पाक्रटीज्ञ की वंशावली T८४7९ chil, vii 
host, 115 से मालूम है। Cf. “The Genuine works of 
Hippocrates’ translated by Fr. Adams, London, 1849 

3 ®’ 
१०. 1. 9. 23. 0-99101 नाम इपोल्लोचोस (Hippolochos) नाम 
जा अजुवाद प्रतीत हाता है । यदि सूची में से इसे निकाल दिया जाय 
ते हिप्पाक्रटीज से ज्ञीउस तक चौदह पीढ़ियाँ पूरी मिल्ल जाती हैं । 

अरबी ,)=८ ऐसा प्रतीत होता है कि ८११० की जगह 
भूल से लिखा गया है। 
|. *5 ३५०. परशराम--यह कथा बिष्णुपुराण, अ० ४ में 
दंखा। 

पृष्ठ ° fe ha [oS ~ 

ह्‌ ३५२ lo इसक पता का नाम जशू या जशो लिखा 
हे | क्या यह यशोदा हो सकता है ? 

रछ ३५४, अलीइव्न जेन मर्व में एक ईसाई वैद्य था; 0/ 

Shahrazuri i ` FE 
bs i MS. of Royal Library, Berlin, MS. Or. 

tay, 2 [4 9; वही वैहकी से , 
oi 17, 101. 144 ७; बही बैहकी में, Ibid. 1९७, 737, 101. 
68. के 
ऐतिह्य के अचुलार, इसका पुत्र फिदौसुछ हिक्मा नामक 
a Fs का रचयिता था । Of. also Fihrist, 9. 
<0 and notes: t 1 1 
“A a 21001) Geschichte der Arabischen 
28 २५४. आत्रेय के पुत्र कृष--यदि अन्धकार का तात्पर्य यही 
३ ता अरबी ०-७ के ८ 
न्‌ बा अक्षर („> को बदल कर ७“>> करना चाहिए । ©. 
A. Weber, Vorlesungen, b. 284, note 309. 


रछ २५४. अराटस का प्रमाण Phonomena, vy, 96-134- 
से लिया गया है । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ४३४ 


पृष्ठ ३५७, प्लेटो--यह अवतरण 1/९०९४, 71. 677; से लिया 
गया है, परन्तु सम्भाषण के वाक्य छोड़ दिये गये हैं। 

पृष्ठ ३५.४. स्तामस वास्तव में तामस प्रतीत होता है । 

चेत्र के स्थान में चैत्रक संस्कृत-पाठ चेत्रकिम्पुरुषाद्याश्च के आरम्भ 
को भ्रशुद्ध पढ्ने से निकला है। 

सुदिव्य पर॒ ( दूसरे पाठ परभु, परम ) दिव्य शब्दों के अशुद्ध 
विभाग से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। बम्बई संस्करण में प्रजा: 
परम दिव्याद्यास्तस्य है । 

पाँचवें मन्वन्तर में इन्द्र का नाम अन्तत सँस्कृत ऐतिह्य के विश्च 
के साथ कठिनता से ही मिलाया जा सकता है। 

सिन्धुरेव--ये शब्द, इनका यथार्थ उच्चारण चाहे कुछ ही द 
संस्कृत-पाठ में नहीं मिलते । 

पुरु सुरु संस्क्रत का उरु पुरु है, परन्तु प्रमुख एक भारी भूल हि 
क्योंकि पाठ में उरुपुरुशतय्‌ म्रप्रमुखाः है, अर्थात्‌ उरु, पुरु, शतद्य,श्र, 
और अन्य ।- 

नबस भर धृष्ण वास्तव में नभग और ट हैं । 

विरजस, अश्रवैरी, निर्मोघ-- संस्कृत के इस पाठ विरचाश्चोवेरीवांश्च 
निर्मोहाद्यास्‌ को भ्रलबैरूनी ने विरजग्रश्चोवरीवांश्व-निर्मोह इस 
“प्रकार बाँट दिया है। | हिल 

नें मन्वन्तर के इन्द्र का नाम अद्भुत के खान महावाय इन 
- शब्दों के मिथ्याथ के कारण है--तेषाम्‌ इन्द्रो महावीयों भविष्यत्य- 
-दुभुते द्विज । 
_ सुधर्मास्मन--संस्क्रत-पाठ में सर्वधर्मा है । 

देववत्‌ और उपदेव के स्थान देवत--वालुपदेवाश्च का कारण 
देववालुपदेवश्च का अशुद्ध विभाग है! ' 


कै 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४० अलबेरूनी का भारत । 


विचित्र-अद्या वास्तव में विचित्राद्या अर्थात्‌ विचित्र और दूसरे है. 
उस्गेभीरःुःन्यदया, अर्थात्‌ उरु, गभीर, शुष्य और दूसरे को भूल से उरुर 
गभी, बुध्न्य-अ्द्या लिखा गया है । 
पृष्ठ ३६१. 'धरम्मपरायण खी' अर्थात्‌ अरुन्धती । 
इ ३६३. प्राचीन ज्योतिषी गर्ग पर (0£ 1०7०, छा 
Samhita, preface, pp. 33 seq. 
पृष्ठ २६७. यह सूची विष्णुपुराण, तीसरी पुस्तक, अ० १, २ 
से ली गई है । 
२, मन्वन्तरः दत्तु निरिषम--वास्तव में दत्तोनि ऋषभ चाहिए । 
निश्वरअलबेरूनी निशेव पढ़ता है । 
`` वेरी वांश्र--प्रन्थकार ने श्रोव॑रीवांश्व ( बम्बई संस्करण 
श्रोव॑रीबांश्व ) का अशुद्ध विभाग किया द्दै। 
४. मन्वन्तरः ज्योति (ज्योति: पढ़ो) धामन--यह ज्योतिर्धामन्‌ का 
श्रशुद्ध पाठ है | 
चैत्रोग्नी वास्तव में चैत्राम्नी है । 
RQ ~ 
रक बम्बई संस्करण, वसक; विज्लसन-हाल वनक । 
_  मन्वन्तरः रुध्व॑ंबाहु इन दो शब्दों वेदश्रारुध्वबाहु की अशुद्ध 
बॉट से उत्पन्न हुआ है । 
4९ ८ ७ ५ 
ऊ्ष्वबाहुस्तथापरः में अपर को भूल से संज्ञा विशेष समझ लिया 
गया है। 
सुवाहु ( खबाहु ! )--संस्कृत-पाठ में खधामन्‌ है । 
४, मन्वन्तरः अतिनामन्‌--अरबी पाठ में अतिभानु है। या 
क्या हम ८५21 के खान »(5। पढ़ें ? 
द 
चषयः ( == चा ऋषि ) भूल से इस वाक्य से निक्राज्ञा गया, 
है सप्तासन्निति चर्षयः । ह 


® 


, CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७. आँ 


टीका। : - ४४१ 


ॐ, भन्वन्तरः हन्य संस्कृत-पुराण में भव्य है । शायद हमें ८ 
के स्थान-३? पढ़ना चाहिए । 

मेघाति (विलसन-हाल), मेधाग्ृति (बम्बई संस्करण) । यदि हम 
८०७०९५१ के स्थान ७०७०५५० न पढ़ें ता ऐसा जान पड़ता है कि 
अल्बेरूनी ने वेधादति पढ़ा है । 

१०, मन्वन्तरः संय (विज्लसन-हाल) |--अरबी में कुछ सत्तयो 
सा है। 

सुक्षेत्र--अरबी में सत्यक्रेतु के स्थान सुशेर है । शायद ग्रन्थकार 
से यह शब्द छूट गया है और उसने इसके रोगे का, अर्थात्‌ खेतर, 
नकल कर लिया है | 

११. मन्वन्तरः निश्चर, अरबी में विश्चर है । 

अग्नीध्र -अभितेजस , अरबी में अन्नोत्न 2421 है, जिसे शायद 
पर्छ । ( भ्रञ्मितेजस्‌ ) में बदल देना हागा । 

नघ-विलसन-हाल, अनध । । 

१२. मन्वन्तरः सुतय, संस्क्कत-पाठ में सुतपाश्च है । शायद ग्रन्थ- 
कार ने सुतयाश्र पढ़ लिया 

यति और इश्चान्यस भूल से इस श्लोक से निकाले गये हैं -- 

तपोषतिर्द्धुतिश्चान्यः सप्तमस्तु तपोधन 

१३. मन्वन्तरः तत्वदर्शी च--यह तखदशिन्‌ का भूल से लिखा 

गया है, क्योंकि संस्क्ृत-पाठ म तत्त्वदर्शी च 
: ब्यय, यह अव्यय को अशुद्ध लिखा गया है। जान पड़ता है 


ग्रन्थकार ने घृतिमानव्ययश्च क खान सं धृतिमान्‌ व्ययश्च पढ़ 


लिया है । त 
१४. मन्वन्तरः अभिवाह के स्थान में अग्नित्र किया है । 


॥ 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२ ` अलबेरूनी का भारत । 
Ne 00 ॥ ७ 0 

चीभ्- वस्बई संस्करण में मागधघोम्नीप्रण्व च है। और पाठ ग्रीध्र 
अग्नोध्र हैं । 

युक्तस और जित इस श्लोक से लिये गये हैं-- 

युक्तस-तथा-जितश्चान्यो मचुपुत्रां अत: शशु । 

इड २६४. वालखिल्य विष्णु-पुराण में वामन ऋषि कहलाते हे 
परन्तु मुझ वहाँ उनकी तथा शकक्रतु की यह कथा नहीं मिल्ली । 

पृष्ठ ३६७, विरोचन का पुत्र बलि शर उसका मन्त्री शुक्र—देखो 


विष्णुपुराण तीसरी पुस्तक । इसके नाम पर बलिराज्य नामक हिन्दुओं 
का एक त्योहार है । 


इछ ३७१. विष्णुपुराण--यह प्रमाण तीसरी पुस्तक द्वितीयांश 
में पाया जाता है । [ 
इसरा अवतरण विष्णु-पुराण, ठृतीय पुस्तक, ठृतीयांश से है । 

१७२. उनतीस द्वापर युगों के व्यासों क नाम विष्ण-पुराण 
रताय पुस्तक, ठृतीयांश से लिये गये ग्रन्थकार का एऐतिह्य ` 
सस्छृत-पाठ से थोड़ा सा भिन्न है, क्योकि व सदा उसी व्यास को 
उसा द्वापर के साथ, विशेषत सूची क अन्त के समीप, नहीं 
सिलाता । त्रिवृषन्‌ को छोड़कर, जिसके लिए अरबी में त्रिवर्त ,या 
नडत जसा कुछ लिखा है, दोनों ऐतिद्यों में नाम मिलते हैं। इसके 
अतिरिक्त, कणज्येष्ठ शब्द में ( अरबी में रिनजेतु ) ग्रन्थकार ने भूल 
फा हे । संस्कृत-शलेक इस प्रकार है-- 


कृतयः सप्तदशे ऋणज्येष्टादशे स्मृतः ` 


हू अल्षवरूनी ने ऋणज्येष्टादशे के स्थान ऋणज्येष्टोष्टादश पढ़,लिया 
है आर इन शब्दों को भूल से ऋणज्यो भ्रष्टादशे के स्थान ऋणज्येष्टो -- 


* 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta ebangoiri Gyaan Kosha 


टीका । ४४३ 


अष्टादशे में बाँट दिया है । फिर उसने ऋणज्येष्ट को रिनजेतु में बदल- ' 
कर ज्येष्ठ ( मास का नाम ) के सादृश्य का अनुकरण किया है । 

पृष्ठ ३७२. विष्णु-धर्म--वासुदेव, सङ्गषण इत्यादि विष्णु के नाम 
युगों में बताने से यह स्रोत भागवतों या पाञ्चरात्रों के सम्प्रदाय 
की शिक्षा, से मिलता है। Vide Colebrooke, “Essays,” 
1. 439, 440. 

पृष्ठ ३७५. वासुदेव, अर्थात्‌ कृष्ण, के जन्म की कथा विष्णुपुराण, 
पाँचवीं पुस्तक, तीसरे अध्याय में वशित है । 

पृष्ठ ३७८. कौरव के पुत्रों, इत्यादि--निम्नलिखित इतिहास महा- 
भारत से लिये गये हैं; जुआ खेलना सभा-पर्व से; युद्ध के लिए तैयारी 
करना उद्योग-पर्व से; ब्रह्मा के शाप से पाँचों भाइयों का विनाश 
मौसल-पर्व से; उनका खर्ग को जाना महाप्रा्थानिक-प्व से । 

इस वर्णन का प्रा्ताविक २८५०५५ ८५६५) 5०3)| ७४, 
वाक्य “कैरव की सन्तान अपने चचेरे भाइयों के ऊपर थी” बड़ा 
विलक्षण दै । शायद इसमें से कुळ शब्द फट गये हैं । पाण्डु भर 
चुका था श्रौर उसके पुत्र अपने चाचा कैरव, अर्थात्‌ धृतराष्ट्र के 
दरवार में, हस्तिनापुर में, पले थे । मेरी समभ में यह वाक्य कुछ 
इस प्रकार होना चाहिए था “काख के पुत्र अपने चचेरे भाइयों सं 
शत्रता करते थे” परन्तु अरबी पाठ ऐसा है कि उसका अनुबाद 
जो मैंने किया है उसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। 

पृष्ठ ३८२. अक्षौहिणी पर देखो £. H. Wilson, “Works, 
2nd edit., iv. p. 290 (हिन्दुओं की युद्धकला पर) । 

मङ्क लुस (M६18) मितिलुस (97५5) का अशुद्ध रूप 
॥॥ 000 Eratosthenis Catasterismorun Reli- 


आता है 
प्रतीत हाता हे ८ 
अलबेरूनी का स्रोत जोएनीस 


quice..rec, ©. Robert, p. 104 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४४ अलबेरूनी का भारत । 


सल्लालस ( 0180०९8 M1225 ) को पुरावृत्तपरम्परा ऐसी कोई 
पुस्तक जान पड़ती है। 
दूसरा इतिहास जो Aratus 1211081011618. की टीका से 
लिया गया है, उसी पुस्तक, 1774/05110118, ७६०, p:100, 98 
म॑ पाया जाता है। इस जानकारी के लिए: में श्रपने सहकारी प्रोफेसर 
सी० राबट का कृतज्ञ हूँ । 
पृष्ठ ३०३. लोगों की २८४३२३ संख्या जा रथों ओर हाथियों 
पर चढ्त ह भूल से लिखी गई है | इसके स्थान में २८४३१० चाहिए। . 
नहा जानता १३ मनुष्यों को इस अधिकता का क्या कारण है । 
परन्तु फिर भी अशुद्ध संख्या ऐसे ही रहने देनी चाहिए क्योंकि 
घन्थकार इसके साथ अगले हिसाब में गिनती करता है | 


ब निनान-++ “+-++- 


इस पुस्तक क पहले भाग में और इस दूसरे भाग में सुकरात 
आदि कई ऐसे विदेशी विद्वानों का उल्लेख है जिनके विषय में डाकर 
एडवड ज़ाख़ो ने अपनी टीका में कुछ भी नहीं लिखा | वे लोग 
यारुप मं परम प्रसिद्ध हैं इसलिए ज्ञाखो महाशय ने उन पर विशेष 
नोट लिखने की आवश्यकता नहा समकी । परन्तु हमारे देशवासियां 
का उन लोगों से बहुत कम परिचय है। वे हमारे लिए ऐसे ही 
जैसे कि योरुपवालों के लिए वराहमिहिर और आर्यभट्ट । इसलिंए 
दम यहाँ उन विदेशी जनों का कुछ संक्षिप्त-सा वृत्तान्त देते हैं । 


सुकरात ( सोक्रटीज्ञ )। 
यदि पश्चिमी तर्क के इतिहास में तार्किको! की शिक्षा के अति- 
रिक्त किसी पुरुष के जीवन और व्यक्तित्व के विषय में कुछ कहने की 
आज्ञा हातो इतिहास-लेखक निस्सन्देह सुकृरात के विषय में लिखेगा। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका। - ४४९ 


सुकरात की शिक्षा और उसके जीवन में गाढ़ सम्बन्ध है । उसका 
जीवन अति सरस है । और जा लोग उसके सत्सङ्ग में रहे उनके लिए: 
उसको शिक्षा की भ्रपेक्ता उसका जीवन भ्रधिक आकर्षणकारी था । 
सुकरात (४६४-३४६४ ईसा के पूर्व ) ने यूनान के ऐटीका नामक 
ग्राम में जन्म लिया । उसका पिता मूर्तियाँ बनाकर वेचता था और 
माता धात्री का काम करती थी । पिता ने पुत्र का अपने हो काम में . 
लगाया परन्तु सुकृरात की प्रकृति ने इस काम को पसन्द नहीं किया। 
जा कुछ वह इस छोटे से ग्राम में सीख सकता था उसने सीखा ' 
ओर अपने समय का अधिकांश ज्ञान-ध्यान में बिताने लगा । 
सहापुरुष एक विशेष सीमा तक ही देश तथा काल की सन्तान 
होते हैं वे देश ओर काल के ऊपर भी उड़ते हैं | सुकृरात के जीवन 


0 


में यूनानियों के अनेक चिह्न प्रधान थे | उसका जीवन तपोमय था, 
परन्तु सुखां से उदासीन रहना न ता उसकी शिक्षा का अङ्ग था 
और न उसके जीवन का अनुष्ठान ही । सुन्दर वस्तुओं से प्रेम करने. 
में वह सच्चा यूनानी था । यूनानी जीवन का एक र चिह खदेश 
तथा स्वजाति की मर्यादा का अनुकरण करना था । सुकृरात. ने आयु 
पर्य्यन्त कभी स्वदेशीय तथा स्वजातीय मर्यादा का उल्लङ्घन नहीं किया, 
और अन्त को उसी मर्यादा के आगे शिर नवाकर मृत्यु को स्वोकार 
किया । परन्तु जहाँ सुकरात में यूनानी जीवन के ये चिह्न विद्यमान थे 
चहाँ कई बातों में वह अन्य यूनानियों से सर्वथा भिन्न था | यूनानी 
विशेष रूप से रसिक थे और अपने शरीर तथा वस्तुओं को अजुरूपता 
का ध्यान रखना अत्यावश्यक समके थे; सुकरात इन बातेः:की ओर से 
उदासीन था । उसके वख अत्यन्त साधारण होते थे । वह नङ्ग पाँव 
फिरने में लज्जा का अनुभव न करता था । रूखी-सूखी रोटी खाकर 
सादा जीवन व्यतीत करना उसके लिए प्य्याप्त'था। मानसिक जीवन 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४६ अलबेरूनी का भारत । 


में भी उसका ध्यान केवल बुद्धि की ओर था । उसके अपने जीवन 
में रसिकता का सर्वथा अभाव था । सुकृरात के एक मित्र ने मन्दिर 
में जाकर पूछा, “हम में सबसे अधिक वुद्धिमान कीन है ?? आकाश- 
वाणी ने उत्तर दिया-' “सुकरात !? सुकरात इस बात को सुनकर 
अति विस्मित हुआ, क्योंकि वह समझता था कि मैं कुछ नहीं जानता। 
सुकरात अपने समय के विद्वानों के पास गया । उसने उनसे 
उनके विषयों तथा जीवन के आदश के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे । उसे 
विदित हुआ कि उन्हें कुछ ज्ञान नहीं, परन्तु वे इस वात से भिक 
कते हैं कि उनको ओर दूसरों को हमारे अज्ञान का पता लग जायगा। 
सुकरात ने कहा--''मैं कुछ नहीं जानता; ये लोग भी कुछ नहीं 
जानते, परन्तु जहाँ मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है वहाँ इन लोगों 
को इसका ज्ञान भी नहां। प्रतीत होता है कि इस भेद के कांरण हीं 
आकाशवाणी. ने मुझे सबसे बुद्धिमान्‌ कहा है ।?? 
सुकरात ने अपने और दूसरों के ज्ञान को बढ़ाना अपने जीवन 
का काम बनाया । सुकरात के पूर्ववर्ती ताकिक अपने विचारों के फल 
विशेष-विशेष शिष्यां को बता देना ही पर्थ्याप्त समझते थे, परन्तु 
सुकरात, इसके विपरीत, सबको विद्या-दान देता था। बड़े-बड़े तार्किक 
भारी-भारी दक्षिणाए देनेवाले धनाढ्यों को ही पढ़ाते थे; इस के विरुद्ध 
सुकरात ने आयु भर किसी से शिक्षा के लिए दक्तिणा नहीं ली । 
परम तार्किकों के सदृश उसकी शिक्षा व्याख्यान रूप में नहीं हती , 
थी । वह बातचीत किया करता था और कहता था कि में दूसरों 
को कुछ नहीं सिखलाता, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता | मैं तो 
दूसरों के साथ सीखता हूँ । मेरा काम माता का काम है; में बालक 
से बातें कराता हूँ, उसे सिखलाता नहीं। कभी-कभी वह अपन 
आप को मक्खी से उपमा देता था भ्र कहता था, मैं मनुष्यों के 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ५४७ 


काटता हूँ जिससे वे सावधान हें और देखे कि वे किस अत्रश्या 
०७ चोर 
में हे |? 


उसका जीवन संयम का जीवन था उसमें कष्टसहन करने की 
योग्यता थी । उसका सारा जीवन दूसरों की शिक्षा और सेवा में 
व्यतीत हुआ । इस प्रकार के जीवन और काम के लिए उसके देश- 
वासियों ने निश्चय किया कि उसे विष का प्याला पिल्लाकर उसका 
अन्त कर दिया जाय | उसने अपनी जाति की आज्ञा के आगे शिर 
नवाया । उसकी मृत्यु का वर्णन करने के पहलले उसके तर्क पर एक 
दृष्टि डाल लेना आवश्यक प्रतीत होता है । 


सुकरात का तक । 


अनेक लोगों का मत है कि सुकरात एक साधारण धम्मोंपदेशक 
और प्रचारक था, वह तार्किक न था, और न उसने कभी तर्क की 
शिक्षा ही दी । हम देख चुके हैं कि सुकृरात का कार्य लोगों की 
आत्माओं को जगाना ओर उन्हें सोच-विचार के योग्य बनाना था, 
न कि तरक का कोई विशेष सम्प्रदाय बनाना । फिर भी उसकी सारी 
शिक्षा का आधार तर्क था । यदि हम यह मान भी लें कि उसने 
मनुष्य-जाति को तर्क का कोई नवीन सम्प्रदाय नहीं दिया ता भी यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी सारी शिक्षा की चांब में तार्किक 


: भाव विद्यमान था । इसके अतिरिक्त जिन प्रश्नों का उत्तर तर्क देना 


चाहता है उन प्रश्नों को सुकरात ने लोगों के सामने रक्खा। यदि 
उसने उत्तर नहीं दिये ते कम से कम यह ताबता दिया कि किस 
दिशा में चलने से उत्तर मिलने की सम्भावना हो सकती है। अति 
तार्किक सत्य तथा धर्मं दोनों के सर्वगत अस्तित्व से इनकार करते थे 


CS 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४ अल्लबेरूनी का भारत । 


र कहते थे कि ये दोनों भिन्न-भिन्न मनुष्यों के लिए भिन्न-भिन्न ह 
मेरे लिए सत्य का प्रमाण मेरी ज्ञानेन्द्रियाँ का अनुभव है । मेरे लिए 
धम्मे का प्रमाण मेरा अपना सुख है । इन दोनों भूलों का संशोधन 
करके सुकरात ने तक को नूतन जन्म दिया । इेगल की सम्मति है 
कि सुकृरात स्वयं अति-ताकिक था, झार यह भी सम्भव है कि 
सुकरात के विरोधियों ने उसे अति-ताकिक जानकर ही उसे सृत्यु- 
दण्ड दिया हो । परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि जो बात अति- 
तार्किकों की एक श्रेणी बनाती थी वह सिद्धान्तों की एकता न थी, 
किन्तु व्यवसाय का एक होना था । कई अति-तार्किक सिद्धान्तो की 
इष्ट से सुकरात के अनुयायी थे, फिर भी सुकरात और अति-तार्किकों 
सें एक प्रसिद्ध भेद था--जहाँ दोनों वर्तमान अज्ञान का स्वी कार करते 
थ, वहाँ सुकरात ज्ञान की सम्भावना पर बल देता था। अति-तार्किक 
कहते थे,-हम कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं जान सकते 
सुकरात कहता था,- हम कुछ नहीं जानते परन्तु जान सकते हैं 
अतः जानने का यन्न करना चाहिए । श्रति-तार्कि क ज्ञान के अस्तित्व 
से इनकार करते थे, दूसरी ओर यह ज्ञान सुकृरात के तक का 
कन्द्र था । इसी प्रकार का भेद आचार-शाख्न के विषय में भी था । 
अति-तार्किक आत्मा के वर्तमान सुख से बढ़कर धर्म का कोई प्रमाण 
स्थापित नहीं करते थे; सुकृरात सर्तगत धर्म्म के श्रस्तित्व पर ज्ञोर 
दता था । अति-तार्किक्र कहते थे कि भिन्न-भिन्न मनुष्यों की ज्ञाने- 
न्द्रया एक ही पदार्थ के विषय में भिन्न-भिन्न और कभी-कभी विरोधी 
ज्ञान देती हैं; सुकरात ने इस प्रतिज्ञा का ता खोकार किया परन्तु 
साथ ही यह भी कहा कि इन्द्रिय-ज्ञान में सत्य ज्ञान को हँढना 
एत स्थान में टूंटूना है; वास्तव में सत्य ज्ञान पदार्थों के तरव पर 
विचार करने से प्राप्त होता है। यथा हम देखना चाहते हैं कि 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका | - 9४-८६ 


~ 2 
न्याय क्या है ? इसके लिए इतना जान लेना पर्य्याप्त नहीं कि हमारा 


लाभ किस बात में है, परन्तु आवश्यक यह है कि हम इसके भिन्न- 
भिन्न अङ्गों पर दृष्टि डालें; उसके विषय में बुद्धिमानों के भिन्न-भिन्न 
विचारों की तुलना करें, ओर उनमें से परस्पर विरोधी बातों को 
प्लग कर दें, फिर शेष यथार्थ सत्य रह जायया । एक पदार्थ को 
भिन्न-भिन्न दृष्टियां से देखा, उसका लक्षण ढूँढो, तब सत्य ज्ञान की 
प्राप्ति होगी-यह मार्ग सुकृरात के तर्क का विशेष चिद्व है, और, 
जैसा कि अरस्तू कहता है, पश्चिमी तर्क में सुकरात व्याप्ति-श्रागमन 
(11000000) और लक्षण (4०१०४००) का आदि गुरु है। 


सुकरात से पूर्व यूनानी तर्क प्रकृति का वर्क था । सुकरात ने उसे 
एक नवीन मार्ग पर डाल दिया और तत्पश्चात्‌ यूनानी तर्क विशेष 
रूप से आत्मिक तर्क बन गया । प्रकृति को सर्वदा छोड़ नहीं दिया 
गया, परन्तु प्रधानत आत्मा का दिया गया । झुकृरात के पूर्व यूनान 
के चक्षु बाहर की ओर लगे हुए थे, सुकरात ने कहा, "अन्दर की 
ओर देखो ।” इसके पूर्व ज्ञान का निर्भर इन्द्रियों पर था, पर सुक्‌- 
रात ने कहा, “सत्य ज्ञान के लिए विचार की आवश्यकता है ।?? 
इस प्रकार सुकरात ने तर्क में अपने पूर्वजां से भिन्न भाव स्वीकार 


किया और नूतन भाग चलाया । 


सुकरात का विश्वास था कि सेरे भीतर एक देव-वाक्य से 
प्रेरणा करता है । यह देव-वाक्य प्रायः निषेध-मुख होता था। उसकी 
-आज्ञाये केवल आचार के विषय में ही नहीं होती थीं, किन्तु 
.सकल कठिन दशाओं में सुकरात को उससे सहायता न 
थी । सुकृशत के समय में लोग सन्दिरों में आकाश-वार्ण 
सुनने जाते थे । जहाँ दूसरे लोग बाहर से आकाश-वाणी सुनते थे 


, CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_ MME VRS SIDES न 


४५०: ` अलबेरूनी का भारत । 


वहाँ सुकरात भीतर से सुनता था ।६8 जिस प्रकार: तर्क में उससे 
बाहर से भीतर की ओर नेत्र फेरे, उसी प्रकार आचार-सस्बन्धी शिक्षा 
के लिए बाहर के शब्दों की अपेक्षा झन्तरीय वाणी का अधिक 
गौरव से देखा । कई बार वह विचारों में घण्टों मग्न रहता था | 
कहते हैं कि एक बार वह सारा दिन एक ही स्थान पर विचार में 
मग्न खड़ा रहा । सुकरात के तर्क तथा जीवन का एक-मात्र मूल 
पाठ यह था-- 


बाहर के पट बन्द कर भीतर के पट खोल्न । 
आचार के विषय में सुक्रात कहता है कि किसी काम का 
करना दी पर्याप्त नहीं, परन्तु यह भी आवश्यक है कि हम इसे साच- 
विचार कर करें ओर जाने कि क्या वह काम शुभ है। आचार की 
नींव ज्ञान पर होनी चाहिए । सुकरात के मत में आचार तथा ज्ञान 


का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि चरित्रशुद्धि तथा ज्ञान एक ही वस्तु 
छ क तत col Nien i 
i देव-वाक्य क्या था ? साधारण अर्थों में यह आत्म-वाणी नहीं थी, 
क्योंकि अन्तःकरण की आज्ञाओं के सम्बन्ध में वह वाह्यता नहीं होती जे। सुक 
रात इस वाणी के सम्बन्ध में अनुभव करता था । यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि ऐसी दशाओं में सुकरात आन्ति का आखेट होता था क्योकि इस 
प्रकार की दुबेळता का अन्य कोई उदाहरण उसके जीवन सें नहीं मिळता; इसके 
अतिरिक्त देव-वाक्य प्रायः ठीक मार्ग दर्शाता था। बात यह है कि कभी-कभी 
हमारे आत्मा में अनिश्चित भाव उत्पन्न होते हैं जो हमें कार्यो के अच्छा या 
बुरा होने के विषय में बताते हैं; हम अनुभव करते हैं कि एक काम अच्छा है, 
परन्तु यह भी देखते हैं कि हमने उसे तर्क से अच्छा सिद्ध नहीं किया । ये. 
मानसिक 'अवस्थाये, ्रारम्भिक श्रवस्था में होती हैं और मानसिक जीवन का 
ऐसा भाग है कि जिसे विशेष नाम नहीं दिया जा सकता । सुक्रात के समय 
में मनोविज्ञान वाल्यावस्था में था, अतः उसने इन अ्रवस्थाओं को न समम 
कर अपने से एथक स्वतन्त्र आत्मा की वाणी सममा । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ४५१ 


हैं। कोई मनुष्य सच्चे अर्थो में पुण्य-कार्य नहीं कर सकता जब तक 


कि उसे उसके तत्त्व का ज्ञान न हो, ओर इसके विपरीत कोई मनुष्य 
ज्ञान रखता हुआ बुरा काम नहीं कर सकता । मद्यप मद्यपान- 
काल में भूल जाता है कि मद्यपान बुरा कार्ये है । 

सदाचार के जीवन में सबसे बड़ा धर्म्म यह है कि मनुष्य अपने 


, आपको जाने । सुकरात सदा अपने शिष्यां से कहता था, “अपने 


आपको जाने |?” उसका जीवन तपस्या का जीवन था । तपस्या- 
विषय पर वह सदा उपदेश करता था । सच्ची तपस्या इन्द्रियां का 
संयम और दम है। यह तभी सम्भव है जब मनुष्य को अपने 
चरित्र के दुरवेल-अंश का ज्ञान हो । हमारे अन्दर देवासुर-संग्राम हो 
रहा है । असुर प्रत्येक की अवस्था में विशेष दुल अंश को ढूँढ़ते हे 
रौर उस पर प्रहार करते हैं। एक मनुष्य की अवस्था में यह अंश 
काम, दूसरे की अवस्था में क्रोध, और तीसरे की भ्रवस्था में कोई 
रौर विषय होता है । जा मनुष्य अपने आपको नहीं जानता वह 
अपने दुर्बल अंश को भी नहीं जानता, और वह अपनी इन्द्रियों का 
बश में रखने के अयोग्य है । 

हम ऊपर कह आये हैं कि सुक्रात अन्य यूनानियों की भाँति 
सुन्दर वस्तुओं से प्रेम करता था; आनन्द-भोग के भी वह विरुद्ध द 
था | भोगःशाक्तिं का नितान्त नाश करना नहीं, किन्तु व्यसनों को 
बश में रखना उसका आचारादश था । जहाँ एक ओर यह धारणा 
है कि सुकरात सुखी जीवन का धिकारता है वहाँ दूसरी ओर कुछ 
लोग यह समभते हैं कि उसकी शिक्षा के अनुसार सुख-प्राप्ति ही 
जीवन का आदर्श है । कई लेखकों ने इस गाँठ को इस प्रकार सुल- 
काने का यत्न किया है कि बुद्धिमानों के लिए सुकरात की शिक्षा हज 
का धम्मैपरायण करने की है, परन्तु सबेसाधारण के लिए उसने भोगों 


00-0. In Public Domain.Digitized 8५ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४५२ अलबेरूनी का भारत । 


की आज्ञा दे दी है। वात यह है कि सुकरात अन्य यूनानियों की 
भाँति सौन्दय्यःप्रेमी था और संयम से भोग भोगने को पाप नहीं 
ससझता था । उसका विचार था कि यदि मनुष्य विषयों पर शासन 
करता हुआ आनन्द प्राप्त कर सकता है ता इसमें कुछ दोष नहों। 
वह स्वयं भी कभी-कभी सहभोजों में सम्मिलित होता था, परन्तु 
जब लोग प्रातःकाल मदमत्त पड़े होते थे सुकरात अपने कार्य में लगा . 
होता था । उसका अपना ज्ञीवन कमल-पुष्प के सदृश था जा जल 
में रहता है पर जल उसमें रच नहीं सकता । यही उसकी आचार: 
सम्बन्धी शिक्षा थी । 
उसको सम्मति में आदशे- जीवन में आत्मा वाह्य दशाओं से 
सर्वथा स्वतन्त्र होता है। मनुष्य परवश हा या आतमवश दरिद्र हो 
या धनवान्‌, खतन्त्रता उसके हाथ में है | एक मनुष्य जिसे संसार 
परवश समक्ता है राजकीय आत्मा रख सकता है 


सुकरात को मृत्यु । 

ऐसी शिक्षा को यूनान-वासियों ने भयजनक जाना और वह 
महापुरुष जा सारे देश की शोभा था देश का शत्र समझा गया । 
मिलिटस नामक एक मनुष्य ने राज्य-परिषद्‌ में यह शिकायत. की-- 

“मैं, मिलिटस, सुकरात पर अपराध लगाता हूँ कि वह राजः 
नियमों को तोड़ता है; जिन देवताओं को राज्य मानता है उनके स्थान 
म उसन अपनी पूजा के लिए नये-नये देवता बना लिये हैं। वह 
युवका का बिगाड़ता है और इस प्रकार भी राज्य-नियमो को भङ्ग 
करता है। सुकरात युवकों को सिखाता है कि मेरी शिक्षा से तुम 
अपने माता-पिता से भी अधिक बुद्धिमान्‌ हो जाओगे, अतः युवक 
माता-पिता से घृणा करने लग गये हैं । यह बताने के लिए कि मूखों 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका | ४५३ 


को बुद्धिमानों के अधिकार में रहना चाहिए उसने एक बार यह भी 


कहा था कि यदि किसी मनुष्य का पिता उन्मत्त हा जाय ते उसे 
मकान में बन्द कर देना चाहिए । इस समय राज्याधिकारी सम्मतियों 
से चुने जाते हैं सुकरात कहता है कि यह रीति अति अनुचित दै । 
यदि माँझी या वंशी बजानेवाले की आवश्यकता छवो तो कोई मनुष्य 
सम्मति नहीं लेता । प्रत्युत जे मनुष्य इन काय्याँ के योग्य हा वही 
नियत किया जाता है। यदि ऐसे निर्वाचन में भूल भी हो जाय ता 
बहुत हानि नहीं होती; परन्तु जहाँ मजुष्यों के शासकों के लिए राय 
ली जाय वहाँ निस्सन्देह मूर्खता का राज्य है। सुकृरात की ऐसी 
शिक्षा से युवकों के मन में इच्छा उत्पन्न हषी है कि वे देश के शासन- 
नियमों को घृणा की दृष्टि से देखें और उनका उल्लङ्घन करें |? 
१ मे के सुनने के लिए तिथि नियत हा गइ । सुकरात तनिक 
नहीं घबराया और अपने कार्य में लगा रहा । झुकृदमा पश हुश्रा । 
राजपरिषद के सदस्यों ने बहुपक्ष से उसे अपराधी ठहराया | उस 
समय प्रथा थी कि ऐसे अपराधियों से कुछ दण्ड लेकर वे चमा कर 
दिये जाते थे । सुकरात से कहा. गया कि वह भी इस प्रथां से लाभ 
उठाये और दण्ड देकर क्षमा प्राप्त करे पर सुकरात नेकहा कि 
८दण्ड-देने का यह अर्थे होगा कि मैं भी अपने आपको अपराधा 
समक्ता हैँ । -मैं यह स्वीकार करने को उद्यत नहा” सुकरात कि 
सृत्यु-दण्ड दिया गया | उस समय उसने निम्नलिखित वक्तता दा 
“'एृथंज्ञ-वासियो ! थोड़े समय की बात था) तुमने ` वृथा अपन 
नगर के शत्रओं का अपने ऊपर यह कलङ्क लगाने का अवसर दिया 
कि तुमने सुकरात को हत्या की |“ यदि तुम थोड़े समय प्रतीक्षा करते 
ता मैं यों ही -मृत्यु का आखेट हो जाता । मेरी मत्यु के लिए सम्मति 
देनेवाले ! तुम समभते दो कि श्र योग्यता के कारण सं तुस्हार 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४५४ अलबेरूनी का भारत । 
सनाँ को जीत नहीं सका और इसी लिए मरता हूँ? नहीं नहीं, तुम [ 
भूलते हो । मुझमें यह शक्ति थी कि तुम्हारे मनों पर प्रभाव डालता 
परन्तु इसके लिए मुझे वे बातें कहनी पड़तीं जे कहने के योग्य नहीं। 
और लोग तुम्हें प्रसन्न करने के लिए सब कुछ कह लेते हैं और कर्‌ 
लेते हैं परन्तु मैं वही कह और कर सकता हूँ जा एक स्वतन्त्र पुरुष 
कर सकता है और जो मेरा कर्तव्य है । जिस प्रकार मैंने अपने पक्त 
को सिद्ध किया है उसका मुझे अब भी कोई शोक नहीं । 
“मेरे देशवासियो ! न न्यायालय में और न युद्ध-क्षेत्र में हमारी 
यह वृत्ति होनी चाहिए कि चाहे जो हो पर हमारी देह-रक्षा हो जाय। 
युद्ध में कई ऐसे अवसर आते हैं जब शञ्ज रख देने और शत्र से क्षमा 
माँग लेने से मनुष्य की जान बच सकती है। परन्तु ऐसा करना 
उचित नहीं | शेष भय के अवसरों पर भी यदि मनुष्य सब कुछ करने 
पर उद्यत हो जाय तो उसकी प्राण-रक्षा ह सकती है । एथजञ- 
वासियो ! मृत्यु से वचना कठिन नहीं । कठिन यह है कि मनुष्य पाप 
से वचा रहे। पाप मृत्यु से भी शीघ्रगामी है। सैं अब वृद्ध हूँ और 
शनैः नैः चल सकता हूँ । मृत्यु ने, जो तेज़ चलनेवाली है, मुझे आ 
कड़ा हं । मुक्त पर अपराध लगानेवालों को, जा अव शक्तिशाली 
और शीघगामी हैं, पाप ने आ घेरा है। इम सब यहाँ से जाते हैं; 
सु पर तुमने मृत्यु का दण्ड लगाया है, और उन पर सत्य ने पाप 
पथा अन्याय का अपराध लगाया है, मैं अपने भाग्य को सिर और 
आँखो पर अहण करता हूँ और वे अपने का महण करते हैं । मुझे 
त्यु-दण्ड देनेवालो ! मैं श्रव एक भविष्यद्वाणी करना चाहता हूँ । 
जा दण्ड तुमने मुझको दिया है उससे बड़ा दण्ड तुमको मेरी मत्यु 
के पश्चात्‌ मिलेगा । तुम समझते हो कि मुझे मार कर तुम सुख से 
जीवन व्यतीत करोगे और कोई तुमसे तुम्हारे जीवन के विषय में 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~= 


टीका । ४५५ 


अश्न न करेगा । परन्तु में कहता हूँ कि बहुतेरे, जिनको तुमने नहीं 
देखा और जिनको मैंने रोक रक्खा है, तुमसे उत्तर माँगेंगे | उनमें 
खुवावखा का रक्त होगा । वे तुम्हें अधिक क्लेश देंगे । बहुत से लोग 
तुम्हारे अपवित्र जीवनों पर प्रश्न करते हैं। यदि तुम समभते हो कि इन 
लोगों को मारकर तुम उनका मुंह बन्द कर सकते हो ते यह तुम्हारी 
भूल है । इस प्रकार न तुम अपनी रक्षा कर सकते हो, ओर न 
यह सभ्य रीति ही है । सुगम तथा सभ्य रीति यह है कि लोगों के 
गले काटने के खान में तुम अपने जीवनों का सुधार करो । 


(एक और निवेदन मुझे तुमसे करना है। यदि युवा होकर 
मेरे पुत्र सदाचार का आचरण न करते हुए घन या किसी अन्य 
पदार्थ की लालसा करें तो उन्हें उसी प्रकार ढुःख दो जिस प्रकार कि 
मैंने हुम्हें दिया है । यदि बे वास्तव में निक्ष्ट हों और इस पर भी 
घमण्ड करें तो उनको लज्जित करो जिस प्रकार कि मैं तुम्हें करता 
रहा हूँ । यदि तुम यह करोगे ता हमारी ओर जो तुम्हारा कर्तव्य है 
वह पूर्ण हो जायगा | अब समय है कि हम यहाँ से चलदें, मै 
मरने के लिए और तुम जीने के लिए; परन्तु यह परमात्मा ही 
जानता है कि हममें से किसका दैव उत्तम है ॥? पश्चिमी तक से 
उद्धृत | 

इसके बाद उसने विष का प्याल्ला बड़ी शान्ति से पी लिया और 
कुछ ही मिनटों में उसका प्राणान्त हो या । इस प्रकार उस सुकरात 
की, जिसे आकाश-वाणी से स यू सिया ने सात बताया था, 
मानव-लीला समाप्त हुई । एथंज़-वासियों ने अपनी ऋतप्नता पर 
पश्चात्ताप किया । सब कोई उसके शज्ुओं से घृणा करने लगे आर 


थे बड़ी बुरी तरह से मरे । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४५६ अलबेरूनी का भारत । 


सुकरात का जीवनचरित्र और उसके कथन हम लोगो तक 
उसके दो प्रधान शिष्यों-जेनोफन और अफलातूँ--द्वारा पहुँचे हैं। 
सुकरात की घरवाली जेन्टिपी 281४९ बडी शुस्सेल थी। 
ह बातःबात पर तुनुक जाती थी । सुकरात का स्वभाव बिलकुल 
शान्त था । जब वह'चिड्चिड़ाकर बोलती तब यह टाल जाता । एक 
वार उसने बहुत बक-झककर छत पर से सुकरात के सिर पर सड़ा 
हुआ गँदला पानी उँडेल दिया । इस पर पण्डित सुकृरात ने ज़रासा 
हसकर कहा कि इतनी गर्जना के बाद वर्षा होनी ही चाहिए। इसमें 
अचरज ही क्या है ? 


अफलातूँ ( प्लेटो )। 

यह एक युनानी तार्किक था । इस का पिता अरिस्टन अरिस्टोक्कीज्ञ का 
पुत्र था | इसके द्वारा इसका सम्बन्ध एथंज़ के एक प्राचीन राजा कोड़स 
Codrus के वंशजो के साथ था । माता को ओर से यह सोलन का 
अ था । अ्रफलातू का पहला गुरु वैयाकरश डायोनिसियुस 
Dionysius था । तत्पश्चात्‌ इसने अरिस्टन नामक एक आरगिव 
पहलवान से शारीरिक कसरतें सीखीं । कई लाग कहते हैं कि इस 
पहलवान ने ही इसके चौड़े कन्धों और हृष्ट-पुष्ट शरीर के कारण इसका 
चाम अफलातू रक्खा था । इसका पहला नाम इसके दादा के नाम 
पर अरिस्टोक्लीज़ञ था । इसके बाद वह सङ्गीत और कविता का 
अध्ययन करने लगा। उसने श्रोलिम्पिक के खेले के ऊपर कुछ कविता 
भी बनाई; परन्तु सुकृरात का एक लम्बा संवाद सुनकर उसने उसे 
जला दिया और उसका शिष्य बन गया | उसकी कुळ ग़ज़लें ( विद- 
'सुखमण्डन) अभी तक सुरक्षित हैं । वह काई दश व तक सुक- 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ४१७ 


रात का शिष्य बना रहा, और ३७४ ई० पूर्व में उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ अफलातू ए्थंज्ञ का परित्याग कर ज्ञान की तलाश में मिन्न- 
मिन्न देशों में पर्यटन करने लगा। साइरीन (C7७1९) में उसने 
रेखागणित तथा गणित की अन्य शाखाओं का अध्ययन किया । वहाँ 
से बह मिस्र चला गया | यहाँ उचने तेरह वर्षों में वह सब सीखने 
का यल्ल किया जो कुळ पुरोहित लोग उसे पढ़ा सकते थे | फिर 
वह इटली आया और टरन्टम में आकर बस गया। यहाँ उसने 
यूरीटस ( Eurytus ) और अरम्वाईटस ( Archytas ) के साथ 
मित्रता कर ली । तत्पश्चात उसने सिली द्वीप के अद्भुत पदार्थ, 
विशेषतः एटना पर्वत, देखने के लिए वहाँ की यात्रा की | सिसली में 
उसका परिचय साईरस्यूस (5978००४९) के प्रजापीइक राजा, डायो- 
नीस्युस, से छो गया । दुर्भाग्य से इसने राजा को रुष्ट कर दिया । 
अलफातू स्पार्टा के राजदूत के जहाज्ञ में घर लौट रहा था । राजा ने 
दूत से कह दिया कि इसे ईंगिना में जाकर दास के रूप में बेच देना । 
परन्तु उसके ख़रीदनेवाले ने उसे स्वतन्त्र कर दिया । इस पर वह 
एथंज़ मैं वापस आकर अकेडेमिया के -बाग में शिक्षा देने लगा । 
इसी से इसके तच्वज्ञान को लोग अकेडेमिक कहते थे । डायोनीस्युस 
के चचा, छोटे डायन, की प्राथना पर उसने दुबारा सिसली क 
यात्रा की । वहाँ इस बार इसका बहुत सत्कार हुआ । परन्छ जब 
उसने देखा कि प्रजापीडक डायोनीस्युस उसके उपदेशों पर भ्य नहीं 
देता और अपने पिता का अलुकरण करता है तव वह एथंज्‌ को हाट 
आया और यहाँ बहुत सेलोग उसके अचुयायी बन रास । साइरस्यूस 
में तीसरी बार जाने के वाद वह अपने-जन्म-स्थान म॑ आकरः किक 
गया । अपनी आयु के शेष वर्ष उसने यहाँ ही साहित्य और क्र के 
अनुशीलन में व्यतीत किये । इसकी बड़ी-बड़ी पुस्तक ये है 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotrrGyaan Kosha 


४५८ अलबेरूनी का भारत । 

१. फोडो जा कथोपकथन रूप में है। इसमें सुकरात की अन्तिम 
घड़ियों का बड़ा ही जोरदार और करुथापूर्ण वृत्तान्त है | २. “प्रज्ञा- 
तन्त्र,” इसमें सामाजिक आचार के उच्चतम सिद्धान्त हैं। ३. “टीमि- 
यस्त” जे। उसके समय के वैज्ञानिक द्शनशाख्न का संक्षेप है । 


जन्म एथज्ञ में ४२४ ईसा पूर्व; मृत्यु ३४७ ईसा पूर्व । 


श्ररस्तू ( अरिस्टाटल ) । 


सयाने यूनानियो में सबसे अधिक सयाना अरस्तू कहा जाता है। 
ह लि इंसा से ३८५ वर्ष पहले स्टेगिरा ( Stagira ) नामक 
खान में हुआ था । इसका पिता मकृदूनिया के राजा का वैद्य था और 
वेद्या क प्राचीन वंश में से था । इस प्रकार अरस्तू की नाड़ियों में 
परीक्षण करनेवालों का रक्त बहता था । ईसा के ३६७ वर्ष रही यह 
एथंज़ में आया श्रौर अफलातू का शिष्य. बन गया । बीस वर्ष के लग- 
भग ये दोनों एकटे रहे । ३४३ से ३४० ई० पू० पर्यन्त बह सिकन्द्र 
का अध्यापक रहा । इस सम्बन्ध से एक बड़ा लाभ यह हुआ कि उसने 
नाना प्रकार के जीवधारियों के पाठ की सामग्री इकट्रो कर ली । 
३३४ ३० पू० में उसने स्वतन्त्र तर्क की शिक्षा देना आरम्भ कर दिया । 
सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ उस पर नास्तिकता और मकृदूनिया 
का पत्त लेने का अभियोग लगाया गया । इस कारण उसे एथंज्ञ 
र डना पड़ा । इसी देश-निकाले की अवस्था में ३२२ 'ईसा० पूर्व में 
इसका देहान्त हो गया ।--पञ्चिमी तर्क | 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ४५४ 


tn व्य [a 
देवजानस ( डायोजनीस ) । 
यह एक अति ्यागवादी ताकिक था । इसके पिता पर नकुली 
सिक्के बनाने का अपराध लगा था | इसलिए पिता और पुत्र का अपने 
जन्म-स्थान को छोड़ कर एथंज़ में आना पड़ा। यहाँ आकर देव- 
जानस ने अति त्यागवाद (01/८5) के प्रवर्तक अण्टिस्थनीज् 
(Antisthenes) से तत्त्वज्ञान सीखना आरम्भ किया । इसने अपने 
सम्प्रदाय के काठिन्य को चरम-सीमा तक पहुँचा दिया । वह एक 
मोटा और फटा हुआ अगरखा पहनता, अन्त साधारण भोजन 
करता, और सार्वजनिक स्थानों और वराण्डों में रहता था । कहते हैं 


` उसने एक तगार { टब ) को अपना निवास बना लिया था, आर 


इसमें रहने से वह बड़ा प्रसन्न रहता । ईंगिना ट्रीप को जाते समय 
मार्ग में वह सागर-दस्युओं के हाथ पड़ गया । उन्होने इसे गुलाम 
के तार पर बेच दिया । परन्तु इसके सामी ने इसे स्वतन्त्र कर दिया 
और अपने बच्चों को पढ़ाने पर लगाया । कोरिन्थ में महा-प्रतापीः 
सिकन्दर इससे मिलने आया. । सिकन्दर ने आकर कहा, “ मैं महा- 
राजा सिकन्दर हूँ।” इस पर देवजानस ने उत्तर दिया, “मैं महाः 
त्यागी देवजानस हूँ ।” तब महाराजा ने उससे पूछा कि आपको यदि 
किसी वस्तु की आवश्यकता हो ता बताइए । र जल द्यि fe 
“मुझे यही आवश्यकता है कि आप मेरे आर सूय के बीच खड़े 
होकर मेरी धूप को न रोकिए |? तत्तद्शी की मानसिक तन्त्रता 
को देखकर सम्राट्‌ पर बड़ा असर हुआ, और वह बोला, “यदि से 
सिकन्दर न होता ते मैं देवजानस दोना पसन्द करता ।” 
, .. .कहते हैं देवजानस दिन के समय दीपक लिये जा रहा था । 
लोगों ने इसका कारण पूछा, तो उसने उत्तर दिया कि में किसी 
ईमानदार मनुष्य को ढूँढ़ रहा हुँ । " 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४9६० अलबेरूनी का भारत । 


ह बात मानी गई है कि उसका देहान्त कारिन्थ नगर में एक 
सानजनिक बाज़ार सें हुआ था । उसकी मृत्यु बड़ी शान्तिमयी थी । 
एथ॑ज़-वासियों ने उसकी अर्थी को बड़े समारोह के साथ निकाला 
था। सिनोप के लोगों ने उसकी स्मृति में भूत्तियाँ खड़ी की चीं । 
इका जन्म पान्टस प्रान्त के सिनोप नगर में ४१४ ई० पू० में हुआ 
आर २९३ ३० पू० से मृत्यु 


ra 


पाईंथेगारस । 
ह एक यूनानी तखवेत्ता था। इसका व्यक्तिगत इतिहास बहुत | 
'झुछ अन्धकार में हे; परन्तु यह बात मानली गई है कि यह कई वर्ष 
तक सिस्र ओर भारत में अध्ययन करता रहा आर एशिया के एक 
उड़ भाग को यात्रा करने के बाद अपने जन्म-स्थान को लैएट आया । 
यहा आकर जब उसने देखा कि पोलीक्रटीज ( Polycrafes ) ने 
समास (927708) का राज्य छीन लिया है ता वह इटली के अन्तगत 
ऋोटोना को चला गया। यहाँ उसने तच्वज्ञान की शिक्षा देने में 
बड़ा नाम पाया । देश के सभी भागों से उसके पास विद्यार्थी आते 
थे। इन सबको वह पाँच वर्ष के लिए परीक्षा के तार पर मैन-त्रत 
वारण कराता था; इसके बरद उन्हें अपनी सम्पत्ति का सार्वजनिक 
सञ्चय म अपण करना पड़ता था । उसके शिष्य, जिनकी संख्या 
काई ३०० क करीब थी, एक धाम्मिक बन्धुता में बंधे हुए थे । उसने 
काटाना आर उसके उपनगरों के लोगों के आचार का बहुत कुळ 
सुधार किया, ओर उसके कई शिष्य, विशेषत ज॒ल्यूकस, बहुत * 
अच्छे व्यवस्थापक बन गये । यह पहला व्यक्ति था जिसने तत्तवेत्ता 
या ज्ञानाजुरागी? की उपाधि धारण की । 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टोका । ४६१ 
इसका मत था कि सूर्य ब्रह्माण्ड के मध्य में है और प्रशत्री. अन्य 

७0 ~ कं ¢ ~ EN ~ ८ 
प्रहा सहित इसके गिद घूमती है | वह जीवात्माओं के पुनर्जन्म और 
भांस-भक्षण-निषेध का माननेवाला था | यह कोई भी पुस्तक लिख 
कर पीछे नहीं छोड़ गया, इसलिए इसकी दाशनिक्र शिक्षा के 


वास्तविक स्वरूप के विषय में बहुत कुछ सन्देह है । 


इसका जन्म १८० ई० पू० के लगंभग समोस में हुआ और 
मृत्यु काई ५०० ई० पृ० में हुई । 
पाफायरी ( Porphyry.) 
यह अफजल्ञातूँ का अबुयायी तार्किक था। इसने पथंज् में 
लांगीनस से वाग्मिता, और रोम में प्लोटिनस से तत्त्वज्ञान सीखा ।' 


इसने प्लोटिनस का जीत्रनचरित्र भी लिखा । इसका यथार्थ नाम 


सालचस (2८१०७) था जिसका अर्थ “राजा ? है। इसकी 
[aS ~ LS ° _s i> ° 
विद्वत्ता बहुत बड़ी थी । इसने कई ग्रन्थ रचे, जिनमें से एक इसाइ 
धम्मैशाम्ज के विरुद्ध होने के कारण बड़े थियोडोस्युस की आज्ञा से 


जला दिया गया । 
जन्म टायरे (1978) में, २३३ ३० में, मत्यु रोम में, ३०५ 


इ० सें । 


परोक्स । 
४ 
यह ब्रह्म ताक्षात्कारवाद का मानतेबाला एक ताकिक था। इसने 
सिकन्दरिया और ण्थंज्ञ में अध्ययन किया था और यह प्राचीन 
जगत के घम्माँ और आचारों से परिचित हो गया था । यह विविध 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६२ अलबेरूनी का भारत | 


प्रकार के अनुष्ठान करता था और उनको ऐसे अलङ्कार समभता था 
जिनमें घम्स और दशीनशाख के तत्त्व छिपे पड़े हैं । इससे ईसाई 
रुष्ट हो गये और उन्होंने इसे एथज्ञ से निकाल दिया, परन्तु बा 
का यह फिर वहाँ लौट आया । 

हक मा कान्स्टेणटीनोपल्ञ में ४१२ में हुआ, और यह 
४८५ में एथज्ञ में मर गया । 


5 
टालमा (Ptoleny Claudivs) 


यह भूगोल और गणित का एक विख्यात सिस्री पण्डित था । 
ह्‌ र “जगत्‌ की व्यवस्था? के लिए प्रसिद्ध है । इसमें इसने 
थ्वी का जगत्‌ का मध्य माना है जिसके गिर्द सूर्य ग्रह॒ और तार 
घूमते हैं । इसके भूगोल में उस जगत्‌ का र “0007. 
में ज्ञात था। यह पन्द्रहवी शताब्दी तक इस विद्या की एक बड़ी पाड्य 
पक बनी रही है। पन्द्रहवीं शताब्दी में पुर्तगीजों और वीनीशियन 
लोगों के आविष्कारों ने इस पुस्तक की भूलों को दर्शाया तो इसका 
गौरव कम हुआ । यह दूसरी शताब्दी के आरम्भ में सिकन्दरिया में 
हुआ है । अरबी में इसका नाम बतलीमूस लिखा है । 


लाईकर्गस । 

ह स्पार्टा देश का एक प्रसिद्ध स्मृतिकार हुआ है | इसके जन्म 
तथा इसके जीवन का इतिहास बहुत कुछ अन्धकार में है। पर 
कहते हैं कि वह स्पार्टा के राजा यूनोसुस ( ०००५४ ) का पुत्र, 
आर उसके उत्तराधिकारी पोलीडकटस ( P०]४4९८६९०५ ) का भाई 
था । पोलीडकटस की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ने, यद्यपि वह 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टाका । छ त्‌ ३ 


गर्भवती थी, राजमुकुट लाईकगस को देना चाहा परन्तु उसने 
लेने से इन्कार कर दिया, और अपने भतीजे चेरीलैस (Charilans) 
का अप्राप्तवयस्कता में बड़ी इमानदारी से संरक्षक का कर्तव्य पालन 
करता रहा । जब राजकुमार युवावस्था को प्राप्त हा गया तव ल्ञाईकर्गस 
ने स्पाटा छोड़ दिया और देश-देशान्तर में पर्यटन करक वहाँ की 
रीति-नीति का अवलोकन करने लगा । स्वदेश लौटने पर उसने राज्य 

का बड़ी गड़बड़ अवस्था में पाया | राजा मनमानी करना चाहता था 

आर प्रजा उसकी आज्ञा न मानती थो । लाईकगंस ने शासन में 

संस्कार करना आरम्भ किया, और ऐसे कठोर नियम बनाये जो 

बिगड़े हुए लोगों को ठीक करने के लिए अत्यन्त उपयोगी थे । इसके 

उपरान्त वह स्पार्टा से चला गया): श्रौर यह माना गया है कि वह 

बड़ी आयु में क्रीट में मर गया । | 

मृत्यु कोई ८७० ई० पु० के लगभग हुई । 


लाईकर्गस । 
इस नाम का एथंज का एक वागीश भी हुआ है। कहते हैं 
इसने दशेनशाख्र अफलातू से और वाग्मिता आई सोक्रटीज 
(15००7३४९४) से सीखी थी | वह डीमोस्थनीज्ञ का मित्र और खतन्त्रता 
का कट्टर पक्तपाती था । इसकी एक वक्तृता Reislke’rs Collection 
of Greer Orii0rs/सं भी है। इसका देहान्त ३२३ ३० पु० क 


लगभग हुआ । 


एस्पीडाक्लीज्ञ (Empedocles.) | 
सिसली द्वीप. के अन्तरगत अम्रीजन्टम नामक स्थानं का रहने- 
वाला एक ताकिक,:कवि और इतिहासज्ञ'था। इसने _पुनजेन्म के 


३० 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छद अल्वबेरूनी का भारत । 


सिद्धान्त को ग्रहण किया था ओर पाईँथेगोरस की पद्धति पर क 
भ्रत्युत्तम कविता लिखी थी | इसकी कविता बड़ी साहसिक झर 
प्रफुल्ल होती थी, और इसके श्लोक इतने सर्वप्रिय होते थे कि 
वे आलिम्पस पर्वत के खेलों के अवसर पर कविवर होमर और 
हीसायड के श्लोकों के साथ पढ़े जाते थे। यह ईसा के पाँच सौ 
वर्ष पुवे हुआ है । 


| बियास (885) 
यूनान के सात ज्ञानियों में से एक था | इसने अपना जीवन 
तत्वज्ञान क अध्ययन में लगाया था, और जो कुछ इसने सीखा था 
उसके अनुसार कर्म करता था । वह सार्वजनिक कार्यों में बडा भाग 
जता था, आर अपनी प्रचुर सम्पत्ति का सदुपयोग करता था । 


कारिन्थ का पेरियण्डर । 


सह उड़ा प्रजापीड़क था । पर इसके खुशामदी इसे यूनान के 
लात ऋषियों में से एक कहते थे। इसने पहले स्वदेश की शासन- 
पद्धति आर स्वाधीनता को उल्ट-पल्ट करना आरम्भ किया, आर 
६२७ ३० पू० में राजत्व छीन लिया । इसका शासन आरम्भ में ता 
गडु था परन्तु शीघ्र ही इसने अपने आपको एक पुरा-पुरा स्वेच्छा 
चारी सिद्ध कर दिया । कोरिन्थवासियो पर इसने भयानक अत्याचार 
किये, आपनी खी, मेलिसी को मरवा डाला, और उसकी मृत्यु पर: 
दुःख प्रकाशित करने के कारण अपने पुत्र लाईकोफ़ोन को देश से 
निकाश दिया? अरस्तू कहता है कि यह पहला शासक था जिसने 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । 9६५ 


स्वेच्छाचारी शासन को एक पद्धति का रूप दिया। इसकी मृत्यु 


५८५ ई० पू० में हुई । 
TN 
थलास्त। ` 
०७ = अप =p ~ 
ह एक यूनानी दाशनिक था । इसने अनेक वर्षों तक देशाटन 


करके अपनी ज्ञान-वृद्धिकी थी। सिस्र में रहकर इसने गणित सीखा 


था । फिर स्वदेशा लाटकर इसने एक दार्शनिक सम्प्रदाय ङी प्रतिष्ठा 
की थी। इसका नाम आईश्वोनियन सम्प्रदाय था | इसके शिष्यों में 
अनेक्‌सीमेण्डर (472४700270९1) अनेकूसीमेनस (^7४)९९) 
और पाइथेगोरस थे । सोलन और थसाईबुलुप (०३४४1)]५8) 
भी प्रायः इसके दर्शनार्थ आया करते थे | लोग प्रायः इसे यूनानी 


दशन का पिता मानते हैं । इसने रेखागणित में कुछ नवीन आविष्कार 
'किये, सबसे पहले सूर्य के अभिव्यक्त व्यास का अबलोकन किया, 


¢ ~ Ne ~ _-२ 
वर्ष की लम्बाई ३६५ दिन की नियत की, और म्रहणां की गति आर 


“स्वरूप पर विचार किया । 


इसका जन्म मिलेटस में ६३६ ई० पू० में हुआ, और मृत्यु काई 
५४५ ई० पू० में । स की 
किलोान । 

यह स्पार्टा का एक दाशनिक था । आर यूनान क सात ज्ञानियों 

में से एक समभा जाता था । इसकी मत्यु दषे का अतिमात्रा के 


कारण इसके पुत्र की गोद में हुई थी । इसके पुत्र ने ओलिम्पिया में 


-विजञयलाभ की थी | 
मृत्यु संवत्‌ ५४७ ई० पू० । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६६ अलबेरूनी का भारत । 


पिटेकुस । 


यह यूनान के सात ज्ञानियों में से एक था । एथज्ञवाल्ों को 
पराजित करने के कारण यह मिटीलीन (i) 1016) का राजा 
नियत हुआ | पिटेकुस ने एक दार्शनिक की रीति से शासन किया 
` आर राजनियम श्लोकों में बनाये ताकि वे अधिक सुगमता से स्मरण 

सक । इसक उपरान्त इसने अपने पद का परित्याग कर दिया 

र जव उसे भूमि की जागीर मिलने लगी तब उसने य कर 
लेने से इनकार कर दियां कि “बहुत से धन का स्त्रामी होने की 
अपेक्ता अपने देशवासियों का अपनी निरपेक्षता का विश्वास करा 
देना मेरे लिए अधिक आनन्ददायक है।? 

इसका जन्म लसवोस द्वीप के अन्तर्गत मिटीलीन में कोई ६५२ 
३० पू० में हुआ था, और मृत्यु १६४ ई० पू० में हुई । 


कप 
क्लियोबूलुस । 
यूनान क सात ज्ञानियों में से एक था । यह लिंडस-निवासी 
इवेगोरस क्रा पुत्र था । यह अपने सुन्दर शरीर के लिए प्रसिद्ध था । 
इसक प्रवाद्‌ ये थे, “अपने मित्रों के साथ भलाई करे जिससे उनका 
तुम्हार साथ अधिक स्नेह बढ़े; अपने शत्रओं के साथ भलाई करो 
जिससे वे तुम्हारे मित्र बन जायें |”? 


इसको मत्यु ५६० ३० पू० में हुई । 


> 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । 2६७ 


रडमन्युस (Rhadaemanthus.) 


यह यूनानी और रोमन देवमाला में जूपीटर और योरुपा का पुत्र 
था । यह क्रोट में उत्पन्न हुआ था और ३० वर्ष की भ्रायु में उस नगर 
को छोड़ कर चला गया । वह कुछ एक साईक्लेड (07०120९5) में से 
गुज़रा । वहाँ उसने ऐसा न्यायपूर्ण शासन किया कि प्राचीनो ने यहाँ 
तक कह दिया कि वह हेडीज़ (यमपुरी) का एक विचारपति बन गया, 
और सृतात्माश्रों से उनके अपराध स्वीकार कराने और उनके पापों 


“के लिए उन्हें दण्ड देने पर नियुक्त हुआ । 


ज़दुंश्त । 
यह फारस देश का एक बड़ा धर्म-प्रचारक था । इसने पारसी 
र्म्म की नींव रखी । इसका व्यक्तिगत इतिहास बहुत कम ज्ञात है। 
ज़िन्द और अवस्ता नामक पारसियों की पुस्तकों में इसका वर्णन 


है । यह ईसा से कोई १२०० वष पूर्व हुआ था । 


मीनोस । 
यूनानियों की देवमाल्ला में इसे क्रीट का राजा अ गया है। 
क्रोट सें इसका १४३२ ई० पू० में राज्य था। इसने कई नगर बनाये, 
और उत्तमोत्तम नियम और रीतियाँ प्रचलित को । मीनेस के डि 
उसकी सृत्यु के एक सहस्र वर्ष पश्चात्‌ तक अफल्ञातू के समय में भी 


अचलित थे । . 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६८ अलबेरूनी का भारत । 


ककराप्स ((:००००)७,) 

इसने एथंज़ नगर बसाया था। इसने १६ शताब्दी ई० पू० क्षे 
लगभग अटिका (Attica) में बस्ती बसाई अर देश को बारह 
मण्डलों में विभक्त किया जिनमें से बाद को एथंज राजधानी हो 
गया। इसने एरियापगुस (4९०१०४५४) की पञ्चायत की प्रतिष्ठा 
की, मिनर्वा और जूपीटर की पूजा का प्रसार किया, कृषि का प्रचार 
किया, और विवाह तथा मृत्यु के क्रिया-कर्म्म बाँधे। एथंज़ आरम्भः 
में इसके नाम पर ककरोपिया कहलाता था । 
। ह १० वीं शताब्दि ई० पू७ में हुआ है । इसकी मृत्यु सिख 
के सैस नामक स्थान में हुई थी । 


rr फजविजिविली 


ओलिस्पिया । 
पीलोपोनीसस में अलफ्युस नदी. पर प्राचीन यूनान का एक 
सुन्दर नगरं था । ओलिम्पियन खेल यहाँ खेले जाते थे । इसमें 
भोलिम्पियन या जीउस देवता का मन्दिर, हेरियस या हेरा का 
भान्द्र, दस धनागार, पैदल दौड़ों के चक्कर और क्रीडारङ्ग, भर 
डे यूनानी कला के अति उत्कृष्ट खजाने थे ! प्रायनी कहता है कि 
मेरे समय में यहाँ ३००० मूत्तियाँ थीं । 


nt लजमा 


दु कोमाडुस। | 
(Commodus, Lucius Aurelius Antonius.) 
यह रोम के राजा मार्कस औरिलियस का पुत्र था और अपने 
पिता के पश्चात्‌ सन्‌ १८० में गद्दी पर बैठा था । यह स्वभाव सै 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ५६४ 


ही दुष्ट ओर दुराचारी था, और अत्यन्त भीषण अत्याचार और 
पाप करता था । यह कृद्‌ का लम्बा और बहुत वलवान्‌ था । यह 
पहलवानों के साथ लड़ा करता था। उनके पास सीसे के कोमल शत्र 
दिये जाते थे और इसके हाथ में तीच्ण खड्ग होती थी । इसलिए 

यह सदा जीत जाता था और अपने विपक्षी की हत्या करने से कभी 
नहीं चूकता था । अखाड़े में बनैले पशुओरों को मारकर बड़ा इतराया 
करता था । वह अपने आपको हरकूलीस रोमेनुस के नाम स 

देवता के तार पर पुजवाना चाहता था। इसकी मसिया नाम की 

एक उपपल्ली थी । यह उसे मरवाने की कल्पना सोच रहा था। 

मर्सिया ने उसके अकलक्टुस नामक कञ्चुकी के साथ मिलकर 

इसे विष देने का यल्ल किया । परन्तु इसमें उन्हें सफलता न हुई; 

इसलिए उन्हेंने इसका गला घोंट दिया ! 

जन्म १६१ मृत्यु १४२ ई०। 


काइरस (Cyrus.) 

यह फारस का राजा था । यह कस्त्रासस (Canby 808) आर 
मीडस (९५०४) के राजा अस्तयाजस (5६४३३९३) को पुत्री 
मण्डेन (8787९) का पुत्र था । इसकी युवावस्था के Na में 
भिन्न-भिन्न बयान हैं । फारस चिरकाल से मीडस के प्रभाव में था । 
इसने उसे स्वतन्त्र कराया और ५६० ई० पृ० के करीब अपने आपका 
राजा विधाषित किया । थोड़े ही समय में इसने अपने राज्य को 
सीमाओं को विस्तृत कर दिया । इसका राज्य एशिया में सबसे बड़ा 
बन गया । इसने लिडिया के राजा क्रीसुस (010:505) को पूण रूप 
से पराजित किया, असिरिया पर चढ़ाई की, और यूफ़ टीज़ नदी 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४७० अलबेरूनी का भारत । ` 


को धारा का मोड़कर ५३८ ३० पू० में वेबीलन पर अधिकार कर 
लिया। परन्तु बाद का सिदियन लोगों (Scythians) ने इसे पराजित 
करके बंदी बना लिया, और, हेराडोटस के कथनाबुसार, उनकी रानी 
ने इसे ५२४ ३० पू० में मरवा डाला । 


———— 


डरका (Draco.) 

एथज्ञ का एक प्रसिद्ध स्मृतिकार हुआ है | इसने ६२४ ई० पू० 
में एक धर्म्म-शाख् बनाया था । इसके नियम इतने कठोर थे कि 
डेमेडस (1०१३0९8) नामक एक वक्ता ने कहा था कि वे रक्त के 
अक्षरों में लिखे हुए हैं । उसने सब अपराधों को दण्ड मृत्यु रक्खा 
था । वह कहता था कि छोटे से छोटे अपराध के लिए सत्यु-दण्ड 
इसलिए घोरतम अपराधों के लिए मैं इससे अधिक दारुण दण्ड न 
हृढ संका । इन विधियों पर पहले कार्य होना आरम्भ हुआा परन्तु 
पाछ से, इनको अत्यन्त कठोरता के कारण, इन्हें ढीला कर दिया 
गया। सोलन ने अन्त को इन्हें सर्वथा रह कर दिया और केवल हत्यारे 
क लिए ही मत्यु-दण्ड रहने दिया । इसकी स्मृति के इतना कठोर 
होने पर भी उसकी सर्वप्रियता इतनी अधिक थी कि यही इसको 
त्यु का कारण हो गइ । एथंज्ञ-वासियों ने, अपनी रीति के अनुसार 
उस्‌क प्रति अति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक व्याख्यान-भवन 
म उस पर टोपियों श्रौर चुगों का इतना ढेर लगा दिया कि वह साँस 
क घुट जाने से मर गया | इसका समय ईसा से सात सै वर्ष पूर्व है। 


—————— 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टीका । ४७१ 


जालीनूस। 
( Galenus Claudius.) 


जालीनूस यूनान का एक बड़ा नामी वैद्य था इसने यूनान और 


"सिख के बड़े-बड़े विद्यापीठों में शिक्ता पाईथी। रोम में जाकर 


इसने अपने व्यवसाय में खूब प्रसिद्धि लाभ की | अनेक लोग उसकी 


“चिकित्सा पर चकित रह जाते थे और इसे जादू का श्रसर समभते 


थे । राजा माकुस ग्रौरिलियस से इसका बड़ा प्रेम था । राजा की 


“मृत्यु के बाद वह पर्गसुस को लौट आया ओर यहाँ ही सन्‌ १४३ 


ईसवी में नब्बे वष की आयु में मर गया । इसने ३०० से अधिक 


'पुस्तके लिखों, परन्तु इनकी एक बड़ी संख्या रोम नगर के शात्ति- 


मन्दिर में पड़ी हुई जल गई । . चिकित्सा में. यह केवल दविप्पोक्रटीस 
से हो दूसरे दरजे पर था। :इन दो प्राचीन हकीमों से आधुनिक 
-हकीमों ने बहुत कुछ लिया है । 


| होमर। 

होमर यूनानी कवियों मेँ सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध है.। 
परन्तु इसके जन्म-स्थान, इसके जीवन-चरित्र, इसके वास्तविक अस्तित्व 
और जीवन में इसकी स्थिति के विषय में आधुनिक विद्वानों का मत- 
भेद है । यूनान के सात भिन्न-भिन्न खान इसके जन्म-स्थान होने का 
दावा करते हैं । एक ऐतिह्य कहता है कि यह समर्ना (डैं709778) 
की एक अनाथ युवती कन्या का जारज पुत्र था । यह लड़की मेलस 
(१४०७७) के किनारे रहा करती थी । यही ऐतिह्य कहता हैं कि 
भीमियुस, जिसने एक सङ्गीत-विद्यालय खोल रक्खा था; इसको माता, 
'पर आसक्त हो गया ्रौर उसने इससे विवाह करके हे मर को अपना पुत्र 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


घर अलबेरूनी का भारत | 


बना लिया । भीमियुस की मृत्यु के उपरान्त हमर इस विद्यालय कः 
अध्यापक हुआ। तत्पश्चात्‌ इसके मन में इलियड» नामक एक 
महाकाव्य लिखने का विचार उत्पन्न हुआ । इसके लिए मनुष्यां और 
स्थानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसने यात्रा की । परन्तु यात्रा से 
लौटने पर इसके देश-भाइयो ने इसके साथ बुरा सुलूक किया, इस- 
लिए इसने समर्ना छोड़कर चिश्रोस (01105) मेँ रहना आरम्भ 
किया, और वहीं एक विद्यालय स्थापित कर दिया । _ बृद्धावस्या में 
अन्धा हो जाने के कारण इसे दरिद्रता ने आ दवाया, और यह रोटी 
के लिए दर-दर भीख साँगने लगा । कहते हैं अन्त का 105 आइस 
के छोटे से टापू में इसका देहान्त हो गया। ॒ 
होमर ने दो बड़े महाकाव्य रचे हैं। एक इलियड और दूसरा 
ओडीसे । ये हमारे रामायण से बहुत मिलते हैं । विद्वान्‌ समाल्ोचकों 
की सम्मति है कि होमर की कवितायें ऐसे समय मैं रची गई थीं जब 
कि लेखन-कला का आविष्कार तक नहीं हुआ था। उसके श्लोक 
कण्ठस्थ रक्खे जाते थे । कई लोगों का मत है कि होमर इन काव्यों 
का Es नहीं, संग्रहीता मात्र हुआ है । फिर अनेक लोगों का ऐसा 
भी कहना है कि होमर नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं; ये कविताये 
भिन्न-भिन्न कवियों की रची भार संग्रह की हुई हैं । 


Cnn 


श्रराटस CAratus.) 
अराटस एक यूनानी कवि ओर ज्योतिषी था । इसका जन्म 
सीलिसिया ( C1८2) में ईसा से कोई ३०० वर्ष पहले हुआ था ! 
हते हैं इसने ज्यातिष-सम्बन्धी विषयों पर 'दा ललित कविताएँ लिखी 
थी। उनमें से एक का नाम फीनामीना (1207०1७०६) और दूसरी 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangoti Gyaan Kosha 


टीका । जन 


का नाम (10105611014) डायोसीमिया था । ये बहुत लोकप्रिय हो गई 
और उनके अनेक भाषान्तर और व्याखायें तैयार हुई । पूर्वोक्त का 
सिसरो ने लातीनी भाषा में अनुवाद किया था, और यह बात मानी 
गई है कि सेन्टपाल ने एथन्स नगर में उपदेश करते समय इसके 
एक वाक्य का प्रमाण दिया था । 


€ ८९ 
अदशार (Artaxerxes Bebegan.) 


यह फारस का राजा, सीसानी बंश का प्रवत्तेक, वाबक का पुत्र 
अर सस्सान का पोता था । इसने अपने पूर्वाधिकारी अर्तवन को 
पराजित करके अपने आपको २२३ ईसवी में राजाओं का राजा 
विधोषित किया । उसने मग लोगों के प्राचीन धम्मं को पुनर्जीवित 
किया, नये नये कानून बनाये। उनके उत्तम शासन का और लोगों की 
शिक्षा का प्रवन्ध किया, और तत्पश्चात्‌ अपने राज्य को विस्तृत करना 
आरम्भ किया। सन्‌ २३२ ई० में अलेग्जेण्डर सेवेरस (1०४३१९ 
96४०115) के फारस पर चढ़ाई करने के कारण, रामन लोगों के साथ 
इसका युद्ध हुआ । परन्तु पाँच वर्ष के युद्ध के पश्चात्‌ सन्धि हा गई 
श्रौर किसी को कोई लाभ न हुआ । सन्‌ २३८ में इसका देहान्तः 
दो गया । 


एस्क्लीपियस (A sclepius.) 


यह एक यूनानी बैद्य था । वह विथायनिया (13997) के 
७ डक £ he: 
अन्तर्गत प्रसा (P71७०) में उत्पन्न हुआ, ओर सम्भवतः ईसा से. 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४७४ अलबेरूनी का भारत । 


७ ४ ९ ०. कि 
एक सौ वर्ष पूर्व रास में जाकर आवाद हो गया | इसकी बडी : 


खु ~ 021 ~ ८७ 

व्याति थी, आर यह बड़ा कृतकार्य था । यह राग को शान्त करने के 
~ ~ CS ~ ~ 2 प्‌ ॥ 

लिए आषध-सेवन की अपेक्षा जीवन की रीति और भजन की 

ञ्यवस्थिति पर बहुत ज़ोर देता था | 


NSN 

५ 

८) 

च 0001 ७, “१2, 
ति 20 
बत दु ॥ ति 
छु छ 2 Ee 
SF ब्ढ़े 
द्र a & 
थर छ छ हु 

Kr) 

= 34 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५ 
(९ 


इतिहास 


यवनराजवंशावली 
जाधपुर के मुंशी देवीप्रसाद मुंसिफ ने इस पुस्तक में बतलाया 
है कि भारतवर्ष में मुसलमानों का आना कब से आरम्भ हुआ और 
किस-किस बादशाह ने कितने .दिन तक कहाँ-कहाँ राज्य किया | 
इसमें यवन बादशाहों की मुख्य-मुख्य जीवन-घटनाओं का समावेश 
कर दिया गया है | मूल्य सिफ ।) चार आने । 


संक्षिप्त इतिहास-साला 
इसका सम्पादन किया है हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक पण्डित 
श्यामविहारी मिश्र एम० ए० आर पण्डित शुकदेवविहारी मिश्र 
बी० ए० ने । यह इतिहासमाला कई संख्याओं में पूर्ण होगी । इसमें 
जर्मनी, फ्रांस, रूस, ईँगलेंड, जापान और स्पेन का अत्यन्त ही मना- 
र्क इतिहास दिया हुआ है। 
अल-बे-हूनो का भारत 
( प्रथम .भाग ) 
ल-बे-रूनी नाम का एक मुसलमान पर्यटक भारतवर्ष मं उस 
समय आया था जब कि महमूद गाज़नवी का प्रताप-सूय मध्य 
आकाश में था | यहाँ पर उस यात्री ने हम लोगों का जे आचार- 
व्यवहार देखा और जिन बातों को उसने लिखने योग्य समभा उनका 
वर्णन उसने अपनी इस पुस्तक में किया दै । संस्कृत पढ़ कर उसनं 
हमारे ग्रन्थों पर भी विचार किया था। उसके समय में भारत का 
जे दशा थी उसका चित्र इस पुस्तक में मौजूद है । अपने ढग को 


= 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(७२ ) 
यह एक ही पुस्तक है । इतिहास-प्रेमियों को ता यह अवश्य ही 
देखनी चाहिए | मूस्य १।) एक रुपया चार आने, सुन्दर संस्करण 
२) दो रुपये। 
सध्यप्रदेश मार बरार का इतिहास 
मध्यप्रदेश और बरार का अब तक् हिन्दी में कोई सर्वाङ्ग-सुन्द्र 

इतिहास न था | इस अभाव को दूर करने के लिए ही हमने इस 
इतिहास को लिखवा कर प्रकाशित किया है । मूल पुस्तक छँगरेज्ञ 
में है जिसे कि बाबू योगेन्द्रनाथ शील महेदय ने लिखा है | इस 
पुस्तक को पढ़ने से आपको मालूम होगा कि मध्यप्रदेश के किस 

हिस्से का पहले क्या नाम था, वह किसके अधिकार में था और 

उस पर अगरेज़ों की सत्ता क्योंकर कायम हुई; कहाँ पर कौन जाति 

रहती है, वहाँ पर वह कहाँ से आकर आवाद हुई; किस स्थान में 

किन चीज़ों का व्यापार होता है; कहाँ कौन भाषा बोली जाती है, 

बहाँ वालों का धर्ममत क्या है--इत्यादि सारी ज्ञातव्य बातों का 

इसमें समावेश हो गया है । जा खान महत्व-पूर्ण हैं उनका भी वर्णन 

क्रिया गया है । पुस्तक के अन्त में मध्यप्रदेश की रियासतों का भी 

वर्णन कर दिया गया है। सै बात की बात यह है कि मध्यप्रदेश से 

सम्बन्ध रखनेवाली कोई भी ऐतिहासिक बात छूटने नहीं पाई । प्रष्ठ- 

संख्या सवा तीन सा से ऊपर है | ऐसी भरच्छी सजिल्द पुस्तक का 

सूल्य सिफ १॥॥ ) एक रुपया वारह आने | 


। मिलने का पता-- 
“मैनेजर; इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 


छू 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। 
क्‍ 
| 
| 


